साहित्यिकों से 


५2 


धिनोबा 


अखिल भारत सव-सेवा-संघ-प्रकाशन 
._ राजघाठ, काशी 


प्रकाशक : 
अ० वा० सहसबुड्धे, 

मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, 
वर्धा (म० प्र०) 


पहली बार : १०,००० 
अगस्त, १६९५५ 
सलय ४ आठ आना 


मु द्रक । 
विद्यामन्दिर प्रेस [लि ०. 
मानमन्दिर, बन, रस 


हिन्दी साहित्यिकों की अपील 


आचार्य सन्त श्री विनोबा भावे ने जो सर्वोदिय-यात्रा झ्रारम्भ की है, वह उसी 
अहिसक ऋत्ति का स्वाभाविक प्रसार है, जिसका सूत्रपात गांधी जी ने किया था, 
तथा जिसके द्वारा हमारा देश राजनतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हुआ । 
किन्तु नूतन समाज की रचना किस प्रकार से हो, यह समस्या देश के साबन 
अब भी अपना समाधान खोज रही है । समता और सामाजिक न्याय, इस भावी 
समाज के लक्ष्य हें, किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि हम हिंसक साधनों का 
आश्रय लेते हैं, तो हमारी वह अहिसक परम्परा विनष्ट हो जायगी, जो हमें गांधी 
जी से मिली है तथा जो भारत की सनातन संस्क्रति का सार है । इसके विपरीत, 
यदि हम' अपना मार्ग निश्चित रूप से निर्धारित करके उस पर अविलम्ब ही 
उत्साह से चलना आरम्भ नहीं करते हैं, तो हम अपनी निष्क्रियता और असाव- 
धानता के फलस्वरूप हिसा के आावत्तों में भी ग्रस्त हो जा सकते है । एसी स्थिति 
में विशोबा जी ने जो प्रयास आरम्भ किया है, उसे हम आशा और उत्साह से 
देखते हे तया हमें लगता है कि यही वह मागं हे जिसे हमें तुरन्त अपना लेना 
चाहिए, जिसमें से आवद्यकतानुसार हमे नये-नये मार्ग मिलते जायेंगे । 


अतएव हमारी प्रार्थना है कि देश की जनता बिनोबाजी के महान प्रयास में 
हादिक और सक्तिय सहयोग प्रदान करे, जिससे अहिसक क्रान्ति की सभी मंजिलें 
हम शान्तिपूर्वक. तय कर सकें, तथा जिस प्रकार हमने अहिंसक उपायों के द्वारा 
अपनी राजनतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके सभ्यता के सामने एक नया आदर्श रखा 
है, उसी प्रकार समत्त्व और सामाजिक न्याय पर आधारित नये समाज की रचना 
करके हम विदव को यह भी बतला सकते हू कि जिस समत्व की स्थापना के लिए 
रक्‍्तपात की प्रक्रिया आवश्यक समझी जाती है, उसकी उपलब्धि हम शान्ति, 
प्रेम भौर अहिसा से भी कर सकते हे और यही मार्ग अधिक मानवीय और श्रेप्ठ है । 


विशेषत: अपन पत्रकार बन्धुओों से हमारी प्रार्थना है कि वे लेखों, संवादों और 
टिप्पणियों आदि के द्वारा देश में वह वातावरण उत्पन्न करन में सहायक हों, जो 
इस अहिसक क्रान्ति की प्रगति और सफलता के लिए आवश्यक हें । 


बिनीत 
मैथिलीशरण भुप्त सियारामदरण/ईत्त 
महादेवी वर्मा कक पर नलाल वर्मा 
रामधारी सिंह दिनकर गंगाप्रसाद पण्डे 


राय जृष्णदास बाबा राज्नवदास 


के क 
अनवन्‍यानकाधक 0 कु ाामाआामका, 


१. 
- साहित्यिक का लक्षण : प्रेम-भरा दिल 
 भूदान यात्रा का आमंत्रण 

- साहित्यिक का मूलगुण : सचाई 


शीए छ्<्‌ कि दर 


लि 


छ. 


जेचनुक्रम 


वागीश्वर वारदान दें 


साहित्यिक : ईदवर से भी ऊँचा 
साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ; 
हृदय से हृदय- जोड़िये 


८. साहित्यिकों के पोषण का प्रइन 


९, 
१०, 
११. 


दगध वारुमय और विदग्ध वारुमय 

सत्य ही सच्चा साहित्य-रस 

प्रदनोत्तर : ह 

(१) साहित्य में श्रृंगार की मर्यादा 

(२) भूदान और साहित्यकार 

(२) साहित्यसेवी महिलाएँ और सेवाकार्य 
(४) साहित्य के जरिये जीविकोपाज॑न 
(५) दक्षिण की एक भाषा सीखिये 

(६) भूमिऋ्रान्ति की मूर्ति 

(७) 'दान' शहद क्यों ? - 


८ 
प्त्८ 
प्र 
९० 


धर 
६३ 


११ 

१६ 

२६ 
। 
| हे 
७२ 
७८ 
ण्र 
८७०--६९४ 


वागीश्वर वाग्दान दें हे 

आप सब लोग साहित्यिकों के तौर पर यहाँ आय हूँ । यद्यपि 
मुझे साहित्य से प्रेम है, तंथापि मेरी गिनती साहित्यिकों में नहीं । 
कितु साहित्य का जो अर्थ में समझा हूँ, वह आपको बता दंता हूँ । 

'साहित्य' शब्द ही यह बतलाता ह कि वह निरपेक्ष वस्तु 
नहीं है,। जह..किसी के सहित जाने वाली चीज है। साहित्य तो 
जीवननिष्ठा के प्रकाशनाथ होता. हैं). जीवननिष्ठा और साहित्य, 
दोतों एैकरूप होने चाहिए ।. वाणी और अथ.की उपमा. कालिदास ने 
पार्वेती और परमेश्वर से दी ह । अंथ याने जीवन और वाणी याने 
साहित्य । ये दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते | वाणी के. 
कारण जीवन की प्रभा' फलती हू । उनका संबंध सूथ और किरण 
जसा है। दोनों अभिन्न हें, फिर. भी प्रचारक का. काम किरण 
ही करती हू । साहित्य जींब॑त क्री प्रंभा के रूप में प्रकट होता है । 

राष्ट्र के साथ-साथ साहित्य भी उन्नति 'या अवनति करता 
हैँ । उसी प्रकार साहित्य जीवन को भी उन्नत या अवनत कर 
सकता है । जीवन और साहित्य को उचन्चत करनेवाले दो प्रकार 
के उदाहरण हम लोगों ने देखे हें । पहले प्रकार का उदाहरण 
गांधीजी. का हू । गांधीजी' वसे. कोई साहित्यिक नहीं/धाने जाते थे, 
फिर भी उनके प्रभाव के कारण हिन्दुस्तान की हर बैाषा का साहित्य 
उन्नत हुआ हूँ । द 


२ साहित्यिकों से 


दूसरे प्रकार का उदाहरण हें, रवीन्द्रनाथ ठाकुर का। उनकी 
सदभावना और विश्ववृत्ति के कारण समाज ऊँचा चढ़ा हू । कवि 
जब महात्मा होते हैं, तब उनका असर जीवन पर पड़ता हू । 


साहित्य और सत्य एकत्र 

कुछ ऐस भी उदाहरण हें, जहाँ साहित्य और सत्य दोनों, एकत्र 
दीख पड़ते हें; जैसे मह॒षि व्यास । वे शब्द-निष्णात भी थे, 
व्यवहारवेत्ता भी थे, कमंयोगी भी थे और समाज पर जब कभी आपत्ति 
आ जाती थी, तो वहाँ भी हाजिर हो जात थे। इस प्रकारक दूसर 
भी कुछ उदाहरण मिल सकते हें । शंकराचार्य वेस ही थे । उन्होंने 
कई प्रकार के ग्रंथ लिख । उनमें से कुछ तत्त्वज्ञान क हूँ, कुछ 
आम जनता के लिए हें तथा कुछ भक्ति-पूर्ण हें । शंकर एक महान्‌ 
कमंयोगी भी थे। 
रास और वाल्मीकि 

लेकिन एक ही व्यक्ति में दोनों गुण एकत्र हों, यह एक विशेष 
ईद्वरीय प्रसाद हें । आम तौर पर एक ही गुण वाले लोग अधिक 
होते हें । ये यदि एक-दूसर के पोषक हों तो वह बहुत बड़ी बात होगी । 
बाल्मीकि' ने रामायण लिखी । रामचन्द्र न होते तो वाल्मीकि न 

-होते, और वाल्मीकि न होते तो रामचन्द्र न होते । 

महान प्रभावशाली दाद 

आपसे में आशा यह करता हूँ कि आप ऐसे शब्द-प्रयोग कीजिये 
कि जो पावन ह मंगल हों, शान्तिदायी हों, जिनसे समाज को तुष्टि 
अ्सेर पुष्टि भी*मिल । आप सोचेंगे तो आपके ध्यान में यह चीज़ आ 


वागीश्वर वारदान दें ३ 


जायेगी कि जो आदमी तपस्वी नहीं हे, चिन्तनशील नहीं है, उसके 
हृदय में महान्‌ शब्द स्फुरित ही नहीं होते । ऋषि भले ही बड़ा 
कर्योगी न हो, तथापि यदि वह जीवन-निष्ठ होगा, तो उसके शब्द 
प्रेरणा देंगे। कभी-कभी सामान्य लोगों को भी महान्‌ शब्द स्कुरते 
हैं, लेकिन वे उनके हृदय में टिकत नहीं हें । १र ऋषियों के मुखर से 
प्रेरित शब्दों की गंगोत्तरी होती ह' । उससे गंगा बनती हूं । सामान्य 
लोगों का छोटा-सा झरना मात्र रह जाता है । 
सोहाद पूर्ण शब्द 

हूम तो यह चाहते हूं कि सारा समाज सौहांदं से भरा हो । मेरा 
काम तो उसमें निर्ित्तमात्र हें ।समाज में तरह-तरह क भेदहें। 
लेकिन लोगों में अगर सौहाद होगा तो उससे विविधता में भी एक 
सुरीला संगीत पदा होगा । में भंदों के विरुद्ध तो प्रचार कर रहा 
हूँ, लेकिन विविधता को मिटाना नहीं चाहता । विव्रिधता अगर मिट 
जाय, तो जीवन ही नीरस बन जायगा | में वर्ग-विरोध', 'संघंष' 
आदि शब्दों से कुछ अलग तरह के शब्द निकाल रहा हूँ । परमेश्वर 
ने जो पंचमहाभूत, पंचतत्त्व बनाय हें, उन्हें में एक समझता हूँ । 
उनमें मुझे कोई वर्ग नहीं दीखता । 
भदान शब्द... 

मुझे सौहादं की खोज में .“'भूदान' शब्द हाथ लगा है, और वह. 
अच्छा चल रहा हू । अभी एक भाई ने कहा कि 'भदान!_ से हरएक 
दिल में सहानभूति पदा होती हूं । परमेश्वर की कर्ज से मुझे शब्द 
ही ऐसा मिल गया कि जो बहुतों को समान भूमिका भर ला सका हे । 
उससे शान्तिवादी और क्रान्तिवादी, दोनों प्रकारन्क दोंग इकट्ठे हो 


ड़ ' साहित्यिकों से ' 


रहे हैं । जहाँ काली - जमुना और शुत्त्र गंगा एकत्र होती हे, वहीं 
प्रयाग का संगम होता हैं । भूदान-यज्ञ भी प्रयाग के समान संगमात्मक 
कार्यक्रम बन रहा हैं । उसमें प्राचीन सभ्यता औरअर्वाचीन सभ्यता 
का भी संगम है... 

में आपसे कह रंहा हूँ किआप मुझे इस क[म में मदद दीजिये। 
आपमें से किसी के पास अगर थोड़ी भी जमीन हो, तो उसमें से कुछ 
हिस्सा मुझे दीजिये । में तो लेने, को निकला हूं | यह सारा नया 
सिलसिला है । आज जब कि हम आम तौर पर लेने की बातें सुनते हूं, 
एसे वक्‍त में देने को बातें सुना रहा हू । 
वाग्दान दीजिये 

ः मेंने, विदर्भ साहिंत्य-सम्मेलन' को संदेशा दिया' था कि आप मुझे 

धवाप्दान' दीजिये | वही माँग में आपसे कर रहा हूँ। राष्ट्रकवि 
मेथिलीशरणजी .ने भूदान के बारे में शक्तिशाली शब्दों का प्रयोग 
किया है. । मेरी.इस अपील के कारण और भी कई सहृदय कविथों को 
स्फूति. मिली हूं । 

एक कवि' जब कहता ह : “भूमि-दान-पज्ञ हम सफल बनायंंग 
तो इसका असर लोगों पर बहुत ही' गहरा पड़ता'ह । लोग जब यह ' 
गाते हें, तब स्पष्ट पता चलता हू कि अब नवीन यूग का उदय हो रहा हू । 
.जग़ातवाल शब्द 

कुछ लोग सूर्योदय के क़ारण जागते हें । कुछ लोग चिड़ियों के 
गाने से जाए हैं । उसी प्रकार लोगों को जगाने की . शक्ति वाणी 


में, साहित्य में, सारस्वत में ह । उस शक्ति का उपयोग में आपसे इस 
काम के लिए,चाद्वता. हूं । 


वागीश्वर वाग्दान दें प्र 


में कमजोर ओजार हूँ 


मेने यह काम नम्नतापूर्वक शुरू किया हे । में यह नहीं मानता कि 
इस काम क लिए मुझसे अधिक शक्तिशाली वाहन दुनिया में नहीं हे । 
लेकिन ईश्वर की योजना कुछ एसी विचित्र और नाटकीरय हे कि 
उसने क्ृष्णावतार में गोपालों से काम लिया, रामावतार में वानरों 
से काम लिया। उसी प्रकार वह मुझ. जसे तुच्छ- लोगों से काम ले 
रहा है । वही मुझे शब्द-शक्ति आदि देगा । मुझे इस बात का बहुत 

नह कि में इस कार्म के लिए बड़ा कमजोर औजार हूँ । 
निरहंकांर बनने को कोशिश ह 
यह नहीं मानता कि में अप्रनी योंग्यता बदल सकेगा । गधा 

अगर चोड़ा ब्ननां चांहे, तो भी वह घोंडा बन नहीं सकता । लेकिन 
एक बात॑ में जानता हूँ कि अगर हम अहंकार छोड़ दें तो हमारी 
नाचीज' वस्तुं भी शक्तिशाली बन जायगी । अगर हम अहंकारशून्य- 
बाँस की पोली नली की तरह--बन गये, तो परमेश्वर हमें लंगा और 
हमारी मुरली बना कर- उसे बजायेगा; यद्यपि निरहंकार बनना भी 
आसान काम नहीं है । लेकिन शक्तिशाली बनने की अपेक्षा वह कम 
मुश्किल हे । मेंने इसलिए तय किया हु कि. अहंकार को छोड़कर 
सवकी परमेश्वर समझ कर उनसे माँगूँगा । 

में वाग्वीरों से वाग्दान की माँग करता हूँ । 


साहित्यिक का लक्षण : प्रेममरा दिल :२: 


चिंतन की एक शक्ति होती हं, जो आत्मा की गहराई में जाकर 
विश्व की सुक्ष्मता में प्रवेश कर के जीवन के सिद्धान्तों का शोध 
करती हू । इस चिंतन-शक्ति के अभाव में समाज लूला बन जायगा, 
प्रगति रुक जायगी । भौतिक, वेज्ञानिक संशोधनों के लिए जिस प्रकार 
एकान्तर्नचितन की आवश्यकता होती हें, उसी प्रकार मनोवज्ञानिक 
संशोधनों के लिए भी एकान्त-सेवन करना पड़ता हूं । ऐसे एकांत से 
भी, जो ब्रह्म होते हें, वे संसार को जीवन क तत्त्वज्ञान का चित- 
नात्मक सार देते हैं, जिसमें जीवन की- समस्याओं का हल रहता हे । 
समाज-संवक : राजषि 


दूसरी शक्ति सेवा की होती हे । ब्रह्म्षियों द्वारा प्राप्त चितन- 
शक्ति के आधार पर समाज-सेवक लोक-सेवा में रत रहते हें, जिन्हें 
'राजि' कहते हें । ऐसे सेवा करनेवाले संवक समाज में न रहें, तो 
समाज का न कवल एक अंग क्षीण हो जायगा, बल्कि सारा समाज 
“शुष्क हो जायगा । 
इस द्रर्हूं की समाज-सेवा करनवाले विचारक समाज में आवाज 
बुलन्द करत हे। आन्दोलन की जरूरत हो तो आन्दोलन खड़ा करत 
हें । संघटन की जरूरत हो तो संगठन बनाते हें और अगर कभी 
लोगों की इच्छा से भत्ता भी ग्रहण करनी पड़े, तो वसा भी करते हैं । 


साहित्यिक का लक्षण : प्रेममरा दिल ७ 


सत्ता ग्रहण करनेवाले ये लोग कंवल. सेंवापरायण होढे हैं । उनका 
कोई निजी स्वाथ नहीं होता । इधर ब्रह्मषियों से वे विचार लेते 
' हैं, उघर समाज-सेवा के क्षेत्र में उन पर अमल करते हूँ । पुरानी 
परिभाषा में उन्हें 'राजधि' कहते हैँ । ज्ञानपृवंक, लोकरंजन॑ करते 
हुए लोक-सेवा में लगे हुए ये राजषि भी समाज की एक बड़ी शक्ति हें । 


निर्विकार, कुशल साहित्यिक : दंवर्षि 

तीसरी शक्ति साहित्य की हूँ । जिन विचारों का ज्ञानियों को 
अनुभव होत+हे और जो आत्मा की गहराई में सिद्ध हो चुक होते हें, 
उन विचारों को ऐसे चूने हुए शब्दों में वे ज्ञानी प्रकट करत हूं । 
लोक-स्नाणी में लोग उन्हें ग्रहण कर सक, इसमें विचार को तो पह- 
चानना पड़ता ही है, लेकिन उस विचार को वाणी का पहनाव पहनाना 
पड़ता हैं । वरना उचित शब्दों के अभाव में, प्रकाश के बजाय: 
 अप्रकाश भी हो सकता है । विचार तो अंतर की गहराई में होता 
है । जब उसे प्रकट करने जात हैं, तब किसी एक शब्द का सहारा 
लेना पड़ता है । तब कुछ न्यूनता रहने का भाव होता हू | दूसरा 
शब्द इस्तेमाल करे तो कुछ अतिरिक्त भाव भी प्रकट हो सकता है । 
दोनों का प्रयोग करें तो कोई विपरीत भाव भी प्रकट हो सकता है । 
इसलिए एक-एक दाब्द क बारे में विवेक रखना पड़ता हूं, ताकि न 
न्यून-भाव प्रकट हो, न अतिरिक्त भाव, न विपरीत भाव | इन' 
त्रिविध दोषों को टालकर विचार ठीक ज॑ंसे का ही 5 प्रकट कर 
सकना चाहिए । यह तीसरी शक्ति (जनता के हृक्थों तक विचार 
पहुँचाने की कुशलता की शक्ति) जिनमें होती हैः उन्हें 'दंवषि 
कहत ह॑ । 


द साहित्यिकों . से 


' ब्रह्मषियों की मिसाल देनी हो तो हम वशिष्ठ-याज्ञवल्क्य के. 
नाम ले सकते हें। देवर्षियों में नारद प्रसिद्ध ही हँ। राजषियों में 
जनक महाराज सुप्रसिद्ध हें, जो निरंतर जन-संवा में लगे रहते थे। 
यहे जरूरी नहीं हे कि ऐसे लोग राजा ही हों । वे लोगों को सेवा में 
लीन हें, इतना काफी हैं । 
साहित्यकारों की साधना का पथ 


इस तरह साहित्यकारों को लोक-हृदय के अनुकूल परिपूर्ण शब्द 
प्रकट करने को कुशलता साधनी चाहिए, अर्थात्‌ सम्यूक, मधुर ओर 
कुशल, तोनों तरह की वाणी बोलना, जिसमें न्यून, अतिरिदत और 
विपरीत भाव न हों, एक महान्‌ साधना है, जो उसीको सधती हू जिसे 
अपना निज का कोई विकार न हो । जो निज का विकार रखता 
हो, वह इस तरह की सम्यक्‌ वाणी नहीं प्रकट कर सकता । थर्मा- 
मीटर को खुद का बुखार नहीं होता, इसलिए बह दूसरों का बुखार 
नाप सकता हूं । जिसको-खुद का बुखार होता है, वह दूसरे का बुखार 
नहों नाप सकता । इसी तरह जिसे खुद का कोई विकार न हो, वही 
दूसरों के लिए सम्यक्‌ वाणी दें सकता हूं । जिसको खुद का विकार 
हो, वह निविकार विचार दें नहीं सकता । 
तीन ऋषियों क तीन महान लक्षण 

नारद सबसे मिलते थे। देव, दानव, मानव, सब लोगों में हो 
आंते थे +-वो यह जो दिव्य-दक्तिं वाक-प्रचार की हे, वह उसीको 
सधती हुं, जिज्चक पास उत्तम भक्ति हो । जसे, ब्रह्म का लंक्षेंग 
चितन शक्ति हू, राजषि का लक्षण उसकी निरहंकार संवा-भावत् 
है, वसे ही के का लक्षण ह--सबक लिए प्रम से भरा हुआ दिल। 


साहित्यिक का लक्षण : प्रेमभरा 'दिल ' & 


सबक विचारों को परखन के. लिए बुद्धि की तटस्थता, वाणी की 
निविकारता और अपने बारे में त्तिरहंकारिता जरूरी हु । जहाँ सूक्ष्म 
बद्धि से मनन करके वाणी का उपयोग किया जाता हू, वहाँ सब तरह 
की शोभा, ऐश्बय, वेभव, सौंदय और आनन्द की वृद्धि होती, हू । 


सहित्य की शक्ति का स्रोत 


: कितु जिस देश में लोग असम्यंक वाणी प्रकर्ट करते हैँ, जो जी 
में जाया लिख डालते हें, और चूँकि संपादक बने हैं, इसलिए किसी 
भी तरह का क्यों न हो शीघ्र प्रकाशन पसंद करते हें; सारांश, किसी 
भी तरह कालंम भरने की जिम्मेवारी पूरी कर देना पर्याप्त समझत 
हैं, सझय और स्थान की कोई भी पाबंदी महसूस नहीं करते, जिस दंश 
में इस तरंह वाणी का दुँखपयोग होता है, उस दुश में लक्ष्मी स्वप्नवत्‌ 
रहंनेवाली हूँ । अंगर आपको मनन करने के लिए अवसर नहीं मिलता 
हैं, तो एक कालम कोरा रखा जा सकता हे । यह तो मेने सहज ही 
कहां । में जानता हूँ कि हिंदुस्तान के अखबारवाले कुल मिलाकर 
काफी विवेकी हें। हिन्दुस्तान की तालीम॑ की सतह ध्यान में रखते 
हुए यही कहना होगा कि हमारे अखबारवांल काफी संयम रखते हूं । 
संयम तो हमारी संस्कृति में ही पड़ा ह। रघवंश में बताया 
हू कि सत्ययुक्त और मनन-युक्‍त वाणी, जो नित्य मधुर, लोक-सुलभ, 
लोक-ग्राही हो, तो उससे एक बड़ी भारी शक्ति प्रकट हो सकती हे । 

हमार यहाँ के साहित्य में जो सदविचार जिस हा प्रकट हुआ 
है, उस तरह शायद ही दूसरी जगह हुओ हो । इस ई ही में ब्रह्म-विचार 
का मनन हुआ । इस दंश में जनक और अशोक भैसे महान्‌ सेवक 
हुए, इस देश में व्यास, वाल्मीकि और शुक जसे*अध्लितीय कवि अंब्वेर 


१० साहित्यिकों से 


विचारक निर्मित हुए और उनकी परंपरा यहाँ चली । उनका संदंक्ष 
अनेक भाषाओं में प्रकट हुआ । एक बहुत बड़ा आदश हमार सामने 
उन्होंने रखा । 
साहित्यिकों से निवेदन 

आज हमारे सामने जो समस्याएँ हें, वे छोटी नहीं हें, और हमारे 
दोश को जो मौका मिला हूं, वह भी छोटा नहीं हूं । हमारे देश ने 
एक दूसरे ढंग से आजादी हासिल की हे, इसलिए सारी दुनिया को 
इस देश से एक विशेष आशा हैं । उसका खयाल रखुकर अगर यहाँ 
के साहित्यिक चिंतन करेंगे, तो वे बहुत बड़ी संवा कर सकगे। इस' 
जमानें में भी हमार देश ने अर्रविद घोष जंसे ब्रह्मषि, रवि ठाकुर जसे 
देवषि, और ग़ांधीजी जंसे राजषि पदा किये। एस महान्‌ आदश 
हमारे सामने उपस्थित हें। उन सबको ध्यान में रखकर जिस तरह 
देश की शोभा बढ़े, ऐसी साहित्य-सेवा हमार साहित्यिक करेंगे, एंसो 
में आद्या करता हूँ । में इस विषय को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता । 
बहुत बड़ी शक्ति हमार पास ह, क्षेत्र भी उतना ही बड़ा हू । हमार 
अंदर आत्मा हू, बाहर यह सारा विश्व रूप ह । देहरी द्वार को तरह 
वाणी दोनों के बीच खड़ी हु, उस पुल की तरह, जो नदी क दोनों 
किनारों को जोड़ता हें । इसलिए अगर हम वाणी ठीक प्रकट 
' करत हैं, तो उस वाणी से सारी दुनिया को सजाते हें, सारी दुनिया को 
प्रकाशित ऋरते हैं, सारी दुनिया की सेवा करते हें । इसलिए हमें एंग्ी 
ही शक्ति संग्रं७ करनी चाहिए । 


काशी विद्यापीठ 
० १३-७-५२// 


भूदान-यात्रा का आमत्रण ह कहे 

में अपने को साहित्यिक नहीं मानता । वसे साहित्य क॑ लिए 
मेरे मन में प्रेम हे, और परमेश्वर ने मुझे हिन्दुस्तान की सब भाषाओं 
के और प्राचीन भाषाओं के साहित्य से परिचय प्राप्त करने का अवसर 
दिया हूँ । में यहु तो नहीं कह सकता कि मेंने गहराई से अध्ययन किया 
है, परन्ु आत्म-संतोष के लिए मेंने अपना काम करते-करते कुछ अध्य- 
यन किया हैं, क्योंकि मेरा जीवन कर्म-रत रहा हे । वेदों से लेकर आज 
तक का जो विचार-प्रवाह है, उससे शब्द के खयाल से नहीं, विचारों के 
खयाल से में परिचित हूँ ॥ उस विचारधारा में जो अच्छाइयाँ हें, 
उनके प्रति मेरा प्रेम हे । पश्चिम का साहित्य भी मेंने देखा हे । 
दो प्रकार का साहित्य 

में साहित्यिक नहीं हूँ । आपके सामने यह व्याख्यान भी कार्यवश 
दे रहा हूँ । यह व्याख्यान कंवल अहेतुक नहीं है, उसके पीछे हेतु ह॑ । 
संभव हूं कि साहित्य हेतु-युक्त हो भी सकता ह और नहीं भी हो सकता 
हैं । भगवद्गीता ने दो प्रकार के साहित्य का जिक्र किया हूं । एक 
तो वह कि स्फूर्ति हुई और उनक मुख से सृकतों द्वारा वेद प्रकट हुआ 7 
और दूसरा वह साहित्य, जो हेतु-युक्‍त होता है । 
साहित्यिक दंवर्षि हें 

मेरा दावा साहित्यिक होने का नहीं है, परन्तु में जो बोलता हूँ 
और करता हूँ, उसमें सदिच्छा और सद्भाव रैहताहै । इसलिए 


१ ..._-.. साहित्यिकों से 


उसको अच्छे-साहित्य में गिनती हो सकती हू । साहित्यिकों से मेरा 
प्रेम रहा हे, और उनकी मुझ पर कृपा भी रही हू । में उनकी कदर 


करता हूँ । में मानता हूँ कि सामाजिक जीवन में उनका स्थान ऊचा 
हैं, इसलिए मेन साहित्यिकों को “देवर्षि” कहा हु । ऋषि तीन प्रकार 
के हीते हें: ब्रह्मषि, राजषि और दंवर्षि। जो तत्त्व-चितन' में 
मस्न रहते हैं, जीवन की गहराई में पठते हें, उन्हें ब्रह्म कहा जाता 
हु । ब्रह्म॑षि' के चितन को 'राज्षि' व्यवहार में लाते हे, और देवषि' 
उसका गांयन केरते हें । नारद देवषि. थे । 

सहंज प्रेरणा 

- साहित्य आत्महेतु के लिए होता हे, परमेश्वर के लिए होता 
है, और अहेतुक भी होता हैं। कुल मिलाकर साहित्यिकों से 
बोले बगर, लिखे बग़र रहा नहीं जाता । उन्हें सहज प्रेरणा होती है, 
अन्तःस्फूर्ति होती है, जंसे, गंगा सहज' बहती हे, सूरज सहज प्रकाश , 
देता है । सूरज को उसका भान नहीं होता ह कि में प्रकाश दे रहां | 
हूँ । उसी तरह दंबर्षि स्वाभाविक रूप से बोलेंगे, रोयेंगे । हंतु-पूवेक 
बोलेंगे तो भी गायेंगे | साधह्त्यिकों का स्थान बहुत ही ऊँचा हें। 

भगवद्गीता' का मतलब हं--भगवान्‌ की गायी हुई चीज । इसलिए 
साहित्यिकों का जीवन में विशेष स्थीन हू । ,.. .' 
अज्ञात दर्वाष | 

इस जमाने में भी ऐसे देवषि हुए हें । रंवीन्द्रनाथ ठाकुर देवषि 

थे। जो इडढ होत हें, प्रसिद्ध होते हें, वे ही अच्छे और उत्तम साहित्यिक 
होते हैं, ऐसी बं'त नहीं हु । वे तो अच्छे हूँ ही, परन्तु उनसे भी बढ़कर 
वे हो सकते हें, जिन्हें लोग जानते नहीं । 'सूरज' की सात प्रकार को 
क्िरणें हम जाति. हैं; परन्तु जो अल्ट्रावायोलेट और इंफ्रारेड-जसी 


भूदान-यात्रा का आमंत्रण "१३ 


किरणें होती हूं, उन्हें हम दंख नहीं सकते, परन्तु उनका लाभ मिलता 
हूं । इस तरह जो सूर्य-किरणें प्रकट'होती हैँ, उनसे भी वे किरणें अधिक 
उपकारक होती हें, जो प्रकट नहीं होतीं । इसलिए दुनिया को जिनकी 
पहचान हुई हे वे उतने -महान्‌ नहीं थे, जितने 'महान्‌ वे थे, जिनकी 
दुनिया को पहचान नहीं हुई । भगवान्‌ बुद्ध, ईसा आदि महान्‌ व्यक्तियों 
की महिमा दुनिया गाती ह । वे महान्‌ थे, इसमें कोई शक नहीं 
हैं। १रन्‍्तु उनके भी कोई गुरु थे, जिनके नाम सिफ वे ही जानते हें, 
दुनिया नहीं जानती । इसलिए हम उनकी योग्यता नहीं नाप सकते, 
क्योंकि हम उन्नको जानते नहीं । लेकिन, वे हो गये । उनके संकल्प 
में ऐसे शक्ति थी कि उप्त्से काम हो गये। कभी-कभी वे अव्यक्त 
रूप से, हमें प्रेरणा देते हें, और हमको वंग- मिलता है । किनसे वेग 
मिलता हू, हमें मालूम नहीं होता; क्योंकि वें अव्यक्त रूप से काम करते 
हैं दुनियां में वें ही अधिक महांत्‌ और उच्च कोटि के हैं ।. 


बविनन्‍्या न पत्थर फोडां 


. मुझे बचपन का एक किस्सा याद आता हूं । हमारे घर में पत्थर 
फोड़ने का काम चल रहा था | में काम देखने जाता था । कभी-कभी 
में कहता. था कि में भी फोड़ना चाहता हूँ । तो वे लोग मुझे ऐसा 

पत्थर फोड़ने के लिए देते थे कि जो टूटने की तेयारी में होता था १ 

में ज्योंही, अपनी छोटी-सी हथौड़ी से उसपर आघात करता था, त्योंही. 

हु टूट जाता था। तब सब लोग कहते थे कि “विन्या ने पत्थर 

फोड़ा .। उसी तरह दुनिया में वे लोग होते हैं, जिनकी नोम दुनिया 
जानती हूं, लेकिन जिनको दुनिया जानती नहीं, वे॥सूक्ष्म अवस्था में 
रहते हँ.। चिन्तन-मनन करना और. उसके अनुसा३ जीवन बताना 


श्ड ् साहित्यिकों से 


यही उनका काम होता है । उनको महत्ता को हम पहचानते नहीं, 
परन्तु वे विचार को उतनी दूर तक लाते हें कि जिसके आधार पर 
दुनिया में आगे कोई उस विचार को प्रसिद्ध करता हे । शंकराचार्य 
का नाम दुनिया लेती हँ । दुनिया उनको बड़ा अद्वंतवादी मानती हुं, 
परन्तु अद्वत में तो वे बच्चे थे। उनके पहले कितने महान्‌ अद्गतवादी 
हुए थे, जिनका नाम नहीं हुआ । नाम शंकराचार्य का हुआ, क्‍योंकि 
वे अपनी छोटी-सी हथौड़ी से पत्थर फोड़ने वाले “विन्या” के जैसे थे 
बुनियाद के पत्थर 


तुलसीदासजी ने रामायण में लक्ष्मण का वर्णन किया ह-“#घुपति 
कोरति - विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका । | रघुपति को 
जो विमल पताका दीख रही हूं, उसके आधार स्वरूप लक्ष्मण थे। 
हम कहते हूँ “झंडा ऊँचा रह हमारा ।” कोई यह नहीं कहता “डंडा 
ऊँचा रह हमारा ।” परन्तु डंडे के बिना झंडा ऊँचा नहीं रह सकता। 
नाम तो झंडे का ही होता हूं, डंडे का नहीं। लक्ष्मण डंडे के 
समान खड़ा था, कभी झुका नहीं । तुलसीदास जी ने उसके यश की 
महिमा पहिचानी और प्रकट की । स्वयं लक्ष्मण ही कबूल नहीं करेंगे 
कि वे रामजी से बढ़कर थे, लेकिन रामजी उन्हें वसा मानते थे। 
रामजी कहंते थे कि अगर तू नहीं होता तो मेरा क्‍या होता। 
« जिस समय लक्ष्मण को बाण लगा, उस समय रामजी यह कहकर रोपे 
कि अब मेरा क्या होगा ! सारी लीला उन्हींकी थी । लक्ष्मण भी 
उनको लीला का ही भाग था । इसलिए वह तुलना यहाँ पर लाग्‌ 
नहीं होती, परईतु ऐसी मिसालें देखने को मिलती हे । बुनियाद को 
कोई नहीं देखतृ” हे । सब ऊपर का मकान देखते हैं । परन्तु बुनियाद 


भूदान-यात्रा का श्रासंत्रण १५ 


के पत्थरों की अपनी महिमा होती हू । “फिर भी कोई यहं नहीं कहता 
है कि इस मकान की बुनियाद कितनी अच्छी हू । हाँ, कोई 
मकान पाँच सौ साल का पुराना हो तो शायद लोग उसकी बनियाद 
को ओर ध्यान देंगे । लेकिन आज तो ऊपर की चीजें ही देखी जाती 
हैं । जिनके नाम हम जानत॑ हू, वे जुगुनू हें, वे जुगुन के जसे होते हें 
और जिनके नाम हम नहीं जानते हूं वे ज्योति जंसे होते हे । मेने 
रखीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम लिया था। परन्तु कई महान्‌ व्यक्ति 
एस होंगे जो अनामिक रह गये । 

भठ्य कल्पना " 

“विष्णु-सहखनाम” में भगवान्‌ के सब नाम एकत्र करके एक 
भव्य कल्पना की सृष्टि हुई हू । वह एक बड़ा अद्भृत ग्रंथ ह । उसमें 
भगवान्‌ क लिए इस प्रकार क दो शब्द आय हं--“शब्दातिग: दब्दसह 
वह शब्द क उस पार होता हू, परन्तु शब्द को सहन करता हूं । 
जिन्होंने सूक्ष्म विचार किया, उनका यह अनुभव हे कि वाणी में न 
मालूम क्या-क्या प्रकट होता हू ! कभी-कभी विपरीत भी प्रकट 
होता ह । वाणी में सम्यक्‌ प्रकट होना कठिन हू । इसलिए उत्तम- 
से उत्तम साहित्यिकों की वाणी जो प्रकट हुई हं, वह भगवान्‌ ने सहन 
कर ली हूं। उससे कोई बात प्रकट नहीं हुई। फिर भी कु 
प्रकट हुआ । 
अन्त: प्ररणा: 


कालिदास ने अज-विलाप का जो वर्णन किया हल अं सुनकर हृदय 
गदुगद हो जाता हें, लेकिन किसी माँ का लड़का मछ॑जाता हूं तो माँ 
. ऐसी रोती हू कि दूसरों को रुलाती हु । आखिऋु कर्भैलदास ने क्या 


५८ साहित्यिकों से 


किया -? * इतना हीः किया -न “कि शब्दों द्वारा शोक प्रकट किया | 
लेकिन अगर उस माँ से लिखने के लिए कंहा जाय तो भी उससे लिखा 
नहीं जायगा । वह माँ यदि कीध है, उसक हाथ में हमन कलम रख 
दी और उससे कहा कि कुछ तो लिखो, अपना दुख नाहक न जाने दो 
तो भी वह उस समय नहीं लिख पायेगी, बाद में चाह लिख सक, जब 
वह उससे अलग हो जायगी । जिस भावना में हम होते हें, उसको प्रकट 
करने का प्रयत्न किया जाता है । जिनसे लिखे बग़र नहीं रहा जाता; 

ही साहित्यिक हूं । 

रामनताम का रस. 
हम आपको आज्ञा नेहीं दें सकते. कि आप भूदान के गीत *गायें। 


_ आपको जो सूझेगा, वही आप गायंगे ॥ हम आपस सिंफ इतना ही. कहेंगे 
कि आपके सामने जो कुछ हो रहा हूं, वह एक क्रान्ति का काम हूं.। 
हम तो ड्समें भगवान्‌ को एक खेल दंख रह हं। उसमे एंसे दुष्य 
'द्रीखते हें जिससे हमको तो स्फ़ूति होती हू ।. इस विषय पर आज तक 
हमारे कई व्यास्यान हुए, परन्तु हमारा इसमें रस कम नहीं होता हू, 
जैसे रामनाम लेने में कभी.कम नहीं होता हू, वसा ही रमणीय और 
कृमनीय यह विषय हमें मिला है । भगवान्‌ ने हमें जो वाक्शक्ति दी 
है उसको इसमें पूरा अवकाश मिलता हू । भगवान्‌ ने किसी एक.के 
हृदेय को ही यह धर्म दिया है, एसी बात नहीं हू । दुनिया में बुच् 
समानधर्मा होते हें और कुछ विशेषताएं भी होती हैँ । समान-धर्मियों 
में, आपमें._ किसी को अगर सहज स्फूति हुईं तो आप इस विषय की 
छुडिये । ' 
स्फति का प्रदना- ' ' है 
बापू ने जुत्रीन्क्र से प्राथना को थी कि वे जलियाँनवाला बाग-क 


२२: भूदान-यात्रा का आमंत्रण १७ 


हत्याकांड पर कुछ लिखें। उन्होंने कहा कि मुझे अभी स्फूर्ति चहीं 
हुई हें ऐसा हो सकता हे । उत्तम से उत्तम स्फूर्ति का विषय होने 
पर भी किसी का स्वभाव ऐसा हो सकता ह कि उसे वह छता नहीं । 
इसलिए हम यह नहीं कहेंगे कि आप साहित्यिकों का यह धर्म हु कि 
आप भदान पर लिखिये । परन्तु सहज स्फूर्त हो जाय तो यह एक 
लिखने लायक विषय हं, इतना ही हम कहना चाहत है। 

कुछ लोग कहते हें कि आपको तो ऊबड़-खाबड़ जमीन ही मिलती 
है । तों में जंवाब देता हूँ कि भगवान्‌ ने रुक्मिणी को स्वीकार किया, 
इसमें भ्रगवान्‌ की कोई विशेषता नहीं । उन्होंने कुब्जा को स्वीकार 
किया, इसीमें उनकी विशेषता हूं । इसलिए मुझे ऊबड़-खाबड़ जमीन 
मिलंतौ ह तो में उसे उवरा बनाऊंगा । मेने आश्रम में खेती का प्रयोग 
करते समय अपने साथियों से कहा था कि कुछ तों खराब जमीन लेकर 
प्रयोग करो, तभी देश की सेवा होगी । भूदान-यज्ञ में हम देख रहे 
हँ कि लोग किस तरह अपने जिगर के टुकड़े देते हें। कइयों ने 
दबरी के बेर अपंण किये हें। मेरे लिए यह सारा विषय 
स्फूति का है । 
समान-धर्मियीं स॑ प्रार्थना 

आपमें से जो समान-धर्मी होंगे उनसे में कहँगा कि आप इसका 
निरीक्षण कौजिय ओर दब्द में लाने का प्रयत्न करने की प्रेरणा हुई 
तो कीजिये । अगर इसमें कोई मल दीख पड़े तो इसे निर्मल बनाइये । 
विरोधी कल्पनाएँ भी प्रकट कीजिय । भटठी में !३०॥ पर स्वर्ण 
अपना गुण दिखाता है, इसलिए आपके मन में जोकुछ आये, उसे 
प्रकट कीजिये । 


श्दः साहित्यिकों से 


हमार सांथ घ॒मिय 
साहिंत्यिकों के साथ बातचीत करने का समय मिलता हूं तो 

मुझे बहुत खुशी होती ह॑ । साहित्यिकों में जितनी विविधता होतो 
हू उतनी और कहीं नहीं होती । जंसे, सुष्टि में हर प्राणी अपने- 
अपने ढंग का होता हूं, वसे ही साहित्यिकों की सृष्टि भी विचित्र होती 
है । हमारे देवता भी उसी तरह विचित्र होते हें । कोई तुलसी-दल 
से प्रसन्न होता हे तो कोई बिल्वपत्र से; कोई नंदी पर बठता हूं, कोई 
मोर पर, तो गणपति चुहं पर । आप साहित्यिकों का देव तो गणपति 
हूं । इसलिए आप भी किस चूहें पर बेठेंगे और आपका मन कहाँ 
लगेगा, कोई नहीं जानता । ही सकता हूँ कि आपको नंदी,. गरुड़, 
मोर आदि का आकर्षण न हो और चहं का ही आकर्षण हू। ।* फिर 
भी हम आपमसे प्रार्थेना करते हें कि आप कुछ दिन हमारे साथ घुमने 
के लिए आइये । आपको संगति से हमें भी आनंद होगा ।*“ 
पटना (बिहार) 

२३-१०- ५५ 


साहित्यिक का मूल गुण ः सचाई : ४: 


मुझे अच्छा लगा कि इस आन्दोलन में जो छिपी हुई स्फूर्ति हे, 
बह साहित्यिकों को स्वाभाविक ही मिली और हृदयंगम हुईं । सिया- 
रामशरणजी ने मेथिलीशरणजी की कविताओं का एक संग्रह मेरे पास 
भेजा हू । उन्होंने भूदान पर कुछ कविताएँ लिखीं हूँ । संग्रह मुझे 
अच्छा लगा । मेरी ऐसी कोई योजना नहीं थी कि साहित्यिकों को 
इकट्ठा करके कुछ कहूँ । जो पुण्य-कार्य हम कर रहें हें उसकी सुगंध 
तो फलती ही हू । सुग्रंध फलने पर भ्रमर तो आते ही हैं । उन्हें 
बुलाना नहीं पड़ता । रसिक भ्रमर सहज आते हें, इसलिए इस घिषय 
में में साहित्यिकों को बुलाना नहीं चाहता । में अपने को साहित्य- 
प्रेमी मानता हूँ । ऐसा इसलिए मानता हूँ कि दुनिया का बहुत कुछ 
साहित्य पढ़ने का मौका मुझे मिला हू, इसीलिए बहुत सारे साहित्य 
से परिचय हो गया । में साहित्यिक नहीं हूँ, पर साहित्य का 'रस 
ग्रहण करने की क्षमता परिस्थिति के कारण मुझमें पदा हुई हे । नतीजा 
यह हुआ कि मेर कुछ विचार बने हेँ और इसी लिए में साहित्यिकों को 
बार-बार बुलाकर तकलीफ नहीं देना चाहता। यह बात 
नहीं कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं । साहित्यिक सहज ही 
आह्ृष्ट हो सकते हें, प्रयत्त से नहीं । यही | साहित्यिकों की 
विशेषता है । 


२० साहित्यिकों से 


साहित्यिक सच्चा हो 
साहित्यिकों में कई गुण होते हैं, जिनसे वे परिपृर्ण होते हें । और 

कुछ गुण हो यान हो, मूलभूत गुण तो उनमें होना ही चाहिए, 
जिनके बिना वें साहित्यिक नहीं हो सकते वह हे--सचाई | 
साहित्यिक सच्चा होन। चाहिए । वह सच्चा सत्पुरुष हो या 
सच्चा दर्जन । सच्चा सत्पुरुष हो तो सोने में सुगंध आ जायगी। 
अगर दुजन हो तो सच्चा दुजंन हो, भीतर ओर बाहर से दुजन हो 
तब जीवन-शाला में शिक्षण प्‌ सकता हू । जीवन छुंसी शाला हु 
जिस पर चलते ही जाओ, चाह सीधे रास्ते पर चलो या काँट के रास्ते 
पर । अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, यही खबी हूं । सन्मा्ग पद्द चलो 
या कुमार पर, साहित्य का निर्माण होता ही हूं । आप जामत हूं, 
_ दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर साहित्य एक बदमाश ने लिखा ह, 
जिसका नाम हू वाल्मीकि । वाल्मीकि कवि-सम्राट हूँ, इसमें शंका 
नहीं । आप जानते हूं, व॑ एक महान दुजन थे। मनुष्य को हत्या 
पर जीवन चलाते थे, लेकिन उनका जीवन सीधा और सच्चा था, 
अन्दर से और बाहर से उसमें कोई फक नहीं था । 

रास रास मनि दीप धरु, जीह दहरी द्वार । 

तुलसो भोतर. बाहर हुँ, जो चाह॒सि उजियार ॥ 

“अन्दर ओर बाहर प्रकाश चाहता हू तो जो जीभ ह वहाँ राब 
नाम का दोप खड़ा कर दे । वाणी एक एसा साधन ह जो बाहर 
और भीतर को शोड़ सकती हूं, लेकिन जिनके अन्दर एक और बाहर 
दूसरा होता हूं, /उनक़ी वाणी निस्तेज बनती है । उसका समाज पर 


साहित्यिक का मूल गुण : सचाई २१ 


असर नहीं होता । समाज के सामने जो सीधी बातें बोलता हुं उसका 
असर होता हूं । 
अनुभव ओर वाणी 

कॉलिदास ने 'विलाप' लिखा हे । जिसका पति मर गया, बंच्चा 
मर गया, वह स्त्री विलाप करती हे । उसे कोई सिखाता नहीं, वह 
प्रत्यक्ष अनुभव की बात हू । जहाँ अनुभव आता हू, वहाँ वाणी प्रकट 
होती हू । येह बनावटी बात नहीं, अनुभव की बात है । वह बच्चे 
के मरने का अनुभव करंती और अपना झोक प्रकट करती है । 
किसी-जौँ क बारें में ऐसा नहीं सुना कि उंसने विलाप इसलिए नहीं 
किया क्लि उसने किसी कॉलेज में तालीम नहीं पायी थी और बच्चा 
बिना विलाप के चला गया । | 

. आप सब बालक श्रृव को जानते हैं । ध्रूव तो एक छोटां बालक 

थां। जंगल में तपस्या करने गया था । उसके सामने साक्षात्‌ परमेह्वर 
खड़े हो गये । यह देखकर वाणी निकली नहीं, उसे कुछ सूझा नहीं, 
आखिर बच्चा ही तो था । कहते हैं कि भंगवान्‌ ने अपने शंख का 
स्पश उसके गाल से किया । स्पर्श होते ही वाणी प्रकट हुई 

“बोह्त: प्रविश्य सम वाचमिमां प्रसुप्ताम--ऐसा दिव्य 
इलोक वह बोल गया । वह दिव्य-वाणी थी। उसने जो दृश्य 
देखा उसका परिणाम हुआ और उसके प्रभाव से ऐसी वाणी 
निकली । भगवान्‌ को देखकर वह प्रसन्न हो गया। जहाँ 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वरहाँ वाणी प्रकट होती है कोई मुत्सद्दी 
लोग अन्दर एक और बाहर दूसरा दिखाते है । ह दुनिया को 
चाहें तो ठग लें, पर अपने आपको नहीं ठग सहडैते, इसीलिए 
वे अपने को प्रकट भी नहीं कर सकते । 


श्र ... साहित्यिकों से 


परमेश्वर के सामने सब खोल दीजिये. - 

अन्तर और बाह्य में भंद रखनंवाल व्यक्ति काव्य नहीं लिख 
सकते, व्रेसे किताब के पन्ने-पर-पन्ने भले ही भरते जायें। “इंडियन 
पिनल कोड' लिखनेवाले को कभी कोई काव्य सूझता भी हू ? कविता 
का रस वहाँ प्रकट होता हैं, जहाँ वह अन्दर-बाहर एक-रस हो जाता 
हैं। वहाँ तो पवित्र गंगा बहती है । इसलिए मेंने कहा कि अगर 
कोई मनृष्य बुरा हु तो उसे सचम्‌च बुरा होना चाहिए | पर बुरे 
भी सच्चे ब्र नहीं होते हें, ढोंग करते हें । गीता ने फ़हा हैँ “मध्य 
तिष्ठन्ति राजसा:” यह रजोगृण हें। मेहनत करके वह“अपनी 
जगह पर बंठ जाता हू, क्योंकि उसका सारा जीवन दम्भ से भरा, रहता 
हैं। लिबास करेंगे तो दम्भ से करेगे, बोलेंगे तो दम्भ से बोलेंगे, स्वागत 
में भी ढोंग करेंगें। कई जगह हमें मान-पत्र दिये जाते हें। हमें 
मालूम नहीं होता कि ये मान-पत्र हें या अपमान-पत्र | हृदय का 
भाव उनमें नहीं रहता । अत्यृत्तम शब्द लकर लिखते हें । 

एक ग्रामीण आता* और कहता हूं “बाबाजी, आपक दशन से 
हमें बहुत खुशी हुई !” कितना अच्छा लगता हूँ यह सुनकर, कितने 
सीधे होते हें लोग ! ये.तो लम्बा-चौड़ा मान-पत्र देते हें। संस्कृत 
के शब्द ढूंढ़-दूंढ़कर उसमें लिखते हें. आजकल सभी जगह यह 
" दाम्भिकता आ गयी है । कोई आता हू मेरे पास बात करने के लिए, 
बहुंत बातें. करंता रहता हे | में चाहता हूँ कि वह उठ जाय । जब 
उठता और कहतैः हैं कि “बाबाजी, मेंने आपका काफी समय ले लिया 
तब में 4 हेँ/“नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ।” क्या. यह सचाई 
है? ऐसा कहना भाहिए, “हाँ भाई, तुमने मेरा बहुत समय लिया; 


साहित्यिक का मूल गृण : सचाई २३ 


पर अब दुबारा ऐसी गलती मत करना ।” मन में तो में चाहता हूँ कि 
वह कब' उठेगा । असत्‌ वर्तन से भी: -ज्यादा' बुराई उसे ढँकने 
में हे । अगर आप रोग को ढकगें तो डाक्टर क्‍या मदद - करेगा ? 
डाक्टर के पास तो दिल खोल दंना चाहिए । वसे ही ईश्वर के सममने 
दिल खोलकरः रखना चाहिए । सूरदास का यह वचन आपने सुना 
होगा : 
“मो सम कौन कूटिल खल कासी | 

यह क्या काव्य लिखा ? उसने देखा, मेरे मन में बहुत दुर्गूण भरे 
हैं। क्लोग तो मुझ साधु- साधु कहते हें, पर जसे-जंसे लोग मझे 
साधु कहते हूं, वस-वंस मर मन में दम्भ भरता जाता है । इसलिए 
उसने आखिर भगवान्‌ के सामने अपना दिल प्रकट कर दिया । घर 
को आग लगे और लोग उसे ठंडा-ठंडा बतायें तो कंसे काम हीगा ? 
मन में विकार हूं, पाप हे, मलिनता हैँ और फिर भी लोग कहते हैं 
अच्छे हूं । य सार पाप, विकार, मलिनता प्रकट हो जायें तो मनष्य 
एक बार सज्जन बन सकता हू । हे 

अति-सज्जन और अति-दुजन का सम्मेलन होता हूं। उनका स्नेह- 
सम्मेलन होता हू । कुछ लोग मन क भाव प्रकट नहीं करते | जहाँ 
ऐसा होता हू, वहाँ वाणी की चोरी होती हू । मनू न कहा हू कि 
दस चोरी करनेवाले उतने दोषी नहीं, जितन दोषी वाणी. की चोरी 
करनवाले होते हें । 
वाणी की चोरो 

सारे अर्थ वाणी में से निकलते हें । जिसने बूणी की चोरी 
की, उसने दुनिया-भर की सारी चोरियाँ कर डालीं । सब कुछ प्रकेद 


पु 


र्डं साहित्यिकों से 


तो करो । डाक्टर के पास जाओगे तो पट दुखता हूं, यह प्रकट करना 
होगा । अगर कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ तो डाक्टर क्या करंगा ? 
तब वह कहेंगा, मेरे पास क्‍यों आये ? क्‍यों रोते हो ? तो पेट में जो 
भला-ब्रा है वह बताना होगा न ! जेसे डाक्टर के पास सब खोलकर 
बताना होता है, बसे ही परमेश्वर के सामने भी खोलकर रखना पड़ता 
। परमेश्वर और कौन है ? यह सारी जनता ही तो परमेश्वर 
है । उसके सामने सब कुछ खोलकर रखने की हिम्मत चाहिएँ । 
पाप-पुष्य जो कुछ हो, वह सब खोलकर रखना होगा ॥ 
साहित्यिक का मल गण 4 
साहित्यिक का मूलभूत गुण होता हं--सचाई | जो बात मर दिल 
को जँचे और आपके दिल को न जचे, उस पर में आपसे कविता नहीं 
लिखवा सकता मेरे कहने से कोई कवि नहीं बनता । कवि तो स्वतंत्र 
होता है । आप जानते हूँ, महाभारत का बड़ा भारो युद्ध हुआ था । 
मसला जमीन का था। दोनों तरफ से दावे रखे गये और वरभाव सबके 
दिल में आ गया । धर्मराज ने कहा, “हमें युद्ध नहीं चाहिए, अपना 
दावा हम छोड़ते हू । हमारा पहला दावा था पूरा राज्य दें; दूसरा दावा 
था आधा राज्य दें, वह भी छोड़ते हैं । अब सिर्फ हमारी पाँच गाँव की 
यह बात कही क्रि/आपके पास पाँच लाख गाँव हूं, उनमें से सिफ पाँच 
गाँव उन्हें दे दीजिये ।” दुर्योधन ने कहा, “नहीं भाई, सूच्यग्र यान 
सुई की नोक फैर जितनी मिंट्री रहेगी, उतनी भी दावे के नाम पर नहीं 


देश । दावा: को भीख माँगें तो में दे सकता हू । दान तो साधु 


म्रहन्तों को भी दिते हें ।” इसी पर से झगड़ा हो गया । 


साहित्यिक का मूल गण : सचाई २५ 


दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि 

'आज में लोगों के सामने अपना दावा रखता हूँ, दान माँगता हूँ, 
गरीबों का हक माँगता- हूँ । सब जमीन ईइ्वर की है, ऐसा समझाता 
हैं । अपने को में दरिद्वतारायण का प्रतिनिधि मानता हूँ ।' लोग 
मुझ जमीन-दे रह हूं, अच्छे भाव से द॑ रह है, लेकिन में इतने से ही 
तृप्त नहीं होनवाला हूँ । मे कहता हूँ, अच्छी जमीन दीजिये, परती भी 
दीजिथ, अच्छी जमीन का छठा हिस्सा दीजिये । गरीबों से कहता हँ--- 
“जितनी देनी हो,उतनी दीजिये ।' बड़ों से में कहता हूँ कि “अपने पास 
थोड़ी रखकर बरुूकी सब दे दीजिये । -कवल लकड़ी से यज्ञ नहीं होता । 
यज्ञ के लिए घी भी चाहिए ।/ तो जो अच्छी जमीन हे, वह घी हे और 
जो परत्ी ज़मीन हे, वह लकड़ी हं । मुझे दोनों चाहिए । में ब्राह्मण 
हें, भिक्षा का मुझे हक हू । लेकिन में ब्राह्मण के नाते नहीं, बल्कि 
दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के नाते माँग रहा हूँ और लोग दे रह है । 

यह माना गया हू कि यह कलियुग हूं, ले किन में इसमें सतयुग भी 
देख रहा हूँ । मेने सोंचा कि लोग इसे “कलियुग क्यों कहते हें । फिर 
मेरे ध्यान में आया कि कलियुग में सतयुग आ सकता हु, कलियुग तो 
नाममात्र हे। इतिहास देखने पर मुझे पता चला कि जो अच्छे-अच्छे 
युग माने गये हैं, उनमें भी बुरे लोग हुए हें । इस कलियुग में भी महान्‌ 
से महान्‌ सत्पुरुष हो गये । अब तो सतयुग आ रहा हूँ । अगर 
आपको यह दशेन:हुआ तो स्फूरति हो सकती ह । 
भयवान्र का साक्षात्कार ! 

यहाँ अन्धों ने भी दान दिया हु । वह रामचरण भनन्‍्धा * जिस 
पड़ाव पर मुझे कम जमीन भिली थी, वहाँ उसने राह में बलगाड़ी 


२६ साहित्यिकों से 


से आकर हमें दान दिया । सोथे हुए लोगों को उसने जगाया । दान 
दिया और चला गया । में तो सोया था । दूसरे दिन मुझे लोग बता 
रहें थे, एक अन्धा आया था जो दान देकर चला गया । मेंने कहा, 
वह अनन्‍्धा नहीं था, वह तो भगवान्‌ था। उसे अन्धा कहनेवाला 
खूद ही अन्धा हे । ऐसे कितने ही किस्से हुए हें । मेरे लिए तो वह 
भगवान्‌ का साक्षात्कार हे । मेरे लिए तो इसमें काव्य ही काव्य भरा 
हुआ हे । उससे मुझे सहज ही स्फूति होती है ।. 


मुझे याद हूं, एक बार रवि ठाकुर गांधीजी के आश्रम में आये 
थे। बापु ने कहा--आपसे हो सके तो पंजाब के हत्याकाँड पर काव्य 
लिखियें, शायद आपको स्फूर्ति हो । उन्होंने कहा--मुझे_स्फूर्ति 
नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ जो.लोग गये वे . शरण गये, नीचे 
झुक । लेकिन बापू को उससे स्फूति मिल गयी। वहाँ जो. लोग 
गये, उनमें एक-दो बहने भी थीं और पति के शव के लिए उन्होंने बहुत 
बहादुरी दिखायी । बापु को यह जो सारा दर्शन हुआ, वह रवि बाब 
को नहीं हों सका था। .उनको लगा कि. इसमें अपने लोगों को 
दुर्बलता प्रकट हो रही हे । उनकी यह सारी कमजोरी है । 


इस आन्दोलन में हमें कुछ लोग रद्दी जमीन देते हें । जो यही 
देखेंगे, उनको कांव्य कसे सुझेगा ? कुछ लोग लज्जा से भी देते हैं। 
कुछ अच्छी जमीन भी देते हें । जो लज्जा से देता हे, वह भी अच्छा 
ही है। इतना ही दर्शन जिन्हें होता हे उन्हें स्फूर्ति नहीं होगी ॥ 


नदी में बाढ़े आटी हे तो गंदा पानी भी आता हूँ और स्वच्छ, निर्मल 
पानी भी आंता; है । वेसे ही यह हे । पर इसमें स्वच्छ निमल' 


साहित्यिक का मूल गुर्ण : सचाई २७ 


पानी आ रहा हू, यह देखकर आपको. स्फूरति होगी तो आप बहुत' काम 
कर सकेंगे. । " 
अनुभूति स काव्य-स्फुरण  . 
जहाँ, न पहुँच रवि, तहाँ पहुँचे कवि ! * 

कवि क्रांत-दर्शी होते हँ-+इस पार का नहीं, उस पार का देखने- 
वाले । ग्रहण के दिन किसी ने कहा---ग्रहण होता हू तो क्‍या होता 
हें, हम नहीं जानते । सूर्य-पृथ्वी के बीच चन्द्र आता हे तो क्या हुआ, 
उसमें कौन-सी बड़ी बांत हु ?' मेंने कहा-- तू अगर इस नदी -में 
ड्बेगा तो क्यू,होगा ? कौत शोक करेगा ? तेरेपेट के और आसमान 
के बीन्त पानी आता हे तो क्‍यों चिल्लाता हे ?. दुनिया में ग्रहण 
ज॑सी घटना घटती हुँ, तो चिन्तन के लिए मौका मिलता हें । सूर्य का 
प्रकाश मंद होता हे तो सोचन की बात होती ह । जहाँ खग्नास ग्रहण 
होता हूं, वहाँ दुनिया के शास्त्रज्ञ दौड़-दौड़कर आते हें । वे समझते 
हैं कि बड़ी भारी घटना घट रही हु, क्योंकि वे लोग ज्ञानी होते हें । 
जो ज्ञानी नहीं होते, उन्हें कुछ-नहीं दीखता । सूर्य डब 'रहां हुं और 
हम मौज-विलास में है, फुटबाल ख़ेल रह हे । वह तो ध्यान का समय 
होता है । 

में जेल में था, बादशाह जसा आनन्द था वहाँ । जेलर पूछने 
लगा--“आपको तो यहाँ कोई “दुःख दीखता नहीं ? मेंने कहा-- 
“जेल में रहता हे तो मेरे लिए नया जल थोड़े ही हु । यही एक जेल ह 
क्या ? शरीर का भी तो जेल हू, उसमें भी आनन्द हे । लेकिन 
यहाँ पर एक दुख हू । उसने पुछा--कौन-सा दुख#ह ?” मेंने कहा, 
नहीं, अभी नहीं बताऊंगा । सात' दिन की मुद्दज देता हैँ । आप 


श्द .. साहित्यिकों से 


' सोचकर आइये । वह सात दिन कं बाद आया और कहने लगा--- 
में तो नहीं बता सकता। मेने कहा, यहाँ चारों ओर दीवारें खड़ी 
हैं, जिससे मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं दिखाई पड़ता । यही 
मुझे दुख है । 

कितना रमणीय दृश्य होता हे सू्योदिय और सूर्यास्त का ! बिना 
इसको देखे दुनिया के एक रत्न को खोने का दुःख होता है । जो इस 
घटना को देखते हूँ, उन्हें काव्य की स्फृति होती ह । जो नहीं देखते, 
उन्हें कोई काव्य नहीं स्फुरता । 

शहर पर बम गिरा और सारा शहर तबाह हो नया । सूचना 
आयी और मिलिटरी के लोग दौड़ पड़े । उन्होंने कहा--“बहुत नुक- 
सान तो नहीं हुआ, कवल १० प्रतिशत हो नुकसान हुआ ।* जहाँ 
गणित का मामला आता ह वहाँ ऐसा ही होता हू । जसे आप किसी- 
के घरवालों से कह--दस में से कवल एक मरा, नो तो जीवित ही 
हैं, तो तुम दस प्रतिशत ही शोक क्यों नहीं करते ?” जो घटना घटी 
वह मामली हू, ऐसा जिसको लगेगा उसे काव्य की स्फूर्ति क्या मिलेगी ? 
जहाँ करुणा, आनन्द हो और उस करुणा और आनन्द का भान न हो 
तो काव्य नहीं स्फुरगा । दुःख की, आनन्द की अन्‌ भूति आपको होंगी 
तो उसके म॒ताबिक आप सहयोग देंगे। जिसने सचाई से वाणी 
क्रा उपयोग किया उसने लाखों एकड़ से भी अधिक दान दिया ।. 
गया (बिहार) 

इन्‍प- ग्रह. 


साहित्यिक : टेश्वर से भी उँचा क्‍ 8. हि 


बहुत खुशी होती अगर आज में बँगला में बोल सकता । वेसे 
में बंगला पढ़ तो लेता हूँ और साहित्यिक भाषा में कोई बोलते हें, तो ' 
समझ भी लता हूँ, लेकिन बोलने में समर्थ नहीं हूँ । हाँ, अगर दो-चार 
महीने बंगाल में रहने का मौका आये, तो आखिरी व्याख्यान बगला ' 
में दं सूकता हूं । लेकिन आज वह स्थिति नहीं हू । मंत्र कोशिश की 
हु कि हिन्दुस्तान की सब भाषाओं से मेरा प्रेम-परिचय हो । ज्ञान- 
परिचय के लिए काफी समय चाहिए। उतना अवकाश मुझ जेसे 
व्यक्ति को कहाँ से मिलता ? लेकिन मेंने प्रेम-परिचय किया है । 
दक्षिण और उत्तर की करीब-करीब सभी भाषाएँ में समझ लंता हूं । 
परमेश्वर का काम 

भूदान-यज्ञ के सिलसिल में घमते हुए जगह-जगह हमें साहित्यिकों 
से मिलन का सुअवसर प्राप्त हुआ हूं । सबने भूदान-यज्ञ के लिए 
बहुत हादिक सहानुभूति प्रकट को और उनके मन में उत्साह पंदा 
हुआ । मेंने कोई खास बात तो नहीं की; परन्तु ईव्वर जब किसी 
काम को चालना देता हँ तो सहख्रमुख से देता हें । चारों ओर बह 
फल जाता ह और तब वह काम मनुष्य का नहीं रह जाता | 
कालिदास के बाद रवीन्द्रनाथ नि 

बंगाल तो साहिंत्यिकों का देश माना जाता हूं ३ अह पूर्व दिशा 
हूं । पूर्व दिशा में सूर्योदय पहले होता है, ऐसा कहा जाता हे ये 


३० साहित्यिकों से 


तो आजकल किसे पूर्व कहा जाय.और किसे पश्चिम, पता नहीं चलता । 
अब तो सुद्रपुर्व की भी बात की जाती हू । वंसे तो पृथ्वी के गोल 
होने से जो पुववे हे वह पश्चिम भी हे और जो पश्चिम हे वह पृष भी 
हैं । फिर भी आधुनिक हिन्दुस्तान के इतिहास में भारतीय अर्वाचीन 
साहित्य का उदय बंगाल में हुआ .। यों तो आप साहित्यिकों के पचासों 
नाम लेंगे; लेकिन इतने सब नाम हिन्दुस्तान को मालूम नहीं हैं । फिर 
भी कम-से-कम बंकिमचन्द्र, रवीन्द्रनाथ और शरच्चंद्र को न जाननेवाले 
पढ़ें-लिखे लोग हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं होंगे । बंगाल के दूसर 
भी महान नाम हैं, जो हिन्दुस्तान में मशहूर हूँ; पर इनका उल्लेख 
में यहाँ नहीं कर रहा है , क्योंकि वे दूसर क्षेत्र के ज्ञानी थे । साहित्य के 
क्षेत्र में ये तीन नाम हिन्दुस्तान भर में अजर-अमर हो गये हें ।- इनमें 
भी हम कह सकते हूं कि कालिदास के बाद भारतीय संस्कृति को 
समग्र रूप में देखनेवाला और सम्यक्‌ रूप में व्यक्त' करनेवाला रवीन्द्र- 
नाथ से बढ़कर शायद दूसरा कोई नहीं हुआ । वेसे महाकवि तुलसीदास, 
महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, दक्षिण भारत के कम्बन और दूसरे भी कई 
महाकवि हो गये हैँ, लेकिन उनकी योग्यता भिन्न कोटि की थी । 


वे धर्मपुरुष थे। एक साहित्यिक के नाते, जिन्होंने भारतीय संस्कृति 
को पूरी'तरह देखा, केवल धर्म की दृष्टि से नहीं बल्कि -समग्र जीवन को. 
जीवन क सब पहलुओं की देखा, वे रविबाब ही हें । 

दोपकों की यह पंक्ति 

. , यहाँ प्रर जो इतन सार दीपक' संजोये गये हूँ, उनकी क्या जरूरत 
हू ? जीर्वन के अनेक पहल होते हें, वसे ही ये अनेक' दीपक दीख 
रह ह। जीवन के अनेक पहलुओं का जिन्हें सम्यक्‌ दर्शन हुआ हें, 


..._ १---मंच पर्र जगमगाती दीप-पंक्ति की ओर इशारा है । 


श्र 








साहित्यिक : ईववर से भी ऊँचा ३१ 


एसे महापुरुष कालिदास के बाद रवीन्द्रनाथ ही हुए हें । अतः कहा 
जा सकता हू कि अर्वाचीन काल में यहाँ पर पूर्व दिद्या में प्रथम उदय 
हुआ । प्राचीनकाल को बात दूसरी थी। तब दूसरी जग़हों पर 
प्रकाश का उदय हुआ था । भगवान्‌ बुद्ध के जमाने में बिहार सामने 
आया था और उपनिषदों के युग में शायद पंजाब और उत्तर-प्रदेश 
आगे आये थ। किन्तु कालिदास के बाद जब हम आज की हालत 
देखते हें तो अर्वाचीन भारतीय साहित्य में, इधर सौ-दो सौ वर्ष में, 
बंगाल ही आंगे आया । अर्वाचीन साहित्य की जन्मभूमि बंगाल ह, 
एसा माना जीता है । एसे स्थान के साहित्यिकों से मिलने का प्रसंग 
आया हू, इसलिए बहुत आनन्द हो रहा है । 
भदान»यज्ञ की प्रवेपीठिका 

साहित्यिक होने का मेरा दावा नहीं हे, न मुझ पर ऐसा कोई 
आरोप किया जाता हू कि में साहित्यिक हूँ । यह सही हू कि मेंने 
मराठी में कुछ लिखा हे और वह लोगों को प्रिय लगा है । वह घर-घर 
पढ़ा भी जाता है । लेकिन पढ़नेवाल उसे साहित्य के तौर पर नहीं 
देखते, एक जीवन-विचार के तौर पर, धर्म-विचार क तौर पर देखते 
हैं । इसलिए मेरा यह दावा नहीं हं, न मेरे लिए दूसरों का दावा हे 
कि में सांहित्यिक हूँ । किन्तु में साहित्य की कीमत, साहित्य का महत्त्व 
और उसकी शक्ति को पहचानता हूँ तथा पाइचात्य और पौर्वात्य 
दोनों ओर की आठ-दस भाषाओं का साहित्य देखने का अवसर मझे 
प्राप्त हुआ है । इसीलिए में साहित्य से परिचित हूं । 

में बचपन मे कुछ लिखता था, कविता भी कट्ूता था। लोग 
मुझे गणितज्ञ के तौर पर जानते हें । यह बात सही, है । यहाँ आते 
ही जब मेंने दीपक देखे तो सारे दीपक गिन ही डाब् ' 


३२  साहित्यथिकों से 


रामकृष्ण प्रमहंस का एक दृष्टान्त हे । एक बार एक भाई 
आये और आम का पेड़ देखकर आम गिनने लगे। फिर दूसरे भाई 
आये और उन्होंने आम देखते ही दो-चार आम मँंगवा कर खा लिये । 
उधर पहलेवाले भाई आम गिनते ही रहे । 

बचपन में में रामकृष्ण परमहंस का साहित्य बहुत पढ़ता था । 
उससे में अच्छी तरह परिचित हूँ । इंग्लिश में, मराठी में और बंगला 
में भी मेने उनका साहित्य पढ़ा हैं । उनकी यह मिसाल यहाँ पर लाग्‌ 
होती हूं । मेने देखते ही दीपक गिन' लिये | ग्यारह दीपक थे । 
मुझे याद आया कि हमारी इन्द्रियाँ ग्यारह हें और एकीदश इन्द्रियों 
की ज्योति से सारा विश्व प्रकाशित हुआ हू । इस तरह में देखता 
गया और भाव-विभोर होता गया । मेर कहने का तातपे यही हूं 
कि मेरे जीवन में गणित हू और लोग इस बात को जानते हें । 
काव्य-रचना का शोक 

मुझे बचपन में कविता रचने का भी शौक था । एक-एक कविता 
में दो-दो, तीन-तीन दिन लगता था। कविता गनगनाकर देखने से 
मुझ मालूम हो जाता था कि कविता अब सर्वाज्भ-सुन्दर हुई है । में उस 
समय बच्चा ही था, तो जो लिखता वह मुझे सर्वाद्ध-सुन्दर ही लगता 
था। जब मुझे पूरा समाधान हो जाता था कि कविता सुन्दर बनी 
हूं, तब उसे पूरी करता था। बचपन में में बहुत कमजोर था और 
अक्सर जाड़े के दिनों में चुल्हं के सामने बंठकर मझे कविता लिखने 
को स्फूर्त होती थी । इस तरह जब मुझे विश्वास हो जाता था कि 
कविता बहुत अच्छी बनी हू तब में वह कविता अग्निनारायण को 
समपंण कर देता था । इसी तरह मेंने उस समय की सब कविताएँ 


नर 


साहित्यिक : ईइवर से भी ऊँचा, ३३ 


अग्निनारायण को समपित कर दीं । फ़िर भी मेरे मित्रों ने दो-चार 
कविताएँ छीन लीं, तो वे आज भी हूँ। बाकी सारी कविताएँ 
अर्पंण हो गयी हूं । 
अग्निनारायण को कविता तब अपंण करता था, जब मझे 

विव्वास हो जाता था कि यह कविता सर्वाज्-सुन्दर बनी है । वह 
यज्ञ की भावना थी। वही भावना भूदान-यज्ञ में भी हं। तो मेने 
उसकी पुृबबंपीठिका (जनसीस). आपको बतायी कि यह भावना मुझमें 
पहल से थी । 

अब शायर आप साहित्यिकों को एसा लगे कि इस तंरह कविताओं 
की आहुति देना अनुचित हू । भगवान्‌ ईसा ने कहा हे कि दीपक जला- 
ओगे तने क्या उसे किसी पात्र के अन्दर 'ढाँककर रखोगे ? उसे तो 
प्रकट करना चाहिए । उसी तरह साहित्य जब सर्वाज्-सुन्दर मालूम 
हो तो उसे दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए। कुछ लोगों की 
दृष्टि ऐसी होती हे, परन्तु मेरी दृष्टि भगवान्‌ की चीज भगवान्‌ 
को अपंण कर देने की थी । उस आहुति से दुनिया का कोई नुकसान 
हुआ, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा । बल्कि, उसके कारण मेरे अन्दर 

क-एंक विचार घनीभत होता गया । । 

आत्मनिष्ठा को वृद्धि 

भाष की शक्ति को लोग पहल नहीं जानते थे, क्योंकि भाष प्रकट 
होती थी और हवा में चली जाती थी । इसलिए उसकी शक्ति मालमः 
नहीं होती थी । परन्तु इन दिनों एक जादू हाथ आया हु । भाष 
को बन्द करक रखना और फिर उसकी शक्ति को#प्रकट करना--. 
यह अब मालूम हो गया हू .। उसी तरह जो साहित्यक्ली भाष है, उसे 

३ 


हेड ह साहित्यिकों से 


पदा करके अन्दर ही अन्दरें आत्मा में हम जी करते हैं, तो कुछ 
खोतें नहीं, बल्कि उससे आत्मनिष्ठा बढ़ती ही ह । 

विचार का प्रकाशन वाणी से हो सकता ह, लेकिन वाणी से भी 
जो गहरी चीज हे, जीवन और आचरण उसके जरिये विचार का 
प्रकाशन होता हैं । वाणी भी अच्छी हे परन्तु उससे सूक्ष्म साधन है- 
जीवन । उसके जरिये बह प्रकट होता है । उसके बाद जब में ब्रह्म 
की खोज में घर छोड़कर निकल पड़ा तो काशी में आया । वहाँ गंगा 
के निकट मेरा कविता लिखने का शौक और बढ़ा । उस समय में 
गंगा-तट पर बठता था । वहाँ के शान्त वातावरण मंभ्ध्यान, चिन्तन 
करके कविता लिखता था और जो अच्छी बन जाती थी, उसे गंगा को 
अर्पित कर देता था । इस तरह अग्निनारायण गया और गंगा आयी । 


माता को प्रेरणा 

एक किस्सा मुझे याद आता हू । बचपन में मरी माँ गीता पर 
प्रवंचन सुनने जाती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि गीता तो संस्कृत 
में हूं, म॑ं नहीं समझ सकती । इसलिए मुझे मराठी में गीता चाहिए 
तब मेने उसे गीता का एक गद्य-अनुवाद ला दिया । उसने वह पढ़ा 
और कहने लगी कि यह तो गद्य हू, पद्य होता तो अच्छा होता । उस 
समय जो एक पद्य-अनुवाद था, वह मेंने उसे दिया । उस पच से 
मुझें सन्‍्तोष तों नहीं था, परन्तु दूसरा पद्च-अनुवाद था ही नहीं । 
वह कठिन था, फिर भी मुझे वही देना पड़ा । उन दिलों में कॉलेज में 
पढ़ता थाः। माँ ने मुझसे कहा कि यह पद्य तो संस्कृत जंसा हो 
कठिन हू । तो भेने कहा कि इससे आसान कोई दूसरा हे ही नहीं । 
जब मंन यह बर्तया तो वह सहज ही बोल गयी, “फिर त्‌ खुद ही क्यों 


साहित्यिक : ईइवर से भी ऊचा- ३५ 


नहीं अनुवाद करता ?” मुझे मालूम-नंहीं कि उसे मुझ पर इतंना 
विश्वास कंसे हो गया था कि यह लड़का गीता का अनुवाद कर सकता 
है । शायद उसने मेरा कविता लिखना और आहुति देना--यह सारा 
अग्नि-कार्य देखा होगा । इसलिए शायद उसे ऐसा विश्वास हुआ हो । 
लेकिन यह कहना होगा कि मुझे अगर सबसे अधिक बल किसी ने दिया 
हैँ तो (यह कहकर विनोबाजी २-३ मिनट तक रुक गये । आँखों से 
अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी |) मेरी माँ ने दिया हैँ । उसने 
मेरे लिए कुछ नहीं किया । वह मुझे कुछ सिखा भी नहीं सकंती थी । 
वह विद्वान्‌ नहीं थी । पढ़ी-लिखी नहीं थी । उसे पढ़ना तो मेंन ही 
सिखांया था । परन्तु उसने मुझ पर अत्यधिक विश्वांस रखा । कवल 
उसक विश्वास से ही मुझमें बल आ गया । यह कीमिया हुं, जादू है । 
यही जादू मेने वेद और उपनिषदों में पाया । 

श्रुति को 'माता' कहते हूं। शंकराचाय ने श्रुति का---वेदों का 
वर्णन किया हू कि 'मातृ-पितृ-सहस्नाणाम्‌ ।' श्रुति या वेद इतने करुणामय 
हें कि सहस्र माता-पिता से भी अधिक करुणामय हें । श्रुति हम पर 
विश्वास रखती ह्‌ और विश्वास से ही मनुष्य को बलवान्‌ बनाती हे । 
हम वंद के सामने जाते और कहते हें कि 'हम दीन हैं, पापी हैं, वास- 
नाओं से भर हुए हें । श्रुति हमारी बात घुन तो लेती हे, परन्तु हमसे 
कहती हू कि “'तू ब्रह्म हु |!” मानवता पर कितना अधिक विद्वास 
हूं यह ! हम खुद उसके पास जाकर कहते हें कि ““हम नादान हें, 
पापी है, तू ही हमको बचा तो वह हमें पहला ही वाक्य सुंनाती हे कि 
“त पापी नहीं ह, त्‌ ब्रह्म है ।” 


अन्य पचासों धर्मग्रन्थ हैँ, जो कहते हें कि तू फैपी हँ और अब 


३६ सांहित्यिकों से 


पुण्यवान्‌ बन 4 परन्तु श्रुति ऐसा नहीं कहती । वह विश्वास रखती 
हैँ कि तू“ब्रह्म है । वेसे ही मेरी माता ने मुझ पर विश्वास रखा । 
मेंने उस सम्रय उसकी बात सुन ली, लेकिन वह चीज मेरे मन में पड़ी 
हुई थी'। फिर कई साल बाद, जब मेरी माता मर चुकी थी, 
मुझे मराठी में गीता का कविता में अनुवाद करने की प्रेरणा हुई। 
उसे मेने नाम भी दिया “गीताई” याने गीता माऊली, गीतामाता । 
अब वह चीज महाराष्ट्र में घर-घर पहुँच गयी हू । उसकी तीन लाख 
से ज्यादा प्रतियाँ बिक चुकी हूं । उस पुस्तक' का बहुत आदर होता 
हे । जब में सोचता हूँ कि इसका इतना आदर क्यों हता हूं, तो मुझे 
यही उत्तर मिलता हे कि उसके पहले मेंने जो कुछ चिन्तन-मनन किया 
था और लिखकर अग्निना रायण और गंगा को समर्पण किया थ, उसी 
का यह प्रसाद हू । वह मेरे द्वारा नहीं लिखा गया हूँ । में उसे कोई 
साहित्यिक कृति नहीं मानता हूँ, उसमें धर्मचिन्तन हे । मेंने यह माता 
की प्रेरणा से ही किया । | 
साहित्यिक : ईश्वर से भो बड़ा ; 
में साहित्यिक नहीं हूँ, परन्तु साहित्यिकों का आशीर्वाद चाहता 
हूँ । क्योंकि साहित्य की शक्ति पर मेरा बहुत विश्वास हूँ । में मानतां 
हूँ कि साहित्य को शक्ति प्रमेश्वर की शक्ति के बराबर पड़ती हू । 
मेंने यह धृष्टतापूर्ण वाक्य कहा हैं। परन्तु में मानता हूँ कि ब्रह्माण्ड में 
जो हैं, उसे ईइवर की शक्ति माना जाता हे । ब्रह्माण्ड में जो हे, वह 
सब साहिस्यिकों की वाणी में आता हूँ । परन्तु जो ब्रह्माण्ड में नहीं हैं, 
वह भी साहित्यिफों की वाणी में आता है । शश-श्युंज्ध ईश्वर की 
सृष्टि में नहीं ह/ परन्तु साहित्यिकों की सृष्टि में है । आकाझ-पृष्प 


साहित्यिक : ईश्वर से भी ऊंचा.  * ३७ 


को किसने देखा था, परन्तु साहित्यिक सृष्टि में वह है । . आकाश-गंगा 
भी आकाश में तो नहीं हू, परन्तु साहित्यिक की सृष्टि में हे। साहित्यिक 
तो आकाश में, पाताल में और धरती पर गंगा की धारा दंखत हूं । 
इस तरह वे गंगा की तीन-तीन धाराएँ देखते हँ । लेकिन ईश्वर की 
सृष्टि में गंगा की एक ही धारा हूं, जो हिमालय से निकलती हू और 
गंगासागर में लीन हो जाती हूं । इसलिए साहित्यिकों के पास बहुत 
शक्ति पड़ी है । 

साहित्य क्या हू ! 

. में आपसे वह नहीं कहूगा कि आप भदान-यज्ञ पर लिखिये, क्योंकिं 
ऐसा कहना धृष्टता भी होगी और मखंता भी । धृष्टता इसलिएं 
होगी कि साहित्यिक अपना धन्धा जानते हैं । उनको सहज ही क्‍्या- 
क्या उचित ह और क्या-क्या अनुचित , इसकी पहचान हो जाती हू । 
उनसे कुछ कहना, नहीं पड़ता । इसलिए जो कहेगा. उसकी वह 
घृष्टता होगी और मूखंता इसलिए होगी कि कोई भी साहित्यिक 
दूसर के कहने से नहीं लिखता। वह तो अन्‍्त:प्ररणा से लिखता हे, जंब 
उत्तक लिए कोई बाहर का निमित्त कारण मिल जाता हे । साहित्यिक 
जब लिखन बठते हूँ तो उन्हें ऐसा भान नहीं होता कि उन्होंने जो लिखा 
हूं, उससे उन्होंने संसार पर उपकार किया हे । यदि ऐसा भान हो 
जाय तो वह साहित्य नहीं होगा । साहित्य तो वही ह जो आत्मा के 
सहित , आत्मा के साथ चलता हू । सहित यानी चलनेवाला साथी । 
इसलिए जब वह अन्दर की गहराई से बाहर आता हू, तब सारे संसार 
को पावन करता हूं । वह किस गुहा से निकलता हूं, किसी को मालूम 
नहीं हूं । उस गुहा में दुनिया की पहुँच नहीं हे । थेंगा जब बाहर 


इ८ सौहित्यिकों से 
आती हैं, तक लोग उसे पहचानंते हें और गंगावगाहन करते हूं, परन्तु 
बह क्रिस गुहा से निकलती हु, उसे कोई नहीं जानता । 
साहित्यिक और राज्याश्रय.. द 

आजकल ऐसा जमाना आया हु कि दूसरी ही बातें चलती हूं । 
। उनमें कोई सार नहीं हे, ऐसा तो हम नहीं कहते । अभी दिल्‍ली में 
'साहित्य अकादमी” बनायी गयी । क्या हमारे भारत क साहित्य में 
“अकादमी के लिए कोई शब्द ही नहीं मिला ? यहाँ पर दस-बारह 


भाषाएँ हैं और वे दस हजार वर्षसे से विकसित हुई हैं । जब उन 


भाषाओं में उस काम के लिए कोई शब्द ही नहीं मिला तो बह कार्य 
क्या चलेगा ? विज्ञान की बात दूसरी हू । विज्ञान क शब्द चाहे 
हमारी भांषाओं में न मिलें, परन्तु साहित्य क लिए समचित शब्द 
नहीं मिलते हें तो वह चीज ही मुझे खटकती हूं | फिर मेंने सोचा कि 
खेर, नाम कोई हो, पर काम ठीक हो तो ठीक होगा । लेकिन 
काम भी क्या होता हू ? साहित्यिकों को इनाम .दिया. ज़ाता हु । 
अब सोचिये कि दुनिया में इनाम से कोई चीज बनंती है ? . तुलसीदास 
और कबीर को क्‍या इनाम मिला था * हाँ, हमार रवीन्द्रनाथ को 
इनाम मिला था, जिसे “नोबेल प्राइज” कहा ज़ाता हू । इस जमाने 
में हर बात की कीमत पसे में आँकी जाती हूं । किसी ने अच्छा साहित्य 


लिखा, तो उसे-अच्छी तरह से खिलाया-पिलाया जाना चाहिए, एसा : 


कहा जाता है; ले किन खिलाने-पिलाने का साहित्य से क्या सम्बन्ध ह 
हम मानते हें कि साहित्यिक को जीवन के लिए कुछ चाहिए । लेकिन 


आज हर चीज.की कीमत. पैसे में करते हें और इसलिए इनाम देते हैं । 


| 


साहित्यिक : ईइवर से भी ऊँचा * ३६- 


सोचते हैं कि इससे उसको कुछ सहारा मिल जायगा; परन्तु साहित्यिक 
जीवन का मूलस्रोत दूसरा ही होता ह । 
भगवदषंण | ु 
आन्श्र में पोतना नाम के एक भक्त-कवि हो गये हें। उन्होंने भागवत 
का तेलुगु में अनुवाद किया। वे किसान थें, खेती करते थे। बहुत 
ज्यादा संस्क्रत नहीं जानते थे, लेकिन कुछ जानते थे। इसीलिए तो 
वें अनुवाद कर संक । उन्होंने ग्रन्थ लिखा तो उनके भित्रों ने सलाह 
दी कि यह ग्रन्थु राजा को अपंण करो तो इसका खब प्रचार होगा । 
उन दिनों साहित्य का आदर करनेवाले राजा होते थे। परन्तु पोतना 
ने कहा कि “में सोचूगा' और जब उन्होंने- समपंण-पत्रिका लिखी तो 
उसमें लिखा कि यह भगवान्‌ की कृति भगवान्‌ को ही अपंण 
करता हूं । 
.. पोतना खेती करक मिट्टी में अपना पसीना डालकर अपनी रोटी 
कंमातं थे। बचे हुए समय में उन्होंने भागंवत लिखी तो क्या वह 
किसी राजा को अपंण की जा[ सकती ह ?, हिन्दुस्तान का साहित्य 
ऐसे ही लोगों के कारण बढ़ा ह॑ जिन्होंने लक्ष्मी को माता समझा, दासी 
नहीं । जो निरन्तर साहित्य का सर्जन करते थे, वे जन-समाज' में काम. 
करते रह और शरीर के लिए जीवनाधार के तौर पर जो कुछ मिलता 
था, उसीसे सन्तुष्ट रहते थ। उन्होंने राजाओं की परवाह नहीं की । 
पसे से वे खरीदे नहीं जा सकते थे। ऐसे ही लोगों से हिन्दुस्तान का 
साहित्य बढ़ा है। तुलसीदास, कबीर, पोतना, "तुकाराम -इस 
तरह भाषा के सर्वोत्तम साहित्यिकों को देखिए, वे 'राज्याश्रित नहीं 


४० साहित्यिकों से 


थे। वे भगवान्‌ के आश्रित थैं" जन-समाज में जीवन बिताते थे। 
आप उन्हीं के वारिस है । 
अन्त:प्रेरणा से ही लिख 

आप साहित्यिक लोग जानते हें कि जनता में विचार का कौन-सा 
प्रवाह चलना चाहिए । उससे आपको सहज प्रेरणा मिलेगी। उसीमें 
आपका भला हूं, मेरा भला ह और हिन्दुस्तान का भला है । आप 
अन्त:प्ररणा से ही लिखें । में आपसे एक बात कहना चाहता-हु । 
हमें जीवनशुद्धि का काम सतत करते रहना चाहिए । -फिर सहजभाव 
से-आपको जो स्फुरित होगा, उसीस दंश-आग बढ़ेगा । ; 

एक बात और । साहित्यिकों क पास भी तो कुछ सम्पत्ति होती 
हू । तो जहाँ यह सार्वजनिक यज्ञ शुरू हुआ हूं, उसमें आपकी भी 
अपना हिस्सा समर्पित करना चाहिए । उससे सब लोगों को प्रेरणा 
मिलेगी । आपक हृदय का भी समाधान हो जायगा कि जनता को 
जो माँग है, उसमें हमने भी साथ दिया । इसलिए में चाहता हूँ कि 
इसमें आप कुछ-न-कुछ दें । फिर साहित्य की आपको जो भी प्रेरणा 
हो उसके अनुसार आप हमें जो भी क्ृपाप्रसाद द॑ सकते हैं, द। 
में आंप सबको भक्तिभाव से प्रणाम-करता हूँ ।.... 
बलरामपुर (मंदिनीपुर) 

१६-१- ५५ 


माहिलिक को एक घिनगारी ही बस! :६: 


बहुत खुशी की बात हु कि आप लोगों से मिलने का हमे आज 
अवसर मिला । वंसे उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल,-तीनों बड़े 
प्रान्तों में हमारी यात्रा हो चुकी ह और तीनों प्रान्तों में साहित्यिकों 
का आशीर्वाद” सहानभति और सहयोग भी हमें मिला हु। उत्तर 
प्रदेश में राष्ट्ररवि मेथिलीशरणजी गुप्त और सियारामशरणजी 
गुप्त के प्रयत्न से कुछ साहित्यिकों से मिलन का अवसर प्राप्त 
हुआ था। बिहार में भी साहित्यिकों ने अच्छा योग-दान दिया। 
शबेनीपुरी' जी और 'दिनकर' जी दोनों ने इस पर कुछ लिखा -और 
काफी सहानुभूति दिखाई । बंगाल में तो हमें आशातीत सफलता 
ग्राप्त हुई । वहाँ क प्रतिष्ठित साहित्यिक मिलने आये । बहुत भावना- 
पुवक उन्होंने हमारा पूरा हाल सुना । ताराशंकरजी वंद्योपाध्याय 
“ने “आनन्द-बाजार-पत्रिका में इस पर एक लेख भी लिखा। 
उन्होंने लिखा हु कि उनका पूरा हृदय पहले से ही इस आन्दोलन 
के साथ हूं । उन तीन प्रदेशों के बाद आपके इस प्रदेश में हमारा 
आगमन हुआ । 


साहित्यिक सम्प्रदाय से परे 


तलगाना म॑ जब यह काम शुरू हुआ था, उसे अब चार साल होने 
भाय हूं। इस आन्दोलन ने सबका ध्यान खींच है । सबसे पहले, 


४२ * साहित्यिकों से 


उन लोगों का उत्साह इस कॉम से बढ़ा जो निर्माण का या रचनात्मक 
काय करते थे । यह स्वाभाविक था । जो लोग वर्षों तक गान्धीजी 
के साथ रह थे और खादी, ग्रामोद्योग, नयी तालीम, ग्राम-सफाई आदि 
कामों में लगे हुए थे, वे अपने को कुछ मायूस या निराश-सा महसूस 
कर रहे थे। उन्हें इस काम से बहुत ही प्रेरणा मिली । भू-दान-यज्ञ 
से मानो उनमें नया प्राण-संचार हुआ, जिसका अनुभव इस प्रदेश में 
भी हुआ । आपने देखा हू कि यहाँ पर गीप॑ बाबू वगरह इस काम में 
कद पड़े हं और सतत पद-यात्रा' कर रहे हें । प्रथम बल उनको मिला 
है, जो स्वाभाविक ही था। बाद में जिनका ध्यान इस आन्दोलन की 
ओर खिचा, उनमें हिन्दुस्तान के साहित्यिक थे। यहं भी स्वाभाविक 
ही था। साहित्यिक किसी सम्प्रदाय क॑ नहीं होते । साहित्यिकों 
का लक्षण ही यह हू किवे संम्प्रदायातीत होते हैं । जो सम्प्रदाय 
में बद्ध होते हैं, वे चिरंतन साहित्यिक नंहीं होते, वें तो तात्कालिक 
साहित्यिक होते हूँ | चिरंतन साहित्यिक तो सब पंथों, संप्रदायों से 
भिन्न, परे होते हैं । जीवन के लिए कोई क्रान्तिकारी या बुनियादी 
घटना घटे तो वह उनको सहज ही आकंक मालूम होती है । फिर 
वह घटना किसी संप्रदाय या पंथ की ही क्यों न हो, वह अगर बुनियादी 
चीज हु तो साहित्यिकों.को उसक प्रति आकर्षण होता ह । 

भदान से गरोबों को आशा 


फिर्‌ राजनतिक पक्षवालों का ध्यान इस काम की ओर गया। 
काँग्रेस, प्रजा-समाजवादी आदि सब पक्षों को लगा कि इस' काम का असर 
राजनीति पर पड़ सकता है । इसलिए उनका भी ध्यानं इस ओर 
“खिंचा । गरीबों दा तो ध्यान पंहले से ही इस ओर था। उनको 


साहिध्यिक को एक चितंगारी ही बस : ४३ 


लगता था कि यह काम तो साक्षात्‌ दरिद्रतारायण के लिए हो रहा 
है। वे चाहते थे कि स्वराज्य के बाद कोई ऐसा आन्दोलन हो जिसका 
उह्दय दरिंद्रों की सवा हो । उसका और कोई उद्देश्य न हो | हमने 
देखा कि स्व॒राज्य के बाद ऐसा नहीं हुआ । जिनक हाथों में राज्यसत्ता 
थी; वे कुछ आपत्ति में थे, इसलिए वह न हो सका, लेकिन गरीब लोग 
तो आशा से देख रहे थे कि स्व॒राज्य मिल गया है तो अब हमारी हालत 
कैसे सुधरेगी ? उन लोगों के लिए तो भूदान-यज्ञ अमृत-सिंचन जसा 
है ।- वेसे उनको इस काम से कोई बहुत ज्यादा मदद तो नहीं मिली 
है, अबतक सिर्फ छत्तीस लाख एकड़ भूमि प्रांप्त हुई हू । यह भूमि 
बेंटेगी तुभी उनके पास आयेगी, फिर भी उनको अब तक कुछ भी 
प्राप्त नहीं. हुआ हूँ तो भी हिन्दुस्तान: भर में “दरिद्रनारायण की सेवा 
शब्द चल' पड़ा है । 'दरिद्रनारायण' शब्द कोई नया नहीं है । 
यह शब्द स्वामी विवेकानन्द का हू । उन्तकी कितनी महान 
प्रतिभा थी ! उन्हें सहज ही यह शब्द सूझा | फिर देशबन्धुदास 
ने उस शब्द को चलाया और गान्धीजी ने उसे व्यापक बना दिया । 
खादी के आन्दोलन में गान्धीजी ने दरिद्धत्ारायण के लिए देशभर से 
पसा माँगा। उन्हें पेसा मिला और फिर चरखा-संघ शुरू हुआ। 
उस समय राज्य भी हमारा नहीं था, अंग्रेजों का था । देहात के गरीब 
लोगों को कोई पूछता भी नहीं था .। तब गान्धीजी ने उनकी ओर 
सबका ध्यान खींचा. । अब स्वराज्य के बाद तो वे आशा करते हैं 
कि-उनका ही राज्य होगाः। अब प्रथम कार्य गरीबों के उत्थान का 
ही होगा । लोग तो- यहाँ तक सोचते थे कि “व्हाइस रीगल लाज' का 
अब दवाखाना बनेगा । - गान्धीजी ने भी यही बाच्च कही थी । खेर, 


डड साहित्यिकों से 
वह बात नहीं हुई । उस समय में दिल्‍ली में शरणार्थियों में काम 
कर रहा था। वे लोग कहते थे कि गान्धीजी ने व्हाइस रीगल लाज' 
का दवाखाना बनाने को कहा था, लेकिन वह नहीं हो रहा ह । उस 
समय. उनके लिए घर भी नहीं थे, तो उनकी नजर उस बड़े मकान की 
तरफ गयीं । वें कहने लगे कि इतने बड़े मकान में थोड़े से ही लोग 
रहते हैं । खर, वह भी नहीं हुंआ । 
गांधीजी को असामान्य प्रतिभा 

हम तो समझते हूं कि गान्धीजी की असामान्य प्रज्ञा थी जिससे 
वें सामान्य जनता के साथ फौरन एकरूप हो जाते थे। उन्हें कुछ 
सोचना ही नहीं पड़ता था । एक मुट्ठीभर नमक क्या चीज थी ! 
किसका ध्यान उस पर जा संकता था ? हाँ , गोखले असम्बली में 
कभी बोले थे कि नमक पर टेक्स नहीं होना चाहिए । उसका आधार 
लेकर गान्धीजी ने कहा कि नमक तो मुफ्त मिलना चाहिए । हमारी 
भाषा में एक शब्द हे, “नमक हराम',उसका मतलब यह हे कि सारे 
जीवन को रुचि या स्वाद देनेवाला पदार्थ अगर कोई ह तो वह नमक 
हे । अंग्रेजी में ब्रेड एंड बटर कहा जाता हू । लेकिन हमारे यहाँ 
तो रोटी के साथ नमक चलता हू, 'नमक-रोटी' कहा जाता हे । गान्धी 
जी ने कहा कि हम नमक बनायेंगे और अंग्रेजों का कानन तोड़ेंगे । 
लोग दंखते रह कि इसस क्या कानून तोड़ना होगा, परन्तु वह बात 
हुई; क्योंकि वह बुनियादी चीज थी । वसे ही शराब की दूकानों पर 
पिकंटिंग करने की बाते लीजिये । उन्होंने बहनों से पिकटिंग करवायी । 
तंब चर्चा चल रहो थी कि शराब की दुकानों पर-किसे भेजा जाय॑, 
ल्‍योंकि वे ती गुंडों के अड्डे होते हें। सबसे नीचे के स्तरवाले लोग 


का 


साहित्यिक को एक चिनगारों ही कस ! ड्प्र्‌ 
वहाँ पहुँचते हें । तब गांधीजी ने कहँ। कि वहाँ बहनों को भेजना 
चाहिए । और बहनों की क्या हालत थी ? वे तो घर के बाहर भी 
नहीं निकलती थीं। परदे के अन्दर ही रहती थीं। उनके हाथ 
में गहने होते थे, यानी श्रृंखला होती थी । सोने की ही सही, पद थी 
शृंखला ही । उन्हें भीरु भी कहा जाता था । ऐसी बहनों को 
बदमाशों का सामना करने की यह सूचना बड़ी विचित्र मालूम हुई । 
लोगों ने कहा कि वहाँ का वातावरण तो बड़ा गन्दा होता है, गालियाँ 
बकी जाती हें, वहाँ बहने कसे जा सकती हूँ ? तब गांधीजी ने कहा कि 
बहनें तो सभ्यता और संस्क्ृति की मूर्ति ह न ! अतः: जहाँ असंस्क्ृति 
ह वहाँ 'संसक्ृति को भेजना चाहिए। वहाँ तो सदभावनावालों 
को ही भेजना चाहिए। अन्धकार का मुकाबला प्रकाश से 
ही हो सकता है । बहनें वहाँ पर गयीं और लोग उनको देखकर 
शर्भिन्दा हुए । यह सब गान्धीजी की सूझ थी । जिनको दुनिया में 
कोई कीमत नहीं हू, उनके साथ एकरूप होने को अद्भुत सूझ उनमें 
थी ओर वह बिलकुल सहज होती थी । 
साहित्यिक चिनगारी को पहचानत हें 
इन बातों से आजादी की लड़ाई को जोर मिला । कुछ लोग तो 
उल्टा सोचते थे। वे कहते थे कि शराब-बन्दी, खादी वगरह चीजें 
स्व॒राज्य-आन्दोलन के साथ जोड़ दी गयीं, इसलिए उनमें जोर आ 
गया। लेकिन वे नहीं समझते थे कि ये तो जीवनदायिनी चीजें हैं, उनके 
कारण स्व॒राज्य-आन्दोलन में नतिकता आंयी। फिर स्व॒राज्य आयां। 
उसक बाद फिर अब कुछ बात करनी हूँ तो गरीबों के लिए ही करनी 
है ॥ फिर भू-दान-यज्ञ चला । छत्तीस लाख एकड़ भ्रूमि हमें मिली । 


डे * .साहित्यिकों से 


यह कोई बड़ी बात नहीं हे; लेकिन हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण । अगर जमीन 
ही गिनी जाय तो क्या चीज है । हिन्दुस्तान में तीस-चालीस करोड़ 
एकड़ जमीन हूं, वहाँ यह छत्तीस लाख एकड़ जमीन एक प्रतिशत ही तो 
हुई. । लेकिन साहित्यिकों के लिए वह विशेष बात ह, क्योंकि वे चिनगारी 
को पहचानते हें । दूसरों के लिए तो पेट्रोमक्स की जरूरत होती हु, 
लेकिन साहित्यिकों कं लिए एक चिनगारी ही बस हु । वे प्रकाश , 
का अंकुर देखते हें तो परीक्षा कर लंते हें। दूसरे तो बीज से 
भी प्ररीक्षा करना नहीं जानते, वे जब फल चखते हँ तभी जानते हूं 
कि फल खट्टा ह या नहीं । लेकिन साहित्यिकों का स्वाद बिगड़ा हुआ 
नहीं ह । उनका स्वाद स्वच्छु और निर्मल होता हू । ह 


साहित्यिकों के लिए हमारी भाषा में “कवि” शब्द का इस्तेमाल 
किया गया हूं : “कबिः ऋ्न्तदर्शी । कुछ सतरें, कख ग लिख डालने 
से कोई कवि नहीं होता । जिसे क्रान्तदशन ह, जिसे उस पार का दर्शन * 
हं--जहाँ का दुनिया को दशन नहीं हू, क्योंकि दुनिया की आँखों पर 
परदा पड़ा है, ऐसा दर्शन जिनको हं--वे कवि कहे जाते हें । कवि . 
को तो प्रातिभद्शन होता हें, मामूली आँख को दहन नहीं। 
जरा इशारा या निशानी मिल जाय तो उन्हें मालूम हो जाता ह) 

अब तो हमें कुछ जमीन मिलो हू, लकिन जब उत्तर प्रदेश में थे तब तो 
हमें ज्यादा जमीन नहीं मिली थी । फिर भी मथिलीशरणजी और 
सियारामशरणजी को इस काम के प्रति आकर्षण हुआ और उन्होंबे | 
कहा कि “अरे, यह तो भारत का हृदय है ।” हृदय तो छोटा होता 
है अँगठ के जसा, लेकिन उसक अन्दर जो ज्योति' हु, वही आत्म-तत्त्व | 

«ह । वह बिलकुल,हीं छोटा होता हू, अणुमात्र : “झणोरणोीयान्‌ महतो 





साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ! ४ 


महीयान्‌ | परन्तु इसकी प्रभा-इतनी व्यापक होती हैँ कि महान्‌ 
से महान्‌ चीज वही होती हू । छोटी-सी चीज में भी चेतना होती ह, 
तो वह अलग से दीखती है । 

विवेकानन्द ने कहा था कि चलती ट्रेन में बहुत ताकत होती 
हैं । लेकिन पटरी पर की छोटी-सी चींटी ने देखा कि राक्षसी दौड़ी 
आ रही हैँ तो वह हट जाती और बच जाती हू। ट्रेन कितनी 
ही बड़ी हो, फिर भी चींटी उससे बच जाती हुं; क्योंकि वह राक्षसी 
बेवकूफ होती ह |. वह तो अचेतन हे और चींटी में चेतन्‍्य होता ह, 
जिसके कारण वह.बच. सकती हु । उसको मारने की शक्ति ट्रेन में 
नहीं होतीं । जिसमें चेतन का अंश हूँ वह बात साहित्यिकों को आकर्षक 
मालूम होती है । इसलिए हम चाहते हैं कि आप तटस्थ बुद्धि से 
से इस काम की ओर देखिये, चारण मत बनिये । उदासीन होकर 
उसकी ओर देखिये । मेने 'उदासीन' शब्द संस्कृत के अर्थ में इस्तेमाल 
किया हू । “उत्‌ श्रासीन:--यानी ऊँचा बेठा हुआ । यह अहिंसा का 
विचार हू । सर्वोदिय का या किसी खास प्रदाय का विचार हू, इस 
दृष्टि से मत सोचिये । स्वतंत्र बद्धि से सोचिये । यह सोचिये कि 
इसका क्रान्त-दशन क्या हो सकता ह । 
भारत का गोरव : ब्रह्म-विद्या 

हिन्दुस्तान की भव्यता का वर्णन अनेक लोग अनेक प्रकार से 
करते हूं । कहते हूँ कि हिमालय जसा पहाड़ नहीं, गंगा जसी अद्भुत 
नदी नहीं । और भी कई बातें कहीं जाती हें । तो इसके पी छे ममत्व हें, 
इसलिए यह महत्ता हमें प्रतीत होती हूं । ममत्व न हो तो वह नहीं' 
प्रतीत होगी। यों तो हर देश-वासी को' अंपने देऋछ के लिए ममत्व 


४द साहित्यिकों से 


द्रोता है, इसलिए महत्त्व मालूम होता हैं । हम भी कहते हें'ज्ारे 
जहाँ से भ्रच्छा | अगर पूछा जाय कि कया अच्छा ? तो कहते हें 'हमारा। 
अगर वह हमारा' छोड़ दें और कवल तुलना के लिए खड़े हो जाये 
तो. वह बात नहीं रहती । 


हिन्दुस्तान की मिट्टी अमेरिका की मिट्टी से अधिक अच्छी हू 
ऐसी बात नहीं है । यों तो अमेरिका की मिट्टी ही बिल्कुल ताजी ह-- 
'फ्रेश' हें, उसमें से अधिक फसल पेदा हो सकती हू । वहाँ पर कितनी 
बड़ी बड़ी नदियाँ हें ! उनके सामने हमारी ग्रंग नदी क्‍या ह ! 
हाँ, यह हिमालय पव॑त दुनिया में सबसे ऊंचा हैं, पर उसको छोड़कर 
दूसरी ऐसी कोई चीज हमार पास नहीं हू, जिसके आधाइ पर हम 
दावा कर सके कि हिन्दुस्तान श्रेष्ठ हुं। परन्तु ममत्व के कारण'हम 
ऐसा दावा करते हूं । ु 

मेरा दावा यह नहीं हू कि हिन्दुस्तान की कुदरत दूसरे देशों की 
कुदरत से अच्छी हं, लेकिन मेरा दावा यह हू कि हिन्दुस्तान में 
ब्रह्म-विद्या निकली हू, जिसकी ताकत से यह भूदान-यज्ञ चला हू, उस 
जोड़ की वस्तु दुनिया में नहीं ह । यह बात हम बिलकुल तटस्थ होकर 
कह रहे हें | हमने दुनिया की बहुत-सी भाषाओं और साहित्य 
का अध्ययन किया ह । किन्तु दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा साहित्य 
नहीं हू जो .निष्ठा भाव से कहे कि 'तत्वमसि:--ही त्‌ ब्रह्म हैँ और 
यही हमारा बल हू । इसी वास्त हम भारतः का गौश्व मानते हूं.। 
वह गौस्व स्वतंत्र दृष्टि से भी सिद्ध होता-हु. । भारत सारे जहाँ से; 
अच्छा ह; क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म-विच्चा ह । 


साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ! ४डह 


माँसाहार निवत्ति 
वह “ब्रह्म-विद्या' एसी नहीं ह कि उसके साथ-साथ अन्धकार भी 


रहे, भ्रम भी रह । वह ब्रह्म-विद्या इतनी ताकतवर हू कि उसके 
सामने अन्धकार टिक नहीं सकता, भ्रम रह नहीं सकता । उसीक 
बल के कारण यहाँ करोड़ों लोगों ने .माँसाहार छोड़ा । दुनिया के 
दूसर देशों में आज प्रयोग हो रहें हें ।- वे बालवत्‌ प्रयोग कर रहे ह- 
वेजीटरियन रस्ट्रेंट”' खोलते हें । कुछ लोग वहाँ जाते हें । इस 
तरह वहाँ पर नया आरम्भ हुआ । जो आन्दोलन हिन्दुस्तान में दस- 
दस हजार साल बहले हो चुके, उनका आगमन पादश्चात्य देशों में अब 
हो रहा हैं । अब जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनको अनुभव हो रहा ह 
कि माँसहार करते है, तो हर मनृष्य के पीछे दो एकड़ जमीन की जरूरत 
होती हू । दूध लेते हें और शाकाहार करते हें तो एक एकड़ जमीन की 
जरूरत होती हु । केवल शाकाहार ओर धान्याहार करत हूं तो आधे 
एकड़ में काम चल जाता हू । पाइचात्य लोग वज्ञानिक होते हैं, इसलिए 
वे इस तरह का हिसाब करते हूं । मेरा मानना ह कि वे धीर-धीर 
माँसाहार छोड़ने की तरफ आयेंगे । उनक ध्यान में आयेगा कि पशुओं 
को खाना गलत हू । लेकिन हिन्दुस्तान में तो यह बात तभी फल 
चुकी, जब जनसंख्या अधिक नहीं थी । प३चात्य देशों में तो जनसंख्या 
बढ़ रही हं, इसलिए अब माँसाहार छोड़ने की बात चलेंगी । 

हमने सुना है कि हिटलर ने माँसाहार छोड़ दिया था, क्योंकि 
माँस के टिन दक्षिण अमेरिका और अज॑ण्टाइना से आते थ९। वहाँ 
पर बलों की हत्या होती थी और फिर टिन में भरकर माँस बाहर 
भेजा जाता था। बलों को टिन का आकार मिलता था और सुन्दर- 


श्० न साहित्यिकों से 


सुन्दर टिन में बेठकर वे बल मनृष्य के पेट में प्रवेश करने के लिए आते 
थे ! जमनी ने सोचा कि लड़ाई छिड़ जायगी और ये टिन आना 
बन्द हो जायगा तो हमारी क्या हालत हो जायगी, इसलिए जमंन 
लोग शाकाहार का प्रयोग करने लगे। उधर माँसाहार छोड़ने की 
जो प्ररणा हुई, उसक पीछे परिस्थिति का प्रभाव था। बसे हरएक देश 
में सही विचार करनेवाले और सत्य शोधन करनेवाले कुछ लोग 
तो होते ही हें, परन्तु जनता उनके पीछे तब जाती हूं, जब पीछे जाना , 
अनिवार्य हो जाता है | लेकिन हिन्दुस्तान में तो जब जनसंख्या 
कम थी, तभी यह बात चली । 
शांकुतल में आता हु 'आश्रमस्‌ मुगो अयम्‌ न हन्तव्यो न हंन्तव्य:' 
राजा दुष्यन्त शिकार के लिए वहाँ पर आता हु तो आश्रम वी बच्चा 
निर्भयता से उसे कहता हूं कि “न हन्तव्यों न हन्तव्यः ।-यह आश्रम 
का मृग है, इसे मत मारो । इस तरह आज कौन लड़का बादशाह से 
यह बात कह सकगा ? लेकिन उस बच्चे ने दुष्यन्त से कहा, और 
फिर दुष्यन्त ने मुग को छोड़ दिया। यह हिन्दुस्तान की सभ्यता 
और संस्कृति है । यह इसलिए हुआ कि यहाँ पर ब्रह्म-विद्या थी। 
परिस्थिति के दबाव से तो प्रयोग होते ही हें, लेकित यहाँ पर माँसा- 
हार-परित्याग का जो प्रयोग चला वह ब्रह्म-विद्या के कारण चला । 
ब्रह्म-विद्या कहती हूं कि हम सब आत्म-रूप हें । इसलिए कौन 
किसको खायेगा ? 
गांधी जेंस अंकुर 
हमारे यहाँ ये जो गान्धी वगरह उत्पन्न हुए हें, यह कोई चीज 
नहों हूं । हिन्दुस्तान की भूमि में एसी शक्ति हु कि इस भमि में से एस 


साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ! ५१ 


ही अंकुर निकल सकते हें । दूसरे अंकुर नहीं निकल सकते । लोग 
इतिहास लिखने बेठते हें, स्वतंत्रता के आन्दोलन का इतिहास लिखने 
बठते हैं। किसने क्या किया, किसने कितना क्‍या किया, यह 
सब लिखते हें । वे कागज देखकर लिखते हें और कहते हूं कि पूरे 
कागज नहीं मिल रहे हें । अरे ! कागज में क्या रखा हूं । क्या 
हिन्दुस्तान का इतिहास कागज में लिखा ह ? हिन्दुस्तान का इतिहास 
तो आसमान में लिखा है । उधर देखो विश्वाभित्र, वशिष्ठ, अरुंधती, 
सप्तर्षि सब वहाँ पर हें । हिन्दुस्तान का इतिहास देखना ह तो आकाश 
में देखो । यहाँ पर कितने ही राजा आये और गये, लेकिन नाम चलता 
हे केवल' राजा-राम का। सिर्फ हिन्दुओं की यह हालत नहीं हं, हिन्द 
स्तान के मुसलमान भी इसी मनोवृत्ति में पल है । 

में मंवातों में काम कर रहा था । उजड़े हुए मुसलमान भाइयों 
को बसाने का काम कर रहा था। एक दिन उनकी सभा में मेने पूछा कि 
“क्या आप अकबर बादशाहको जानते है?” तो उन्होंने जवाब दिया 
कि “नहीं जानते ।” फिर पूछा, “आपने अकबर का नाम नहीं 
सुना ?” तो उन्होंने कहा कि “सुना हे, अल्‍ला हो अकबर, अल्ला हो 
अकबर | यह तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों की हालत हू ! यहाँ पर 
राजा राम का नाम ही मालूम है । दूसरा राजा ही हमारे देश के 
निवासी नहीं जानते । फिर ये छोटे-छोटे इतिहास लिखकर क्या. 
करत हो ? 

- “ बदों से लंकर उपनिषद्‌ तक एक धारा चली आ रही हुं । बुद्ध, 
महावीर ओर असंख्य सत्पुरुषों का एक प्रवाह चला आ रहा ह । 
'उसी प्रवाह में गान्धीजी आये। उनका आना लाजिमी था। वे 
नहीं आते तो क्‍या करते ! हम तो- उन्हें बहुत बड़ा .महात्मा आदि 


५२ | साहित्यिकों से 


कहते हें, परन्तु वे जानते भी थे और कहते थे कि हम कुछ नहीं हैं ।' 
यह बात सही भी हे । यहाँ पर ऐसा सनातन धर्म हूं, तो ऐसा 
आचरण होता ही हैँ । हम इसीमें पंदा हुए हें । इस देश की महत्ता 
इसी में है कि यहाँ का जो सारस्वत हे, साहित्य ह, उसमें जो ऊँचे विचार 
भिलेंगे वेसे विचार दुनिया की दूसरी भाषाओं में नहीं मिलेंगे । बाकी 
जो हिन्दुस्तान का वेभव कहा जाता हे, वह तो ममत्व के कारण ही । 
तमिल कवि सुब्रह्मण्यम्‌ ने कहा हु कि हिमालय जेसा दूसरा पहाड़ 
नहीं ह और उपनिषद्‌ः ज॑सी दूसरी पुस्तक नहीं हु । आखिर आपके 
पास एक हीतो भौंतिक चीज हु और वह है हिमालय। यह जो अद्वितीय 
चीज हु उसीकी मिसाल उस कवि ने पंश की । दूसरी चीजें तो 
दुनिया में भी हें। इसलिए अगर हमारी सबसे बड़ी कोई चीज ह 
तो वह हू हमारा साहित्य । आजकल कहा जाता हु कि संस्कृत भाषा 
तो अब मर गयी । आखिर यह मरना-जीना क्‍या हूं ? बीज भर 
गया और वृक्ष पेदा हुआ तो क्‍या बीज मर गया ? जहाँ बीज मरा 
परन्तु बीज में से पेड़ पदा हो गया, वहाँ पर बीज नहीं मरा । जहाँ 
पेड़ ही नहीं पदा होता हे, वहाँ समझ लीजिए बीज मर गया, निर्जीव 
हो गया । यह जो हिन्दुस्तान की भाषाएँ हें, सब संस्कृत से पेंदा 
हुई हैं । तो उस बीज में से आज विशाल वृक्ष पंदा हुआ ह। 
इसलिए यहाँ की हर भाषा में भक्ति का साहित्य मौजूद ह। 
जो शक्ति बीज में थी वही शक्ति इन भाषाओं में भी आयी हू । तो 
हिन्दुस्तान का वभव ही यहाँ का साहित्य हे, दशन हु । संस्कृत में 
जो नाटंक और कहानियाँ लिखी गयों,ुवसी तो दुनिया की दूसरो 
भाषाओं में भी लिखी गयी हेँ | हम यह दावा नहीं कर संकते कि 
यहाँ पर सा अद्भुत इतिहास लिखा गया, वसा दुनिया की दूसरी भाषा 


साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ५३ 


में नहीं लिखा गया । लेकिन हम यह दांवा कर सकते हूं कि हिन्दुस्तान 
में जो ब्रह्म-विद्या निकली इसकी अनेक शाखाएँ पदा हुईं, अनेक दर्शन 
हुए । इन सबकी बराबरी करनेवाली चीज दुनिया में दूसरी कोई 
नहीं है । 

ब्रह्म-विद्या किसी विशेष भूमि की वस्तु नहीं हूं । वह तो सारी 
दुनिया की चीज हू । वह तो एक संयोग था, इत्तिफाक था कि वह 
चीज यहाँ पर पंदा हुई । वह चीज यहीं पर क्यों पंदा हुई ? इसका 
कारण हम नहीं जानते । ब्रह्म-विद्या कोई ऐसी चीज नहीं ह कि जो 
साल-दो साल मे फल जाय । वह तो हजार-हजार सालों में फलती हु । 
लेकिन हम प्रत्यक्ष आँख से देखते हूँ कि यह बीज दुनिया में फलने- 
वाला है । आज का जो विज्ञान हैं, वह तो उसके सामने बालक हे । 
परन्तु जसे-जंसे वह प्रौढ़ होता जायगा, उसकी आत्मा का- भान होता 
जायगा । आज कुछ भान हो भी रहा है । जो आधुनिकतम वेज्ञानिक 
माने जाते हें, उनको यह भान हो रहा हे कि शायद कुछ चेतन हे । 
साठ साल पहले तो विज्ञान अन्चकारमय था। उस समय वंज्ञानिक 
ऐसा तो नहीं कहते थे कि ईइक्र हू ही नहीं। वे नास्तिक नहीं थे । 
वेज्ञानिक नास्तिक नहीं, नम्न होते हें। वे कहते थे कि इसके बारे में हम 
कुछ भी नहों कह सकते, लेकिन अब कहते हूं कि इसमें कुछ मूल 
तत्त्व होनां चाहिए और हमारा विश्वास हुं कि भारत की सारी- 
की-सारी ब्रह्म-विद्या विज्ञान क जरिये सही सिद्ध होनंवाली हू । 
ब्रह्मतत्व सर्वत्र हे 

आजकल कुछ लोग कंहते हूं कि श्रद्धा नष्ट हो रही ह; लेकिन हंम 
कहते हें विज्ञान के कारण श्रद्धा की जरूरत ही नहीं रहेंगी । मानव 


प्ूड साहित्यिकों से 


को अनुभव आयेगा और वही अनुभव कहेगा कि सारी दुनिया में बहा 


तत्त्व पड़ा हु। विज्ञान तो प्रयोग करता ह। आज विज्ञान और ' 
गणित के कारण ब्रह्म-विद्या का जितना स्पष्ट दर्शन हमें होता हे, उतना 


स्पष्ट दशन प्राचीनकाल में नहीं होता था । उनके सामने तो स्थल 
उपमाएँ थीं। उपनिषदों में कथा-कहानियाँ आती हें। पिता पृत्र 
को ज्ञान दें रहा ह। उसमें वट-व॒क्ष की उपमा का उपयोग किया गया 
हू । पिता कहता हू कि छोटे-से बीज में से एक विशाल वट-वृक्ष 
पंदा होता हे, छोटे से बीज में जो नहीं दिखाई देता है, वह विशाल 
वट-वृक्ष उसमें छिपा हुआ होता हे । वेसे ही आत्मा का स्वरूप होता 
हू । इसलिए हूं सम्य, तुम श्रद्धा रखो । आखिर उसे यह कहना 
पड़ा--- श्रद्धस्व॒ सौम्य !” लेकिन आज तो हमारे पास सुक्ष्म मिसालें 
हैं । यह 'एठर्मा का युग हैं, ऐसा कहा जाता हे । लेकिन 'एटम' से 
तो ब्रह्म-विद्या साफ दीख पड़ेगी । यह चेतन-शक्ति कण-कण में प्रवेश 
कर सकती हू । उसका साक्षात्‌ दर्शन होगा । पहले तो आत्मा का 
दर्शन नहीं होता था, न आत्मा कानों से सुनी जा सकती थी । आत्मा 
वा अर द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मनन्‍्तव्य: लेकिन उसको आत्मा का. द्रष्टव्य 
और श्रोतव्य स्वरूप नहीं मालूम था । उनकी आकांक्षा थी कि आत्मा ' 
आँखों से दीख पड़े, कानों से सुनायी दे, लेकिन अब तो आत्मा आँखों 
से दिखाई देंगी, कानों से सुनायी देगी । चन्द दिनों के बाद ऐसी हालत 
होगी कि आत्मा आँखों के सामने दीख पड़ेगी । 
अब रेडियो आया हू तथा और भी बहुत-सी चीजें आयी हूं । हम 
गान्धीजी क व्याख्यानों के रकार्ड सुनते हें और उनकी आवाज पहचानते 
हें। यानी, मरने के बाद भी हम एक मनुष्य की आवाज सुनते हें और 


साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ! ५५ 


पहचानते हें कि वह बापू की ही आवाज हे । इसका मतलब यह हुआ 
कि शब्द व्यापक और नित्य हे । मीमांसकों का बड़ा वाद चलता 
था कि दब्द नित्य हे या अनित्य; लेकिन आज यह बात सिद्ध हो गयी 
ह कि शब्द नित्य हैं, उसे पकड़ने की तरकौब मालूम हो जाय तो उसे 
हम पकड़ सकते हें । इसका मतलब हु कि कान से परे कोई शक्ति 
हमार हाथ आयी हू । कान की शक्ति बढ़ी ह । इस तरह आँख की 
भी शक्ति बढ़ेगी । विज्ञान से हमें सृष्टि में आत्मा का साक्षात्‌ 
दर्शन होगा | जो-जो साहित्य यहाँ पदा हुआ, जिससे आत्म-विद्या 
प्रकट हुई, उसका हमें अभिमान हूं । 
भूदान और राजनीति 

आप भूदान-यज्ञ की तरफ राजनतिक, सामाजिक आदि सामान्य 
दृष्टि से मत देखिये । हाँ, यह बात ठीक हूं कि राजनीति पर भी 
इसका असर होनेवाला हु और राजनीति के बदले लोकनीति आने- 
वाली हूं, यह हमारा दावा ह्‌ । परन्तु ये सब दावे गौण हें । हमारा 
मुख्य दावा तो यह हू कि ब्रह्म-विद्या के परिणामस्वरूप यहाँ की हवा 
में जो अहिंसा हूं, उसका चिह्न भूदान-यज्ञ में प्रकट होता है । इस 
दृष्टि से आप इस काम की ओर देखिये । 
वाणी को उक्ति 

मेंने बंगाल में ताराशंकर वंद्योपाध्याय से कहा था कि आपसे 
हम वाग्दान चाहिए । उन्होंने कुछ सम्पत्तिदान दिया था; तो हमने 
कहा कि आपने संपत्तिदान दिया सो तो ठीक किया । जो चीज आपके 
पास पड़ी थी और जिसका आपक पास होना जरूरी नहीं था, वह आपने 
दे दी तो ठीक ही किया, लेकिन वाग्दान दीजिये. वाणी की उक्ति.... 


ध्र्द् री साहिष्यिकों से 
बहुत बड़ी होती हे । स्वच्छ निर्मल वाणी को शक्ति हु बहुत बड़ी हे | 
आखिर आप इसी भूमि में पंदा हुए हें तो आप जायगगे कहाँ ? जो 
मूल है, हिन्दुस्तान का जो मूल स्रोत है उसे छोड़कर आप कहाँ जायेंगे ? 
शब्द तो हिन्दुस्तान के ही बने हुए हें । आप वे ही शब्द इस्तेमाल 
करंगे। उन शब्दों में जरा बारीकी से देखना होता है । उनमें कितनी 
सुविधा भरी हुई हू । क्या पानी, क्या पेड़ । पेड़ शब्द के लिए इंग्लिश 
में एक ही शब्द ह ट्री, लेकिन हमारी भाषा में तो पेड़ के लिए पचासों 
शब्द हें । यह कहा जा सकता हू कि इन पचासों शब्दों की क्या जरूरत 
है, नाहक परियग्रह क्‍यों बढ़ाना चाहिए । लेकिन यहाँ पर पेड़ के लिए 
जो पचासों शब्द हें, वह इसलिए कि वस्तु की ओर सूुक्ष्म दृष्टि से 
देखना होता हे । पृथ्वी के लिए इंग्लिश में एंक शब्द 'अथ' हे । हाँ, 
इसमें भी कुछ अथ हु । पृथ्वी अर्थमती, पृथ्वी का मतलब हे फंली 
हुई | दूसरा शब्द ह धरा यानी धारण करनेवाली । तीसरा शब्द हु 
गृर्वी यानी भारी । चौथा शब्द हू उर्वी यात्री व्यापक । पाँचवाँ शब्द 
हु क्षमा यानी सहन करनेवाली । तो एक ही पृथ्वी के लिए पचासों 
शब्द हें । इस तरह वे लोग पृथ्वी को परमात्म-रूप में देखते थे । 
सारी सूट में चेतन्य 

परमेह्वर के कौन-कौन गुण हूं जो यहाँ पर प्रकट हुए हों । उन 
गुणों को वे देखते थे और एक-एक गृण के लिए एक-एक नाम देते थे । 
इस तरह एक वस्तु के पचासों गुण देखते थे । किसी कवि को लिखने 
में सुभीता हो इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस वस्तु के अन्दर 
उन्हें अनक गुणों का दर्शन होता था। सारी सृष्टि में वे चेतन' देखते 
-थु । जसे चेतन में अन्रेक गुण होते हें, बसे सब गुण' पदार्थ में होते हें । 


साहित्यिक को एक चिनगारी ही बस ! ध्छ 


इसलिए एक ही वस्तु के लिए पचासों शब्द बनाये गये हें। उन 
शब्दों को छोड़कर आप लिख नहीं सकते हूं । उन्हीं शब्दों के आधार 
प्र आप लिखेंगे । आप कितने ही गयें-बीते क्‍यों न हों, आप जो 
लिखेंगे उसमें आत्म-विद्या का प्रकाशन आपके रहते-न-रहते, आपक 
पहचानते-न-पहचानते होगा । यह टल नहीं सकता । आप पर 
हमारी यह श्रद्धा हे क्योंकि आप “अमृतस्य पुत्रा: हें । आप सब लोग 
जो अमृत के पुत्र हें, कितने भी मूर्दा बने हों तो भी वह अमृत 
जायगा कहाँ ? इसलिए हिन्दुस्तान के साहित्यिकों में कुछ बात है । 
यह हमारी श्रद्धा हु और अनुभव भी ह ।... | 
बालइवर (उत्कल) 
६-२- ५५ 


हृदय से हृदय जोड़िये : ७: 
तुकाराम का एक वचन हूं । परमेश्वर को संबोधित करके वह 
कहता है, “तेरे नाम की महिमा तू नहीं जानता, हम जानते हूँ । 
बसे ही साहित्यिकों की महिमा साहित्यिक नहीं जानते । जो अपने 
लिए अभिमान रखनेवाले साहित्यिक होते हें, वें साहित्य का भो 
अभिमान तो रखते होंगे, परंतु उत्की महिमा हहीं जानते । वे यदि 
साहित्य की महिमा जानते होते, तो अभिमान न रखते । साहित्य की 
महिमा विद्ञाल हूं । मुझे साहित्य की महिमा का भान इसलिए हु 
कि में साहित्यिक नहीं हूँ । साहित्यिक न होने भर से उसकी महिमा 
का भान होता हं, ऐसी बात. नहीं । एक अवसर होता हू । किसीको 
हासिल होता हैँ, किसीको नहीं हासिल होता । मुझे वह अवसर 
हासिल हुआ--अनेक भाषाओं के साहित्य का आस्वादन करने का । 
हरएक भाषा का जो विशेष साहित्य हे, वही मेरे पढ़ने में आया है । 
उसका असर भी मुझ पर बहुत हुआ है । इसलिए बेनीपुरीजी ने 
बिहार में जो बात कही--जहाँ में जाऊँ, वहाँ के साहित्यिकों को बुलाने 
गी--वह मुझे सहज ही हृदयग्राह्म हुई । 
साहित्य यात्रो अहिसा 
में अपने मन में जब साहित्य की व्याख्या करने जाता हूँ और व्याख्या 
करने का मुझे शौक भी हू, तब उसको व्याख्या करता हूँ : ““साद्वित्य 
यानी अहिसा ।” अब यह सुनकर लोग कहेंगे कि यह तो खब्ती ह, 


हृवय स हृदय जोड़िये प्र 


हर जगह अहिंसा लाता है । परंतु साहित्यकारों ने भी उसकी व्याख्या 
की हे कि सर्वोत्तम साहित्य “सूचक होता हू.) “सूचक साहित्य” को 
सर्वोत्तम क्यों माना जाता है इसलिए कि वह सुननवालों पर आक्र- 
_मण नहीं करता ।. किसी पर अगर उपदंश का प्रहार होन लगे, तो. 
यद्यपि वह उपदेश हितकर हो, फिर भी उसका स्पर्श शीतल नहा गीता ॥ 
बचपन में हम ईसप की नीतिकथाएँ पढ़ते थे, तो उनका तात्पय॑ नीचे 
लिखा हुआ होता था । तात्पयं यानी न पढ़ने का अंश, ऐसा हम समझते 
थे। कथा का तात्पयें अगर चंद शब्दों में लिखा जा सका, तो में 
समझूंगा कि कथा लिखनवाल में कोई कला नहीं हू । अभी बेनीपुरी- 
जी ने कहा कि “भूदान-यज्ञ शब्द किसके साहित्य में कितनी दफा 
आया, इस' पर से लोग हिसाब लगाते हूं कि यह साहित्य भूदान-यज्ञ 
का सहायक ह या नहीं ?” इसके साहित्य में पचास बार भूदान दाब्द 
आया, उसके साहित्य में पाँच सौ बार आया, ऐसी सूची बनाते हें और 
गिनती करते हूं । 
साहित्य-बोध का अर्थ 
उत्तम कृति का लक्षण यही ह कि जंसे रामचन्द्र को देखने पर 
अनेक लोगों ने अनेक कल्पनाएँ अपनी-अपनी भावना के अनुसार कीं, 
वसे ही जिस बोध से अनेकविध तात्पय निकलते हें, वही साहित्य- 
बोध है । कानून की किताब में इससे बिल्कुल उल्टी बात होती हूं । 
एक वाक्य में से एक ही अर्थ निकलना चाहिए, दूसरा नहीं निकलना 
चाहिए। अगर एक वाक्य से दो अथ निकले, तो वकीलों की कंबख्ती 
_आ जाती हूं। पर साहित्य की प्रकृति इससे बिल्कुल उल्टी होती 
है । गीता उत्तम साहित्य हे, रामायण उत्तम साहित्य हूं; क्योंकि 


६० साहित्यिकों से 


उनके तात्पय के विषय में मतभेद हु । जिस साहित्य के तात्पय के 
विषय में मतभेद न हो और तात्पय निश्चित कहा जा सके, उसमें 
साहित्य-शक्ति कम प्रकट होती है । 

. प्रसिद्ध ऋषिवाक्य ह : परोक्षप्रियाः इब हि दवाः, प्रत्यक्षद्रिष: | 
देव परोक्षप्रिय होते है । उन्हें परोक्षवाणी पसंद आती हु, प्रत्यक्षयाणी 
पसंद नहीं आती । इसका मर्म भी यही ह कि प्रत्यक्ष उपदेश में कुछ _ 
चभने का माद्दा होता है । वाल्मीकि की रामायण जब हम पढ़त हें, तो 
उसमें बहुत ज्यादा उपदेश के वचन नहीं आते; कथागंगा बहती जाती 
है, मनृष्य उसके साथ-साथ बहता जाता हू । अनेक मनुष्यों को अनेक- 
विध तात्पय हासिल होते ह और एक ही मनष्य को समयानसार 
अनेकविध तात्पय हांसिल होते हैं । साहित्य की विशेषता इस विविधता 
में ह। इसलिए जब हम साहित्थिकों से कुछ अपक्षा रखत हूं, तो 
इसका मतलब यह नहीं कि वे अपनी विशेषताओं को छोड़कर हमारा 
काम करें। उनकी विशेषता यही हूं कि साहित्य से विविध बोध 
मिलते हूं । 
वाल्मीकि की प्रेरणा क्‍ 

ईद्वर के प्रेम के बारे में भक्तजन कहत हूं कि वह प्रेम अहेतुक 
होता है, उसमें हेतु नहीं होता । प्रेम करना ईश्वर का स्वभाव है । 
वेसे ही साहित्य में भी कोई. हंतु नहीं होता । साहित्य एक स्वयंभ 
वस्तु हे । लेकिन हतु रखने से जो नहीं सध सकता, वह साहित्य में . 
बिना हतु रखकर सधता ह, यह साहित्य की खूबी है । गीता भी मझे 
इसीलिए प्यारी ह कि वह हंतु न रखना सिखाती है । वह एक एसा 
अंथ हू, जो यहाँ तकु कहने का साहस करता हू कि निष्फल कार्ये करो । 


हृदय से हृदय जोड़िये ६१ 


निष्फल कार्य की प्रेरणा देनेवाला ऐसा दूसरा ग्रंथ दुनिया में मेने नहीं 
देखा । साथ-ही-साथ वह (गीता) जानती हं कि जिसने फल की 
आशा छोड़ी, उसे अनंत फल हासिल होता हू । वाल्मीकि रामायण के 
आरंभ की ऐसी ही कहानी हे ।.शोकः इलोकत्वमागतः। यत्कॉक्तमिथु- 
तादेकसवधीः-क्रौंचमिथुन का वियोग वाल्मीकि को सहन नहीं हुआ , 
शोक हुआ और उसकी वाणी से सहज ही इलोक निकल पड़ा । उसे 
मालूम भी नहीं था कि उसका शोक इलोकाकार बना । बाद में नारद 
ने आकर कहा कि तेरे मूँह से यह इलोक निकला है । इसी अनुष्ट्प्‌ 
छंद में रामायण गाओ । फिर सारी रामायण अनुष्ट्प छंद में 
गायी “गयी; सहानुभूति की प्रेरणा से काव्य पेद्ा हुआ और 
शोक का इलोक बना । 

शम और श्रम का संयोग 


मेने साहित्य की जो व्याख्या की, उसमें भी यही विशेषता हे । 
साहित्य में ऐसी शक्ति हु कि उससे श्रम का शम बन जाता हे । बिना 
श्रम के कोई भी महत्त्व की चीज नहीं बनती, लेकिन साहित्य में श्रम 
को शम का रूप आता हू । दूसरी चीजों में मनृष्य को आराम की भी 
आवश्यकता होती हूं । वहाँ श्रम और आराम परस्पर-बिरोधी होते 
हैं । मनुष्य श्रम से थकता हें, तो उसके बाद आराम लेता हे और 
आराम से थकता ह--आराम की भी थकान होती हं--तो उसके 
बाद फिर श्रम करने लगता ह्‌ । लेकिन साहित्य की यह ख़बी हे कि 
उसमें श्रम के साथ-साथ शम चलता हूँ । चौबीसों घंटे काम और 
चौबीसों घंटे आराम, यह ह साहित्य की खूबी । साहित्य का कोई 
बोझ नहीं होता चित्त पर । 


६२ . साहित्यिकों से 


साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा 

साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा, उसका सर्वोत्तम संकेत मुझे आकाश 
में दीखता है । आकाश-द्शन की किसीको कभी थकान नहीं होती । 
खुला आसभान निरंतर आपकी आँख के सामने होता हें, फिर भी 
आँख थक गयी, ऐसा कभी मालूम नहीं होता । आकाश के समान 
व्यापक, अविरोधी और गति देनेवाला होता हू साहित्य । फिर भी 
ठोस भरा हुआ । यह भी आकाश का ही वर्णन हैं । ऐसी कोई जगह 
नहीं हैं, जहाँ आकाश न हो । जहाँ कोई ठोस वस्तु नहीं हूं, वहाँ भी 
आकाश हैं और जहाँ ठोस वस्तु है, वहाँ भी आकाश हू । ठोस वस्तु 
नापने का वही मापक हें । ट्रेन में जब हम बठने जाते हूं, तों,भीतर 
के पैसेंजर कहते हें, यहाँ जगह नहीं हे । इसका मतलब यह होता 
हैं कि यहाँ जगह तो हे, परंतु वह व्याप्त हू । आकाश एसी व्यापक 
वस्तु हे । जहाँ कोई चीज नहीं हं, वहाँ भी वह ह और जहाँ कोई 
चीज है, वहाँ भी वह हे । साहित्य का स्वरूप भी आकाश के जसा 
ही व्यापक है । इसलिए आकाश ही साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा है । 
साहित्य-सेवन की थकान नहीं आनी चाहिए । हम सुन्दर-मधुर 
संगीत सुनते हें, तो 'अब बस ! ' नहीं कहते । जहाँ 'अब बस' आ गया, 
वहाँ समझना चाहिए कि वह चीज मनुष्य को थकान देनेवाली ह । 
साहित्य के लिए भी जहाँ 'अब बस आ गया, वहाँ समझना चाहिए 

"कि साहित्य की शक्ति कम हे, वह पूरी प्रकट नहीं हुई ह । 
बंहुत से लोगों को खुशबू बहुत अच्छी मालूम होती ह और बदबू 
तकलीफ देती हे परंतु मुझे खुशबू की भी तकलीफ होती हू । कोई 
ब्‌ ही अगर न रे तो चित्त प्रसन्न रहता हू । यह बात बहुतों को 


हृदय से हृदय जोड़िये ' ६३ 


विचित्र-सी लगेगी; परंतु जिस बगीचे में खूब सारे सुगंधी पुष्प होते 
हैं, वहाँ पर कुछ क्लोरोफार्म जसा इफेक्ट, असर होता हे, चिंतन अस्पष्ट 
हो जाता हें, मंद पड़ जाता हु । ब्रेन को, दिमाग को थकान आती ह । 
खुशबू के परमाणु नाक के अन्दर चले जाते हें । उस जगह जो पर्दा 
होता हे, वह ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता हू । वहाँ पर वे बठ जाते 
हें, तो उनके स्पश से चिंतन में एक प्रकार की मंदता आ जाती है । 
अगर निर्गन्‍्ध जगह हो, तो उसकी कोई थकान नहीं आती । रंग का 
भी यही हाल है । कुछ रंग कुछ लोगों को प्रिय होते हैं, लेकिन वे 
सदासवंदा आपके सामने हों, तो भी थकान आती है । मगर आसमान 
के रंग की कभी थकान नहीं आती । इसलिए प्रभु को नीलवर्ण कहा 
जाता है"। आसमान के नीलवर्ण की कभी थकान नहीं आती । 


अनुकल ही परिणाम 

साहित्य की एक व्याख्या यह हू कि उसका हमेशा अनुकूल ही 
परिणाम होता हूँ । पर यह तो तब बन सकता हूं, जब प्रतिक्षण नया 
अथ देने की क्षमता उसमें हो । जिसको दूध प्रिय हे, उसे गाय प्रिय 
होती ह, पर बिना दूध की गाय प्रिय नहीं होती । जिसे दूध प्रिय नहीं, 
उसे दूध देनवाली गाय भी प्रिय नहीं होती ! लेकिन ऐसी कोई 
कामधनु हो, जो हर चीज देती हो, तो वह सबको सदासवंदा प्रिय 
होती हू । साहित्य ऐसी कामधेनु हे । उसमें से अपनी इच्छा के 
अनुसार बहुत कुछ मिल जाता है । 
'द' का मरा-अपना अर्थ ! 

उपनिषद्‌ में द' की कहानी आती हू । एक ही 'द' अक्षर का दम, 
दान और दया; एसा तीन तरह का अर्थ क्रिया है । देव, मनष्य और 


ध्‌्ड साहित्यिकों से 


असुर, तीनों ने अपनी भूमिकं। के अनुसार बोध लिया। फिर मेने 
सोचा, 'द' का में क्‍या अर्थ लूँ ? यद्यपि में हिन्दी मे बोल रहा हूँ, फिर 
भी मेरा मन मराठी हे, इसलिए में मराठी में सोचता हूँ । तो मेने 
सोचा कि विन्या के लिए 'द' का अर्थ क्या हो सकता हू ? असुरों के 
लिए उसका अंथ दया होता हे, देवों के लिए दमन होता हे, तो विन्या 
के लिए 'द' याने 'दगड़' ! दगड़ से मतलब हु, पत्थर ! अब यह 
अंथ न दवों को मालम था, न असुरों को मालूम था, न उपनिषदकारों 
को ही । यह शुद्ध मराठी अर्थ ह--द याने दगड़ । में दगड़, पत्थर 
के समान बन जाऊँ। कोई पचास प्रह्र करे, तो भी हज नहीं । 
वह मरति भी बन सकता हु और ठोकर भो दे सकता है। इतना 
सारा <द' का अथ मझे मालम थाओऔर जब यह अथ मुझे सूझा, तो 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । 
स्वल्पाक्षर साहित्यिक... 

उत्तम साहित्यिक झब्द-स्वल्पाक्षर होते हू । बहुत पानी डालकर 
फैलाये हुए नहीं होते । स्वल्पाक्षर होते हूं, याने थोड़े में अधिक सूचकता 
होती हे और उनमें अनाक्रमणशीलता होती हू, जिससे सहज ही बोध 
मिले । ब्यक्ति बोध लेना चाह, तो ले सकता हे और न लना चाह, 


तो नहीं भी ले सकता है । हर वक्‍त बोध लंना पड़े तो मुश्किल होगी 
इसलिए जब बोध लेना चाहें, तभी ले सकता हु । समयानुकूल बोध 
मिले और बोध न भी मिले, तो भी जो प्रिय हो, वही अच्छां साहित्य है 
कवि का व्याख्या 

एक दफा में बहुत बीमार था। कभी-कभी रामजी का नाम 


लेता था, कभी माँ का । अंब मेरी माँ तो उस समय जिन्दा बहीं थी । 


हृदय से हृदय जोड़िये , ६५ 


में मन में सोचने लगा कि उस माँ का मुझे क्‍या उपयोग हे, जो जिन्दा 
नहीं है और मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, उसे मिटाने के लिए 
नहीं आ सकती । फिर भी मेंने उस शब्द का उपयोग किया । माँ 
के मरने पर भी “माँ शब्द के उच्चारण से उसके पुत्र को बीमारी में 
प्रसन्नता होती हे और उस शब्द से ही उसे अपना अभीष्ट प्राप्त हो 
जाता हैं । यह ऐसा शब्द है, जिसमें काव्य की सीमा होती है । 

ऐसे शब्द हमार देश में, हमारी भाषाओं में बहुत हें । इसलिए यहाँ 
लोग अनिच्छा से भी कवि बनते हें। वे शब्द ही ऐसे होते हैं, जो 
अनेकविध प्रेरणा देते हें । इसलिए मनृष्य चाहे या न चाहें, वह कवि 
बन जाता है । मेरा खयाल हे कि भारतीय भाषाओं में जितनी काव्य- 
शक्ति हे, उसकी तुलना में दुनिया की दूसरी भाषाओं में कम हू । 
हाँ, अरबी और लेटिन में हू । संस्क्ृत में यह सामथ्ये बहुत ज्यादा हू, 
क्योंकि वह भाषा काफी प्राचीनकाल में निर्माण हुई हू । इसलिए 
मनुष्य आज जिस तरह स्पष्ट रूप में सोचता हूं, वसा उस समय नहीं 
सोचता था, अस्पष्ट रूप में सोचता था | जहाँ मनुष्य अस्पष्ट रूप 
म सोचता है, वहाँ बहुत ज्यादा सोचता हू । जहाँ स्पष्ट सोचता हं, 
वहाँ विशिष्टता आ जाती हू और व्यापकता कम हो जाती हु, जंसे 
स्वप्न में स्पष्टता नहीं होती । परंतु स्वप्न में जो विविधता होती हें, 
वह दुनिया में जो विविधता हु, उससे भी ज्यादा होती हू । सृष्टि में 
जो हे, वह सब स्वप्न में हें और सृष्टि में जो नहीं हैं, वह भी स्वप्न में 
है । स्वप्न के पेट में जाग्रति होती हे । कवि की सारी सृष्टि स्वप्न- 
मय होती हे । उसका चिंतन सूक्ष्म, अव्यक्त और अस्पष्ट होता हे । 
.  व्यावहार्कि भाषा में कवि याने मू्खे। कुरान में भी 

५ 


६६ . साहित्यिकों से 


मुहम्मद पंगंबर, कई दफा बोल -हं, 'में कवि थोड़ा हो हूँ !” भेरी 
समझ्न में नहीं आता था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा । फिर एक 
जगह उनका एक वचन मिला कि 'में कवि थोड़ा ही हूँ, जो बोल एक 
और करे एक !” कहा जाता हू कि कुरान में बहुत काव्य हे । अरबी 
साहित्य में उसे साहित्य की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक माना जाता है । यह 
कोई कवल काल्पनिक गौरव की बात नहीं हू । कुरान धामिक पुस्तक 
है, इसलिए ऐसा कहा होगा, सो बात नहीं । आधुनिक अरबी साहित्य 
को कुरान से सारी स्फूरति मिलती हु । इतना होने पर भी उन्होंने कहा 
कि में कवि थोड़ा ही हूँ, जो बोल एक और कर एक ! ” इसका एक 
मतलब यह कि में जो बोलूगा, वह करूँगा; इसलिए में कवि नहीं हूँ । 
इसे उपालंभ मानने के बजाय हमने अधिक सुन्दर अथ निकाल! है । 
उसका अर्थ यह कि “आप लोगों के सामने में एक स्पष्ट चितन रखने- 
वाला हूँ, जिससे कि आपको हिदायत मिले ।' 

कवि का चिंतन तो हमेशा अस्पष्ट होता हे । उसके काव्य की 
गहराई को वह खुद नहीं जानता । उस पर परस्पर-विरोधी भाष्य 
किया जा सकता हूं । अगर किसी कवि ने अपनी कविता पर कोई 
भाष्य लिखा, तो में उससे बिल्कुल विरुद्ध भाष्य लिख सकता हूँ और 
संभव हूं कि लोग मेरा भाष्य कबूल कर और शायद वह खुद भी कबूल 
करे ! कवि को जो सूझता हे, वह उसके स्पष्ट चितन के बाहर की 
चीज हू । कोई चीज उसे प्राप्त होती हें । वह कुछ बनाता नहीं, 
कुछ रचना नहीं करता । सहज ही उसको चीज मिल जाती है, उसकी 
झाँकी मिल जाती हू । कवि को क्रांतदर्शी कहा ह : “कविः ऋरांतदर्शी” 
कवि दूर को देखता हें, ऐसा कुछ लोग उसका अर्थ लगाते हैं । हाँ, 


हृदय से हृदय जोड़िये * ६७ 


वह भी हो सकता है । परंतु उसका एक अर्थ यह भी ह कि कवि बहुत 
ही अस्पष्ट देखता है । जो स्पष्ट वस्तु हैं, उसे तो हर कोई देखता ह, 
पशु भी देखता हू । पशु का मतलब यही ह कि जो देखता हु, वह पशु 
हे । 'पद्यति इति पशु: जो देखता ह, बिना देखें जिसे भरोसा नहीं 
होता हू, चितन से कोई बात नहीं मानता हू, कहता हे, सबूत 
दिखाओ । ऐसे सबूत से ही माननेवाले पशु होते है । वह पशुत्व है । 
कवि में पशुत्व नहीं होता । इसलिए उसकी वाणी में विविध दर्शन 
होता है । 

अभी बेनीपुरीजी ने बताया कि हम भूदान-यज्ञ में मदद करना 
चाहते हें । कोई साहित्यिक वास्तव में मदद करेगा, तो मालूम ही 
नहीं होगा । अगर फलाने उपन्यास में विनोबा को मदद की गयी हें, 
एसा मालम हो गया, तो वह फेल्यूअर है, असफल ह्‌ । जिसमें पता 
ही न लगे, वही उत्तम मदद हु । ज॑से ईश्वर को स्थिति हु । वह मदद 
देता हु, तो उसका भान ही नहीं होता । वह बिना हाथ क दंगा, बिना 
आँख के देखेगा, बिना कान के सुनेगा, बिना लेखनी के लिखेगा । 
सर्वोत्तम कवि वह हो सकता हं, जिसने कुछ भी न लिखा हो ! जिसने 
कुछ रद्दी लिखा हो, वह कवि ही नहीं है । महाकवि वह हो सकता हे, 
जिसके हृदय में इतना काव्य भर गया हू कि वह प्रकट ही नहीं कर 
सकता । 
साहित्य' प्रकाशित नहीं होता ह 

इसका अर्थ यह नहीं कि जिसने कुछ भी नहीं लिखा, वह कवि 
होता ह। एक महाकवि ऐसा हो सकता हूं, जिसको काव्यशक्ति 
बहुत गहरी होने के कारण प्रकाश में नहीं आ सकती, वाणी में ओर _ 


द््दध हु साहित्यिकों से 


प्रकाशन में नहीं आ सकती । जब हम इस दृष्टि से देखते हें, तो लगता 
हैं कि साहित्य का एक लक्षण यह हू कि साहित्य प्रकाशितनहीं हो 
सकता। आजकल तो हरइकोई साहित्य को प्रकाशित करने को 
बात सोचता हे, परंतु यह प्रकाशन की बात नहीं ह। साहित्य 
हमेशा अप्रकाशित होता ह । ह 
सहाचतन कीजिये 

इन दिनों तो साहित्यिकों को इनाम भी दिया जाता है । हमको 
भी इनाम मिला है। हमको याने. हमारे प्रकाशक को ! इन दिलों 
किसके सिर पर इनाम आकर गिरंगा, कुछ भरोसा नहीं । इसलिए जब 
कभी हम साहित्यिकोंकी मदद के लिए अपील करते हूं, उनके पास पहुँचते 
हें, तो हम इतना ही चाहते हें कि आप हमारे साथ सहचितन कीजिये । 
हम जसा चितन करते है, उसमें आप शरीक हो जाइये, यही हमारी 
माँग है । मानव के लिए यह बात सहज है, उसका यह स्वभाव हे । 

हम आम खाते हूँ, तो पास बंठे हुए मनृष्य को दिये बगर नहीं 
खा सकते । इतना ही नहीं, पड़ोसी को बुलाकर खिलातें हे । जो 
दूसरे को बिना बुलायें खायगा, वह रसिक नहीं ह । जो अपने रस में 
दूसरे को शरीक करता हू, वही 'रसिक' है । इसलिए जब हम साहि- 
त्थिकों को बुलातें हें, तो हम कहते हें कि हम जो रस लेते हें, वह हम 
अकंले ही लेते जाये, यह अच्छा नहीं । आप रसिक हें, इसलिए आप 
भी शरीक हो जाइये । शरीक होने पर आप चाहें काव्य लिखिये या 
'न लिखिये, हमें बहुत मदद होगी । 

परी तो मान्यता है कि जिन्होंने उत्तम काव्य लिखे, वे उतने 
'उत्तम कवि नहीं थे, जितने कि वे हें, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा । जो 
. 'महापुरुष दुनिया को मालूम हें, वे उत्तने बड़े तहीं हूं । उनसे भी बड़े 


हुदय से हृदय जोड़िये * ६९ 


वें महापुरुष हें, जो दुनिया को मालूम नहीं ह। “अव्यक्तलिंगाः अव्य- 
क्ताचाराः ।” ज्ञानी का आचार अव्यक्त होता ह, वह प्रकट नहीं होता । 
मालम ही नहीं होता कि वह ज्ञानी है । आप हमार अनुभव में शरीक 
हो जाइये, इतनी ही हमारी माँग है । शरीक हो जाने पर उसका 
प्रकाशन हो या न हो, छब्दों में हो या कृति में हो, एक प्रकार के शब्द 
में हो या दूसरे प्रकार के शब्द में हो, एक प्रकार की कृति में हो या दूसरे 
प्रकार की कृति में हो, इतने सार प्रकार के प्रकाशन हों या अप्रकाशन 
भी हों तो उन सबसे हमें मदद मिलेंगी, अप्रकाशन से ज्यादा मदद 
मिलेंगी । हम इतना ही चाहते हें कि आप हमार साथ, हमारे अनुभव 
में समभीगी, रसभोगी हो जाइये । फिर वह शब्द में या कृति में प्रकट 
न हो सका, तो हमें सबसे ज्यादा मदद मिलंगी । वह चीज आपके 
संकल्प में रहगी और आप हमार अत्यंत निकट रहेंगे । 
आवाहन का भार नहों 

इसलिए जब हम साहित्यिकों से आवाहन करते हूं, तो साहित्यिकों 
पर हमार आवाहन का कोई भार नहीं ह । अगर किसीको महसूस 
हुआ कि विनोबा ने हम पर बड़ी भारी जिम्मेवारी डाली है, तो वह 
क्या साहित्य लिखेगा ? साहित्यिक बोझ नहीं उठा सकता और हम 
किसी पर बोझ नहीं डालेंगे । हम इतना ही कह रह ह कि हमारे 
साथ शरीक होने में, उस रस की अनुभूति में आनंद हू । हम चाहते 
हें कि आपको भी यह आनन्द प्राप्त हो ! इसीका नाम है, साहि- 
त्यिकों का आवाहन और साहित्यिकों की मदद । | 

बलरामपुर में बंगाल के साहित्यिक इकठ्ठे हुए थे। कभी-कभी 
मेरी समाधि लग जाती हू । उस समय एसी योजना की गयी थी कि _., 


७० - साहित्यिकों से 


हमारे सामने दीपक रखे गये थे--पाँच, सात, नो, इस तरह से । में 
उनकी ओर देख रहा था। में मन में सोच रहा था कि पाँच दीपक 
हैं, तो पंचप्राण हो गये । सात हें, तो सप्तछिद्र । नो हूँ, तो नवद्वार । 
ग्यारह हें, तो एकादश इन्द्रियाँ। इस तरह में कल्पना कर रहा था, 
तो कल्पना-तरंग में मेरी समाधि लग गयी । उस दिन के हमार भाषण 
का साहित्यिकों पर बहुत असर पड़ा, वें तन्‍्मय हो गये, ऐसा हमने 
सुना। उन्होंने कहा कि आपके इस आन्दोलन से हमें नवजीवन मिला 
हैं । बंगाल के साहित्य की देश भर में प्रतिष्ठा हं, परंतु बीच में कुछ 
मंदता आ गयी थी। अब फिर से जोर आयेगा । हमने सुना कि 
ताराशंकर वंद्योपाध्याय इस विषय पर एक उपन्यास भी लिख रहे 
हैं । लेकित हम उसकी ताक में नहीं हें। हम किसीसे कुछ आशा 
नहीं रखते । एक अव्यक्त असर हो जाता है । 
साहित्य वीणा की तरह ह 

साहित्य के लिए हमारी इतनी सूक्ष्म भावना हे । साहित्य एक 
वीणा की तरह है । कुछ लोग समझते हें कि वीणा बजानेवाला 
जोर से बजाये, तभी श्रोताओं पर असर होता ह । परंतु जो उत्तम 
कलाविद्‌ होते हें, वे बिल्कुल बारीक आवाज से बजाते हें, जसे हृदय- 
वीणा पर बजा रह हों । एक दफा में ऐसा ही वींणा-वादन सुन रहा 
था । धीमी-शान्त आवाज, जसे ओंकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। 
जिनमें रस-ग्रहण नहीं था, वे कहते थे कि यह कुछ बजा भी रहा है 
या नहीं ! हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है । परंतु मुझे जरा संगीत 
का कान हें, इसलिए मुझे आनंद आ रहा था । कुछ लोग तो समझते 

_ हं कि बजानेवाला पसीना-पसीना हो जाय, तभी उसने अच्छा बजाया ! 


हृदय से हृदय जोड़िये.., ७१ 


लेकिन वह तो इस तरह बजा रहा था-कि जरा थोड़ी-सी तार छेड़ी, 
फिर शांत रहा । फिर एक तार छेड़ी । 
हृदय-सम्मिलन की माँग 

एक दफा एक गुरु के पास एक शिष्य पहुँचा । शिष्य नें कहा, 
“आत्मा क्या है, हम जानना चाहते हें, तो गुरु शांत रहे । शिष्य ने 
दुबारा पूछा, फिर भी गुरु शान्त ही रहे । इस तरह तीन बार पूछा 
गया और तीनों बार गुरु शान्त ही रहे, तो चौथी बार शिष्य ने कहा, 
“हमने तीन-तीन बार पूछा और आप उत्तर नहीं देते हें ! ” तो गुरु ने 
कहा, “हमने तीन-तीन दफा उत्तर दिया और ऐसे उत्तम तरीके से दिया 
कि इससे बेहतर तरीका हो नहीं सकता, तो भी तृ नहीं समझा । जो 
त्‌ बोलने से भी नहीं समझता, वह बोलने से कसे समझेगा ? ” उसी 
तरह सातत्यिक से भी हम कहेंगे कि “अर कम्बस्त ! न लिखने पर 
भी तू नहीं समझ सकता हे, तो लिखने पर कसे समझेगा ? ” इसलिए 
हमने जो साहित्यिकों से मदद माँगी है, वह कंवल सहानृभूति माँगी 
ह, हृदय की सहानुभूति माँगी है । इसलिए उसका बोझ या भार नहीं 
महसूस होना चाहिए। फिर इनाम-विनामभ देने की जिम्मेवारी हम 
पर मत डालना । हम यही चाहते हूं कि सहज भाव से हृदय के साथ 
हृदय जोड़ दिया जाय । . . ...: 

पुरी 

२६-३- ५४ 


साहितिकों के पोषण का प्रश्न ः्द: 


साहित्य कुछ विचित्र स्वभाववाली वस्तु हू । उसको पोषण 
देते हैँ, तो सूख जाता हे, और पोषण नहीं देते हें, तो भी सूख जाता 
हू । बीच की जो हालत हू, जिसमें पोषण दिया भी जाता हैं और 
नहीं भी दिया जाता हूं, ऐसी हालत में ही वे जिंदा रहेंगे । 
साहित्यिकों को दरिद्रता 

कुछ बड़ साहित्यिक गरीब थे। तमिलनाडु के भारती बहुत 
गरीब थे । पर वे दीन नहीं थे । परमेश्वर दरिद्वता देता हे तो हमारी 
कसौटी के लिए ही । अगर हम दीन नहीं बनते हैँ, तो उसकी परीक्षा 
में पास होते हें । वेसे ही किसीको परमेश्वर श्रीमान्‌ बनाता हें, तो 
भी परीक्षा लेने के लिए | गरीबी और वभव, दोनों ईइ्वर की देनें 
हें और ईदवर हमें दारिद्रय या वभव देता ह॑ तो हमारी आजमाइश' 
के लिए ही । 
दरबारी कावियों का साहित्य | 

हम मानते हें कि जिसे हम सरकार या राजदरबार कहते हें, 
उसने जिनको पोषण दिया, उनसे जो भी उत्तम-सें-उत्तम साहित्य भिला' 
हं, वह थी दूसरे दर्ज का है । वाल्मीकि या तुलसीदास दरबारी कवि 
नहीं हो सकते थे । दरबारी कवियों का उत्तम नमूना है, कालिदास । 
लेकिन कालिदास एक छोटा-सा उद्यान है । अच्छा बनाया हआ, सन्दर, 


साहित्यकों के पोषण का प्रइन ७३ 


परन्तु उद्यान हैं । और वाल्मीकि तो जंगल हे । वन और'उपवन में जो 
 फरक होता हू, वह उन दोनों में था। फिर भी कालिदास स्वतत्त्र 
वृत्ति का कवि था । 
कवि आश्रित नहीं रहता 

उन| दिनों कवियों को राजाश्रय दिया जाता था और कवियों का 
काफी आदर होता था। पर कवि आश्रित नहीं माना जाता था, बल्कि 
आश्रय देनेवाला ही मानता था कि कवि ने हमको आश्रय दिया ह। 
कवि हमार पास रहता है, इसीका वे लोग उपकार मानते थे। 
' कुछ, लोगों का तो कहना हे कि राम का यश इतना जो फला, 
उसका कारण हू, उनके पास एक कवि था। वाल्मीकि ने 
उनका यश फंलाया | वसे रावण भी तो बड़ा था; लेकिन उसका 
यहा फेलानेवाला कोई कवि उसे नहीं मिला । इसलिए कवि राजाओं 
के पास आश्रय के लिए नहीं जा सकते हूं । 
जनता के साथ एकरूपता 

में मानता हूँ कि कवि को क्लर्की जसी नौकरी का आधार मिल तो 
वह आधार उसे तोड़नवाला ही होगा । कवि के लिए क्‍्लक बनना 
तकलीफदेह हू । परन्तु उसके लिए किसान बनना तकलीफदह नहीं है । 
कुदरत के साथ एक-रूप होनवाला धंधा कवि को चाहिए । बड़े-बड़े 
जो कवि हुए, वे किसान थे, बढ़ई थे । वे छोटे-छोटे उद्योग करते थे, 
. जिनमें थोड़ी आमदनी तो हो जाती थी, लेकिन नाहुक दिमाग को 
तकलीफ नहीं होती थी । एसे कवियों का ही साहित्य फलता हू, फूलता 
है। में मानता हूँ कि कवि को दस घंटे श्रम करना पड़े तो वह अन्य काम , 


छ्डं साहित्यिकों से 


नहीं कर सकता हे लेकिन दस घंटे तो वह व्यक्ति श्रम करंगा, जो पसा 
चाहता है । कवि लोग चार घंटे खेती में काम करें तो उनके लिए वह 
पर्याप्त है । समाज जितना खेती के साथ एकरूप होगा, उतना काव्य 
बढ़ेया | कवि की संख्या चाहे बढ़े या न बढ़े, परन्तु काव्य बढ़ेगा । 
कबोर कबीर कस बना ? 

कबीर बुनकर न होता तो कबीर नहीं बनता । उस जमाने में 
प्रिटिंग प्रेस नहीं था । लेकिन उसके बिना ही उसके काव्य का प्रचार 
हुआ । क्योंकि वह जनता के उद्योग के साथ एकरूप था, इसलिए 
जनता के सुख-दुगख वह समझता था। जनता के हृदय के साथ भी 
वह एकरूप था । इपलिए में मानता हूँ कि साहित्यिक या तो किसान 
हो सकता ह या कोई उद्योग कर सकता हे । या फकौर भी हो 
सकता हुं, जो कि कव॒ल जनता पर निर्भर रहे । ऐसे फकीरों को तो 
खाना मिले, तो भी स्फूर्ति होती हैं और खाना न मिले तो भी स्फूर्ति 
होती हूं । खाना न मिलने पर जो दुःख या करुणा हृदय में पैदा 
होती हू, वह भी काव्य की प्रेरक बनती है । 
कवि का आदशा 

इस तरह साहित्यिक को पूर्ण विरक्त या सृष्टि का उपासक भक्त, 
इन दोनों में से एक बनना चाहिए | जो बीच के लोग हें, याने जो 
पूर्ण विरक्त भी नहीं हूँ और सृष्टि के उपासक भी नहीं हैं, उनको कुछ 
आश्रय चाहिए । लेकिन ऐसा जाश्रय चाहिए, जिससे कि उन्हें स्फूर्ति 
के लिए अवकाश मिल । 
कंवल सहान्‌ भूति ही नहीं, करुणा भी 

अब पुराने राजाओं के दिन लद गये । अब दिन आये हें जन- 


साहित्यिकों के पोषण का प्रइन. ७५ 


समाज की सेवा के । इसलिए सेवा करनेवालों को कुछ मदद मिलेंगी । 
मुख्य मदद तो जनता से ही मिलनी चाहिए । जिनके पास वाणी, 
: विचार और वतंन तीनों हें, ऐसे प्रतिभावान्‌ पुरुषों को जीवन के लिए 
कुछ दिया जाय तो हम उन पर उपकार नहीं करते हें, बल्कि हमीं 
पर वे उपकार करते हें । इस भावना से समाज के दस-पाँच लोग 
ऐसे एक-एक कवि का भार उठा लें । क्‍या एसे कवियों को दस-पाँच 
भक्त भी नहीं मिल सकते हूँ ? परन्तु आजकल तो सिर्फ हमदर्दी 
दिखाते हें। ट्रेन में अगर किसीको कोई पीड़ा दे रहा हो, तो हम सिर्फ 
तमाशा देखते रहते हें । सारे यात्री सिर्फ सहानुभूति दिखाते हें । 
सहानुभूति हूं, पर करुणा नहीं । करुणा में करने की बात हें, क्योंकि 
“कु! धातु से वह शब्द बना हे । तो, आज करुणा कहीं नहीं दीख 
रही हू । 
संपत्ति-दान-यज्ञ द्वारा एक हल 

इसलिए हमारा जो संपत्ति-दान-यज्ञ हें, वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
ह । कम्युनिस्ट लोग टीका करते हें कि “विनोबाजी को न जमीन 
चाहिए, न संपत्ति । उन्हें तो सिर्फ कागज चाहिए ।” हम संपत्ति 
की उतनी कीमत नहीं करते हें, जितनी इस' कागज की करते हूं । 
इस कागज में हम उस दान देनवाल से लिखा लेंगे कि जब तक हम 
जीवित रहते हैँ, तब तक हम अपने कुटुम्ब पर जितना खर्च करते हें, 
उसका एक हिस्सा दान देंगे । हमें आधा ही खाना मिला, तो उसका 
भी एक हिस्सा देंगे । आधे पेट में भी लोग हिस्सा दें, यह हम चाहते 
हैं । उस आदमी को हम सिफ निर्देश देंगे कि पेसा कंसे खर्च हो। 
पसा उसीक पास रहेगा । 


७६ साहित्यिकों से 


आनरररियम' दिया जाय 

हम मानते हें कि सारा पेसा हमारा हु और वह हर घर में बँटा 
हुआ हू । कोई छठा नहीं, आठवाँ या दसवाँ हिस्सा दें तो भी हज 
नहीं । हम चाहते यह हूँ कि घर में एक मनुष्य और हु, ऐसा समझकर 
उसके वास्ते उतना ख्चे करने का कतंव्य माने जानें की बात चलनी 
चाहिए। अगर यह बात चली तो जहाँ भी ऐसा कोई अच्छा मनुष्य 
हो, उसके लिए दस-पाँच व्यक्ति एक-एक हिस्सा देंगे । उसका रूप 
'आनरंरियम' का होगा । याने जिसे दिया जायगा, सम्मानपूर्वक दिया 
जायगा । और एसी हालत में वह लनवाला भी गलत खर्च नहीं 
करंगा, न ही ज्यादा लेगा । इससे उसका भी जीवन पवित्र बनेगा 
और देनेवाले का भी । आदर, कतंव्य इत्यादि पवित्र भावनाओं के 
साथ ही वे दान देंगे । 
चार आवश्यक बातें 

इसलिए साहित्यिकों को एक तो तुलसीदास, वाल्मीकि आदि 
की कोटि का विरक्त पुरुष बनना चाहिए, तो साहित्य फेलंगा । 
दूसरी बात यह हु कि आपको किसान बनना चाहिए या बसे ही छोटे- 
छोट उद्योग करने चाहिएँ । तीसरी बात यह हू कि सरकार की तरफ 
से साहित्यिकों को कुछ मिलना चाहिए । लेकिन इसमें अभी दर हू । 
और चौथी बात ह संपत्ति-दान । जहाँ पंद्रह हजार कुदुम्ब हों, वहाँ 
सब अपना पंद्रहवाँ हिस्सा दें, तो एक हजार कुटुम्बों का पोषण होगा। 
समाज की सेवा करनेवाले एक हजार कवियों और वंज्ञानिकों के 
कुटुम्बों को अकेला गया ज॑सा शहर भी पोषण दें सकता है । हमें 
इसी प्रवृत्ति को बढ़ाना हू । 


साहित्यिकों के पोषण का प्रदन: ७७ 


स्वाभाविक पोषण आवश्यक 

कवि को ज्यादा पोषण न हो और कम भी न हो । उसे कृत्रिम 
पोषण नहीं मिलना चाहिए । जसे माँ का दूध बच्चे को सहज ही मिल 
जाता हैं, वसा पोषण कवि को मिले । लेकिन अगर माँ बच्चे, को 
अपना गोश्त खिलायेग्री तो बच्चा वह नहीं खा सकगा । इसलिए 
कवि को पराश्चित नहीं होना चाहिए । इससे वह सूखेगा । उसको 
उतना ही मिलना चाहिए, जिससे उसका शरीर, मन और प्राण कायम 
रहे । पुराने जमाने में भिक्षा चलती थी। लेकिन' मुझे वह पसंद 
नहीं है, क्योंकि उसमें देनेवाला श्रद्धा से नहीं देता । और इस जमाने 
में तो भिक्षा देनेवाला टालने की वृत्ति से ही देता हे, और गालियाँ 
देकर मुट्ठी भर अनाज मात्र दे देता हे । इसलिए भिक्षा नहीं चाहिए । 
इसलिए संपत्ति-दान चलाइये । इसमें बड़े-छोटे सब हाथ बँटायें । 
जो कोई खाता हैँ, उसे उसका एक हिस्सा देना चाहिए । उस- हिस्से 
में से फिर ऐसे समाज-सेवकों का पोषण सुविधापूर्वक हो सकता हू '... 


दग्ध वाहमय और विदग्ध वाहमय...: ६ : 


ईद्वर और उसकी प्रकृति, दोनों ही अनादि हें। जब से ईश्वर 
हे तभी से प्रकृति भी हु । प्रकृति का होना ही ईइवर का ईइवरत्व 
हैँ । प्रकृति में से अनेकविध सृष्टि उत्पन्न होती है और उसीमें वह 
विलीन हो जाती हूँ । ऐसी अनेक सुष्टियाँ आती हैँ और जाती हें; 
प्रकृति कायम रहती ह । सृष्टि के बाद मनुष्य आता हे । व्रह सृष्टि 
का ही एक भाग होता हूं, और ख्रष्टा का एक अंश । सृष्टि से उसकी 
देह का धारण होता ह और सृष्टि से उसके हृदय का पोषण । मनुष्य 
के लिए अन्न का कोठार और बोध का खजाना ऐसे दुहरे रूप में 
सृष्टि सजी हूं । 
असल्य निधि 

सृष्टि और मानव के बीच पर्दा नहीं हू । मानव सृष्टि में से सीधे 
बोध ग्रहण कर सकता हे और वह आज तक उस तरह करता आया है । 
यही बोध वाणी में उतरकर वाझू मय, और सरस्वती को कृपा पाकर 
सारस्वत बनता ह। सरस्वती के विशेष क्ृपापात्र महापुरुष औरों 
के लाभ के लिए ग्रंथ-रूप में ऐसा सारस्वत संचित कर रखते हूं । 
यह संचथ मानव की अमूल्य निधि हू । 
हितंषी धर्मंशास्त्र 

मानव अपने अनुभव का लाभ अपने बान्धवों को दें, यह दया का 


दग्ध वाह सय और विदग्ध वाड'मय ७९ 


ही कार्य है । लेकिन उसकी भी मर्यादाएँ हें | तू अमुक कर, और 
अमुक मत कर, इस तरह सीधा-संगीन उपदेश एक तरह का आक्रमण 
हो जाता है । ऐसा आक्रमण सहन हो सकता हूं, मीठा भी लग सकता 
हू, अगर वह माता-पिता या गृरु की तरफ से हो । तीनों नातेरें से 
बोध कर सकन वाल छितषी-धमंशास्त्र इस तरह के प्रत्यक्ष और 
निश्चित, विध्यर्थ और आज्ञार्थं, उपदेश देते रहते है । 

सध्यस्थ लखन-शलो 


लेकिन ओरों को वसा अधिकार नहों होता । और इसलिए 
वाझू मय को मीमांसा करनेवाले साहित्यकार, बोध की मार करनेवाले 
साहित्य को, यद्यपि वह बोध समूचित होता है, गौण समझते हें और 
सूचक साहित्य को प्रथम स्थान देते हे । साहित्यकारों की यह दृष्टि 
एक अहिंसक सूक्ष्म-दुष्टि हु, एसा में समझता हूँ । जसे प्रत्यक्ष रेखाबद्ध 
ओर लीक-लीक बोध से दूसरे पर आक्रमण होता हु और इसलिए 
इसमें एक प्रकार की हिंसा हुआ चाहती हू, बसे ही सूचक बोध भी 
अगर अति गूढ़ में हो गया तो मनृष्य की बुद्धि को सतायेगा और 
उसमें एक दूसर प्रकार की हिंसा की संभावना होगी । इसलिए 
अहिंसा में रमे हुए सरस्वती-पुत्रों की लेखन-शली, सुझाने किन्तु न 
चुभानेवाली, मध्यस्थ होती हु । इस' तरह उभय मर्यादाओं को 
संभालकर जो वाझू मय अवतरित होता ह वह हू विदग्ध वाहू मय । 
ज्ञ।नदेव के कथनानुसार जंसे पानी आँख की पुतली को भी कैष्ट नहीं 
देता और चट्टान को भी चीर डालता हूं, वसा ही यथार्थ और मूृद्रु 
मित और रसाल हू विदग्ध वाझू मय का विशुद्ध स्वरूप ! 


व : साहित्यिकों से 


जमाना कसौटी करता ही हे 

आज काव्य, नाटक, उपन्यास, लघुकथा इत्यादि प्रकारों का समा- 
बेश विदग्ध-वाझ मय में किया जाता हे । लेकिन आकार-विशेष में 
आ जाने मात्र से वाझू मय विदग्ध नहीं हो जाता । लेखन-शली के 
ये प्रकार अहिंसक-सूचन-पद्धति के लिए अनुकूल हो सकते हूँ, इसलिए 
यह सही हू कि विदग्ध-वाछू मय में इनका समावेश हो सकता है । 
परन्तु काव्य, नाटक आदि साहित्य, स्वरूपमात्र के कारण विदग्ध होगा 
ही, ऐसा नहीं हे । काव्य, नाटक, कथा आदि का कितना ही साहित्य 
आज ऐसा बताया जा सकता है कि अगर करना ही पड़े तो उसका 
शुमार दग्ध-वारू मय में ही करना होगा । दग्ध कौन और विदग्ध 
कौन इसकी कसोठी और कोई न कर, तो भी जमाना तो करता ही 
रहता हे । मिसाल के तौर पर रामायण और महाभारत दोनों उत्तम 
उदाहरण हूँ विदगफ्ध वाह मय क--जमाने की कसौटी पर कसे हुए । 
इसके खिलाफ बहुत सारे पुराण यद्यपि कथा-शली से भरे हुए हें, 
आज दग्ध हो चुके हें । इस बात से लाभ उठाकर कि काव्य, कथा 
आदि साहित्य लोगों को रोचक हो सकता हे, जो ढेर-सा साहित्य 
अनेक भाषाओं में लिखा जा रहा हूं, सारा दग्ध वार मय हुं; आज 
नहीं तो कल जल जानवाला हू । जल जाने के पहल अनेक लोगों 
के हृदय भी वह जलाये डाल रहा हूं, यह दुख की बात ह । 


सत्य प्रियहितं च यत्‌ द 
कहानियाँ छोटे बच्चों को भी अच्छी लगती हें, इसकी वजह 
क्या हे ? माँ की वाणी छोटे बच्चों को अच्छी लगती हे,इसकी भी 


दग्ध वाह मय श्रौर विदग्ध वाह सय घर 


बजह क्या है ? जो वजह इसकी हूँ वही उसकी हू । प्रेम से सुझाना, 
यही दोनों की वजह हं--जसे गीता ने कहा हे : 

“अनुव्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियेहितं च यत्‌ । “लेकिन माँ तो प्रत्यक्ष 
बोध भी कर सकती हं और वह भी बच्चे को रुचता हं। औरीं,का 
प्रत्यक्ष बोध नहीं रुचता, बल्कि सूचन भी हमेशा रुचता ही हूं, ऐसा 
नहीं है । व्याजोक्ति, व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति आदि सूचन सीधे आक्रमण 
से भी अधिक अप्रिय होते है । सारांश, सूचन विदग्ध ही होगा ऐसा 
नहीं, ओर प्रत्यक्ष-बोध भी अगर प्रेमाधिकार-सम्पन्न हो तो विदग्ध 
हो सकता हूं । इसलिए गीता के समान प्रत्यक्ष उपदेश भी विदग्ध 
वाह भय -.ह । इतना ही नहीं, विदग्ध-वाझइ मय के आदर्श साबित 
हो सकते हूं । प्रेम से रिझाकर हितोपदेश .करने के जिततने प्रकार हूं, 
फिर वे प्रत्यक्ष उपदेश के हों, चाह परोक्ष सूचन के हों, विवेचनरूप हों 
अथवा कथा-रूप हों, विदग्ध-वाछू मय हूं । 


तोन उत्तम उदाहरण 

आदर्श विदग्ध-वाहुमय का एक बाह्य लक्षण ज्ञानदेव ने आगे 
सान परिणाम थोर' बताया हैँ । “रूप में छोटा, फल में महान्‌ ।” 
ऊपर उद्धृत किये वचन में 'मित' शब्द आया ह। हमारी माँ ने 
बचपन में हमें एक सूत्र बता रखाथा, “मित में मिठास” | मुझसे 
एक भाई ने पूछा, “तुम्हारी रुचि की तीन सर्वोत्तिम पुस्तकें कौन सी 
हूं ?” मेने कहा, भगवद्गीता, ईसप की कहानियाँ और यूक्लिड की 
भूमिति | सुननेवाले के लिए यह उत्तर बिल्कुल अनपेक्षित था। 
लेकिन में इन तीनों को विदग्ध-वाझू मय के उत्तम उदाहरण समझता 
हैं। गीता का बचाव मेंने ऊपर किया ही हू । ईसप की कहानियों 


८२ साहित्यिकों से 


के बचाव की जरूरत नहीं हूं । यूक्लिड का रेखागणित विदर्ध- 
वाह मय कंसे हे, यह बताने की जरूरत हू । यूक्लिड साक्षात्‌ उपदेश 
नहीं क़रता । थोड़े में प्रमेथ समझाकर अलग हो जाता है । यह 
सब॑ विदग्ध लक्षण हू ।# ... 
कामा (भरतपुर) 
जून, ४६९ 


सत्य ही सच्चा साहित्य-रस कक 


वास्तव में किसी भी मानव के लिए, सिवा ईश्वर के लिए बचेनी 
के, और कोई बेचनी किसी भी समय रही ही नहीं हे । सब जीवों 
की एक ही उत्कटता हूं, एक ही दौड़-धप हे और एक ही अंतिम गति 
हु । बस इतना ही हू कि ईश्वर के नाम से सब .लोग ईश्वर को नहीं 
चीह्नत । कोई उसे संतति नाम देते हें, कोई संपत्ति नाम देते हें, कोई 
सत्कीति कहत हूं, कोई सत्ता कहते हूं, कोई ईश्वर भी कहते हें । नाम 
चाह जो: हों, उत्कटता के स्वरूप में कोई फक नहीं पड़ता । लेकिन, 
तृप्ति में अपर फके पड़ जाता ह । 
मव के हकदार 

जानें-अनजान सभी ईहवर की ओर जा रह हं । समझ-बुझकर 
उस दिशा की ओर जानंवाल ज्ञानी माने गये; बिना समझ जानंवाले 
अज्ञानी समझे गये । जिन्होंने सीधी राह.ली, वे-साथु माने गये, 
जिन्होंने ठंढ़ी राह ली, व:दुर्जन माने गये। उनकी उत्क़रटता में तृप्ति 
के 'फल लगते हें, इनकी पिपासा में वेंदनाओं के काँटे लगते हूं ।:औरः 
मुझे लगता हे, अधिक तपस्वी ये ही हें, जो पहले भी ताय सहें क्ीर अंत 
सें भी-। .इनकी तपस्या को बराबरी वे कसे कर- सकते हैं, जिन्होंने 
प्रारंभ में भले ही. अगणित यातनाएँ सहीं, किन्तु अंत में तो मेवा ही 
चखा ! 


द््ढं हे साहित्यिकों से 


काव्य की राक्ति---उत्कटता 

उत्कटता काव्य की शक्ति हु । उत्कटता के अनेक प्रकार होते 
हैं, इसलिए काव्य के भी अनेक प्रकार हुए । परंतु उत्कटता का स्वरूप 
सवंत्र एक ही होता है । इसलिए, उत्कटता-पूर्ण काव्य का रसास्वादन, 
चाह वह काव्य किसी प्रकार का क्‍यों न हो, रसिक अवद्य कर सकता 
है, फिर उसकी काव्य-रुचि किसी भी प्रकार की क्‍यों न हो। कवि की 
इच्छा जो रहे, रसिक अपनी रुचि का अर्थ उस काव्य में से निकाल 
लेता हे । भक्ति-रस के काव्य में से शृंगारिक को शंगार मिल सकता 
हूं और शंगार-रस के काव्य में से भक्त भगवान्‌ की भक्ति पा सकता 
हूं । वीर-काव्य में विरकक्‍त को वराग्य मिल जाताह और वराग्य- 
प्रक काव्य में क्षात्र-वृत्ति वीर रस खोज लंती ह । इसलिए मेंत्े मान 


लिया हूं कि काव्य का स्वरूप लेखक को मर्जी पर नहीं, रसिक की 
मर्जी पर ही निर्भर रहता ह । 


अभाव में से भाव कस ? 

परंतु लिखनेवाले के हाथ में एक बात रहती हू । नीरस कविताएँ 
लिखकर वह पाठकों को “विं-रस' जरूर कर सकता हूँ । यह नहीं 
सध सकता कि कवि तो नीरस लिखता रह और पाठक उसे सरस 
मारने | उँसके श्ृंगारिक वर्णन को वह भंक्तिमय' समझ सकता हें, 
लेकिन उसके नौरंस वर्णन को वह सरंस नहीं मान सकता । इसलिए 
काव्य: को मं जीन॑नेवालों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। 
और मुझ लैंगता' हैँ, उनंकों वह कथन सही है । 

हमारी एक पुरानी मान्यता हे कि कविता यदि ईइवर के बारे 
में लिखी गयी हो, तो वह अच्छी ही होगी । परंतु हर किस्ीको अनुभव 


सत्य ही सच्चा साहित्य-रस द्भ्‌ 


हो सकता है कि यह मान्यता सही नहीं हू । 'सन्तन्युग' माने गये 
मध्य-युग में ईश्वर पर अनेक लोगों ने कविताएँ लिखी हूं, परंतु हम 
देखते हें कि तुकाराम या तुलसीदास जसों की कविता जिस तरह 
हृदय को छुती हे, दूसरे बहुतों की नहीं छती। इसका कारण, 
सिवा इसके कि एक में वह रस हू और दूसरी में नहीं हे, और क्या कहा 
जा सकता हू ? 
जीवन-सार 

लेकिन आखिर रस किसे कहते हें ? शब्दों की और अर्थ की 
ठीक-ढठीक रचना या सजावट को तो रस कह ही नहीं सकते । वह 
चीज तो बनावटी रंगीन-केले के समान होगी । सोन-कले का स्वाद 
उसमें नहीं आवेगा । रस याने लगन की सचाई | इसलिए में कहा 
करता हूँ कि सच्ची लगन चाहिए, फिर वह बाह्य-विवय-वासना की 
ही क्यों न हो, मुझे मान्य होगी । लेकिन ईश्वर के नाम की भी खोटी 
लगन नहीं चलेगी । पारस लोह का सोना कर सकता हूं, पीतल का 
नहीं कर सकता । तुम्हारी हीन लगन का रूपान्तर में उच्च लगन 
में कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे खोटे का खरा करने का सामथ्य 
मुझमें नहीं हैं । तुकाराम जब कहता हू कि, “न ये नेत्रों ज०। नाहों 
अंतरी तब्ठ्मवू । तो हें चावटी चे बोल” अर्थात्‌ अगर “ननन में नीर 
नहीं, अंतर में लगन नहीं, तो ये सारे बोल व्य्थ हें ।” तब वह भी 
यही कहना चाहता हूँ । सत्य ही जीवन-सार हूं और वही साहित्य- 
रस है । _ हु 
पापी भी निष्ठावान्‌ चाहिए 

लोग पूछते हें, “क्या यह जरूरी हे कि कवि का जीवन पुण्यमय 


द््द्‌ साहित्यिकों से 


ही हो ?” कोई आग्रहपूर्वेक जवाब देते हं-- अवश्य । दूसरे कहते 
हें--- बसी खास जरूरत नहीं हू । मेरी निगाह में कवि का जीवन 
पुण्यमय जरूर होना चाहिए, लेकिन में दूसर्‌ पक्ष का भी समथन करने 
के लिए तयार हूँ । मेरा कहना है, कवि पापी ही क्‍यों न हो, पर 
बह सच्चा पापी होना चाहिए। अच्छा मनःपुवंक पाप करनवाला 
चाहिए । बीच-बीच में पुण्य का आवरण लेनेवाला, पाप का स्वांग 
क्रनेवाला नहीं चलेगा | निष्ठावान्‌ पापी चाहिए । उस हालत में 
वह चाहे नरक में जाय, लेकिन उसके काव्य से में मोक्ष पा सकता हूँ । 
सत्य का प्रयोग 

काव्य सत्य का प्रयोग है । जिसके जीवन में जितना सत्य उतरा 
होगा, उतना ही काव्य उसमें प्रकट होगा । फिर वह उस' काव्य को 
शब्दों में प्रकट करे या न करे ।* 

प्रंधाम, पवनार 
१७-८- ४६९ 


*+जोवन-गंगा' नामक श्री कोलते के मराठी काव्य-संग्रह की प्रस्तावना से । 


प्रश्नोत्तर : ११ : 
साहित्य में अ्रंगार की मर्यादा 

प्रदन--साहित्य में श्ृंगार-वर्णन की मर्यादा क्या हो ? वाल्मीकि 
जसे महाकवि को उमिला का इतना विस्मरण क्‍यों हुआ ? 

उत्तर--इस प्रश्न की चर्चा शायद बंगाल से शुरू हुई है । 
“विस्म ता-उमिला नाम का एक लेख ग्रुदेव ने लिखा था। लक्ष्मण 
माँ के पास गये,तो परन्तु उमिला से नहीं मिले । यह ठीक ह कि वे संयमी 
थे, लेकिन उमिला का विस्मरण नहीं होना चाहिए था। उस लेख 
के शायद एसे भाव थे। इसके बाद कुछ कवियों ने उस प्रसंग का 
वर्णन भी किया हे । अगर उस वर्णन में अश्लीलता नहीं हू, तो में 
उसमें दोष नहीं देखता । 

लेकिन वाल्मीकि जसे कवि, जिनकी बराबरी का कवि और 
नहों, इस प्रसंग का जरा भी जिक्र नहीं करते, तो क्या सचम्‌ च वह 
प्रसंग हुआ ही नहीं ? ऐसा नहीं है । लक्ष्मण उभिला से जरूर मिले 
होंगे, लेकिन कवि ने उमिला की मूलाकात को महत्त्व देने के बजाय 
लक्ष्मण की अनासक्ति और उसकी भक्ति तथा निष्ठा को महत्त्व देना 
डचित समझा । लक्ष्मण का वराग्य बताने की दृष्टि से ही शायद 
कवि ने उमिला के साथ की भेंट का वर्णन नहीं किया । "लक्ष्मण 
माता के पास भी गया तो वहाँ से भी मानो वह छूटकर आया है । 
अगर माता रोकती तो भी वह नहीं रुकता। वह तो राम का भक्त 


८८... " साहित्यिकों से 


था । लेकिन मातृ-प्रेम कितना अद्भुत था, यह बताने के लिए कवि 
ने उस प्रसंग का वर्णन किया हे । 


मेरी मान्यता हे कि उमिला-लक्ष्मण मुलाकात के प्रसंग का वर्णन 


न करके भी वाल्मीकि ने उसका वर्णन कर दिया है । उस अभाव में 
भी वाल्मीकि की बहुत भारी कला प्रकट'.होती है ।__ , 

अक्सर लोग उत्तान वर्णन को अश्लील समझते हें। वह तो 
अश्लील हे ही। लेकिन मेरे विचार में तो सूचन भी अइलील हूं । पति- 
पत्नी का मर्यादित और सूचनात्मक वर्णन भी लाभदायक हे, ऐसए में 


नहीं मानता । ५ 
संतति-निर्माण वेज्ञानिक विषय ह और पति-पत्नी का सम्बन्ध 


पवित्र सम्बन्ध ह । संतानोत्पत्ति धामिक भावना से ही होनी चाहिए । 
में तो दूसरी कल्पना ही नहीं कर सकता । बल्कि ज॑से हम भूदान-यज्ञ 
के लिए भगवान्‌ का स्मरण करके यात्रा का आरम्भ करते है, वसे ही 
पति-पत्नी सम्बन्ध भी ऐसी पवित्र भावना से होना चाहिए और यदि 
समागम विफल हुआ, तो उसका दोनों को दुःख होना चाहिए। 
किसान तो केवल कतंव्य समझकर ही दूसरी बार बोनी करता हुं । उसे 
पहली बोनी वुथा जाने का दुःख हुए बिना नहीं रहता। उसी तरह 
सन्तति-निर्माण के वास्तें दूसरी बार स्त्री-सम्बन्ध करना पड़े तो पुरुष 


सब ज््न 


वसा करंगा, लेकिन दुखी हृदय से, कंवल कतंव्य भावना से। यह 


भावना पदा करना साहित्यिकों का काम हू । लेकिन यह तो तब 
सम्भव है, जब साहित्यकारों के जीवन में वह चीज प्रकट हो । 
भूदरान ओर साहित्यकार | 


प्रशन---भूदान-यज्ञ के बारे में आप साहित्यकारों से क्या अपेक्षा ' 


करते हें ? 


' भ्रध्नोत्तर दंह 


उत्तर--भूदान-यज्ञ की वेचारिक भूमिका का प्रचार करने के 
काम में साहित्यकार बहुत हाथ बँटा सकते हैं । यह कार्य इतना स्फू्ति- 
दायी है कि उसमें से कोई रामायण सहज प्रकट हो सकती है । 
साहित्यसंबी महिलाएँ और संवा-कार्य ु 

प्रदन--क्या साहित्यसेवी स्त्रियाँ रचनात्मक काये में प्रत्यक्ष हस्सा 
नहीं ले सकतीं ! 

उत्तर--क्यों नहीं ले सकतीं ? कितना अच्छा हो, अगर व 
रचनात्मक कार्य में योग दें। उसका अर्थ होगा कि वे वाल्मीकि भी 
बनीं और राम की सेवा में भी दाखिल हुई । 

दहर में कितनी ही स्त्रियाँ दुखी, बीमार, बेरोजगार होती हें । 
उन सबके पास उन्हें पहुँचना हे, उनकी सेवा करनी हू । अपनी माँ 
का मुझे स्मरण हे कि जब किसीक यहाँ रसोई की अड़चन होती तो 
वह स्वयं वध पहुँच जाती और रसोई कर आती । अपने घर को 
रसोई पहले कर लिया करती थी। मेने पूछा, “यह स्वाथ क्‍यों ? 
पहल हमारे लिए पकाती हो, फिर उनके लिए । माँ ने जवाब दिया- 
यह स्वार्थ नहीं हैं, परमार्थ ही है । अगर पहले उनकी रसोई कर 
आऊंगी और बाद में तुम्हारी करूँगी, तो तुम्हें तो खाने के समय गरम 
रसोई मिलेंगी, लेकिन उनके खाने के समय तक वह सबेरे की रसोई 
ठंढी हो जायेगी । यह तो मेंने एक मिसाल दी । स्त्रियों को पुरुष 
लोग थोड़ी फुरसत दें तो वे. कितना काम कर सकती हें, इसकी कल्पना 
इससे की जा सकती. है । एक और काम वें कर सकती हें । अगर वे 
एक हंरिजन बालक को अपने पास रख लें और अपने पुत्र की तरह 
उसे छोटे से बड़ा करें, तो यह कार्य एक हरिजन छात्रालय चलाने की 


8० साहित्यिकों से 


अपेक्षा भी अधिक्र महत्त्व. का और क्रान्तिकारी कार्य होगा | फिर 
चरखे और चक्की द्वारा वे घर में ग्रामोद्योग और परिश्रम-निष्ठा का 
वातावरण बना सकती हें । वे देखेंगी कि उसमें उनकी प्रतिभा को 
भी विक/स का काफी मौका मिलता है । अगर स्त्रियों को सार्वजनिक 
काम में हिस्सा लेना ह, तो पुरुषों को उनके काम में हाथ बँटाना चाहिए 
आज ऐसा लगता ह कि उत्तरप्रदंश में पुरुष स्त्रियों को बिल्कुल 
गलाम रखना ही जानत हूं । 
साहित्य के जरिये जीविकोपाजंन 

प्रदन--साहित्य के जरिये जीविकोपार्जन का औचित्य क्या हे ? 

उत्तर--हमें सीजर को सीजर का भाग देना चाहिए, और 
परमेश्वर को परमेश्वर का। शरीर को तो खिलाना ही चाहिए 
लेकिन आत्मा को भी खिलाना चाहिए । यदि कोई मनुष्य सब कुछ 
समाज को समपंण करके समाज से जो सहज प्राप्त हो सके, उसमें 
समाधान माने, तो वह बहुत ही अच्छा हु। लेकिन अगर कोई मनुष्य 
साहित्य के जरिये अपनी आजीविका एक विशिष्ट मर्यादा में प्राप्त 
करे, तो उसमें भी कोई दोष नहीं ह । 
दक्षिण की एक भाषा सीखिय 

प्रशन--राष्ट्रभाषा पर कुछ कहें । 

उत्तर--अब हिन्दी को हम राष्ट्रभाषा बना चुक हैं । परिणामतः 
दूसर प्रान्तवाले भी हिन्दी सीख रहें हैं। हिन्दी जाननेवाले अब 
कंवल उत्तर भारतवाल ही . नहीं रहंगे। दक्षिणवालों को हिन्दी 
सीखने में कितना अधिक परिश्रम उठाना पड़ता है, इसकी कल्पना 
हम उत्तरवाले नहीं कर सकते । हिन्दी में जो लिग-भेद हे, वह दक्षिण - 


प्रवनोत्तर ु ६१ 


में कतई नहीं ह। वहाँ अचेतन-चेतन का भी भेद नहीं । इसलिए जब 
हिन्दीवाल दीवार को स्त्रीलिंग और पत्थर को पुल्लिग कहते हें, तो 
वें लोग घबरा जाते हें । फिर, अगर ऐसा हो कि छोटी वस्तु को स्त्री लिंग 
मानें जेसे कटोरी और बड़ी को पुल्लिग जसे कटोरा, तो दीवार तो 
बहुत बड़ी ह, और पत्थर छोटा है । उनकी दिक्कत इसलिए भी बढ़ 
जाती ह कि अंग्रेजी में भी ऐस। लिग-भेंद नहीं है । 

इसलिए हमार हिन्दी के साहित्यिक भी दक्षिण भारत की एक 
भाषा सीखें, तो बहुत अच्छा होगा । में खास तौर से तमिल सीखने 
को सिफारिश करूँगा । यह भाषा दो हजार वर्ष पुरानी है । उसका 
अपना सुन्दर व्याकरण ह। हमारी भाषाओं के व्याकरण--हिन्दी, 
मराठी आदि के व्याकरण तो सौ-सौ वर्ष ही पुराने हें, लेकिन तमिल 
का व्याकरण कम-सें-कम उन्नीस सौ वर्ष पुराना है। तमिलवाल 
हिन्दी जोरों से सीख रहे हैं । नतीजा यह है कि हिन्दी के अच्छे-अच्छे 
ग्रल्थों का तमिल में अनुवाद हो रहा हें । लेकिन तमिल के ग्रन्थों का 
हम पता नहीं लगता । 

और अगर एसा ही रहा कि हम तो उनकी भाषा सीखें नहीं और 
वे हमारी भाषा सीखते ही रहें, तो अंग्रेजी के बारे में जो विरोध की 
भावना लोगों के हृदय में पंदा हो गयी थी, वेसी ही भावना हिन्दी के 
बारे में भी हो सकती हू । आज हिन्दी भाषा के ज्ञान के बारे में आपके 
मामूली-से-मामूली आदमी की बराबरी करने के लिए उनके बड़े-से- 
बड़े आदमी को दस-दस, पाँच-पाँच साल मेहनत करनी पड़ती हैं । 
यह कोई अच्छी बात नहीं है । इसलिए हमें अपनी भाषा में, उसके 
व्याकरण में अखिल भारत की दृष्टि से सुधार करने चाहिए । इसलिए 


8२ । साहित्यिकों से 


मेरा कहना हु कि जब लोग उनकी एक भाषा सीख लेंगे, तो हमें 
उनकी दिक्कतों का पता चलेगा और हमारा मन हिन्दी में सुधार 
के लिए अनुकूल होगा । 

भाषा सीखने की यह बात में किसीक लिए लाजिमी नहीं करना 
चाहँगा, क्योंकि यह सब प्रेम से होना चाहिए । काशी और प्रयाग में 
दक्षिण क॑ कितने ही लोग निवास करते हें। उनसे हमार सम्बन्ध बँधे 
और बढ़े, तो उन्हें अच्छा तो लगेगा ही, हमें भी लाभ होगां। बेलूर 
जेल में कदम रखते ही मेने तमिल पढ़ना शुरू किया । लोगों को 
अचरज हुआ। वहाँ दक्षिण क चारों प्रान्तों के लोग जमा थे, 
लेकिन वे भी आपस में अंग्रेजी में ही बोलते थे । मेने तमिल सीखना 
शुरू किया । हमारे तमिल के गुरुजी ने कहा कि “आपने इस जल में 
आकर तमिल को इज्जत बढ़ा दी । आज में दक्षिणवालों क दिलों 
में अपने प्रति जो प्रेम और श्रद्धा का अनूभव करता हूँ, उसका कुछ श्रेय 
मर तमिल-प्रेम को हो ह । 
भूमि-क्रान्ति को म॒ति 

प्रशन--आपने कहा ह कि यहाँ पर भूमि-क्रान्ति होगी, तो इसका 
स्पष्ट दशन, स्पष्ट चित्र क्या होगा ? 
.._ उत्तर--अभी तो हम शान्त होना चाहते हैं । यह तो आप सब 
लोग ढूँढ़ सकते है, यह आपका काम हे, गोता लगाकर ढूंढ़ निकालें । 
हमारो एक श्रद्धा हु और वह हमने आपक सामते रखी हू । आपको 
शायद एसी बात सुझेगी जो हमें न सूझी हो । एक वज्ञानिक को पूरा 
दशन नहों होता हूं। एक दाशेनिक को पूरा दशन नहीं होता। 
वह दूसरे को-हो सकता हू । भूदान का पूरा द्शन हमें ही हुआ हं, यह 


प्रश्नोत्तर 8३ 


तो हम नहीं कह सकते । दूसरे को भी इसका दर्शन हो. सकता ह.। 
इसलिए आप ही सोचिये और कल्पना कीजिये । 

सबका सोचने का ढंग अलग होता हे । जो ब्रह्मवादी होता ह 
वह कहता हे कि एक ब्रह्म है । वह इतना ही कह देता हे, परन्तु सगुण 
चिन्तन करनेवाले के पास तो पचासों प्रकार के देवता होते हूं । 
कुछ एक मुखवाले देवता, कुछ पाँच मुखवाले देवता, कुछ हाथी के 
मुखवाले देवता, कुछ चार हाथवाले देवता, कुछ आठ हाथवाले देवता 
होते हैं | यह सारी सृष्टि साहित्यिकों की है, इसलिए आप ही देख 
लीजिये और चाहें जसा रूप दीजिये । 
दान' दाब्द क्यों ? 

प्रशत--दान' शब्द का इस्तेमाल क्‍यों किया जाता है ? 

उत्तर--शब्दों की एक महिमा होती हू । दान एक बड़ा ही 
पवित्र शब्द हु। सामान्य लोग तो शब्दों के रूढ़ अर्थ को ही देखते हें, 
लकिन जो प्रतिभावान्‌ होते हें, कवि होते हें, वे शब्दों का मल ध्यान में 
लत हूं, रूढ़ अथ नहीं । मूल .अर्थ देखा जाय तो, दान एक बहुत पवित्र 
शब्द हू । दान का मतलब उपकार नहीं ह। “बदानस समविभाग: 
शकराचाय ने दान का अथ बताया ह--“सम्यक्‌ विभाजनम्‌ ४? यह 
अश्व शंकराचाय .नू, भी अपने दिमाग से निकाला हे, ऐसी बात नहीं हे 
उत्तक पहल भी. यूहु; बात थी 4 बुद्ध भगवान्‌ के नाम पर उनके शिष्यों- 
ने. एक बात कही हु, जिसमें कहा गया हूं कि जिसे हम “दान कहते. 
हैं... उस भगवान्‌ बुद्ध- सम विभाग कहते: हैं । “थं संविभाग भ्रगवा 
अवण्णी ।” लेकिन यह बुद्ध भगवान्‌ की बात थी, ऐसा नहीं है । उनके 
पहले भी यह बात वेदों में आयी ह । वेदों में भाष्यकारों ने लिखा हे 


दा 


६४ साहित्यिकों से 


कि 'दानस संसविभागः दान माने सतत देते ही रहना चाहिए। आज 
तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन भगवान्‌ ने हम हाथ दिये है दंन के लिए।” 
“हाथ दिये कर दान रे -हाथ छीनने के लिए नहीं दिये हैं । छीनने 
के 'लिए तो दाँत और नाखून काफी हें। इसलिए अगर हाथों 
से छीनने का काम लिया जाय,तो भगवान्‌ अगले जन्मों में हमें चतुष्पाद 
प्राणी बनायेगा। इसलिए हाथ तो भगवान्‌ की बहुत बड़ी और 
पवित्र देन ह । 

“दानन पाणि न तु कंकणन । हाथ की शोभा दान से हू, कंकण 
से नहीं । इसका मतलब ह कि संग्रह में हाथ की शोभा नहीं है । 
देने में ही शोभा है । इसलिए सतत देते रहना चाहिए । गीता ने 
कहा है कि यज्ञ, दान और तप यह त्रि-विषयक्रिया सतत चलनी चाहिए 
दान का मतलब “डोनेशन' नहीं है । दान का मतलब हु, धर्म । हिन्दु 
स्तान में 'दान करो के बदले “धर्म करो भी कहा जाता ह। मानें, 
धर्म और दान पर्यायवाचरी शब्द हें । आज उस. दब्द का कुछ दूसरा 
अथ रूढ़ हो गया है । परन्तु यह शब्द कमजोर नहीं ह । वर्स आज 
तो कितने ही अच्छे शब्दों को ब्रिगाड़ा गया ह। जसे, वराग्य । कहते हू 
कि किसी,को बीबी पर क्रोध आया, तों वह घर छोड़कर निकला और 
उस्कों.वरांग्य हो. गया । लेकिन यह भी भला वेरेग्य की कोई लक्षण 
हो।0.ईस तंरह'हमंने शब्दों'को भ्रष्ट किया है । लेकिन हमारे यांस जी 

अच्छे चंब्द हें; वें हमारे शस्त्र हे । उनको हक नहीं खोयेंगे 
दान को मंलंब: है, अपने पास जी कुछ हें वह “देना । ऑरिप्यज्ञा 
का मंतंलबं हे कि अंपने पास जो कुछ है उसे छोड़ना, उसका त्याग करनी 
यज्ञ और दान--ये दोनों प्रक्रियाएँ समाज में चर्लती रहनी चाहिए 


हमारे प्रकाशन 
बचारिक साहित्य 


(बिनोबा ) 
त्रिवेणी ॥)' 
सर्वोदय की श्रोर. ॥] 
भूदान-प्रदनोत्तरी 5] 
विनोबा-प्रवचन (सरकंलन) ।॥। ) 


पाटलिपुत्र में विनोबा (संकलन) ।“) 


भगवान्‌ के दरबार में ४) 
साहित्यिकों से . ॥] 
(धीरेन्द्र सजम॒दार) 


शासन-मुक्त समाज की ओर) 


आजादी का खतरा 5) 
बापू की खादी ॥) 
क्रांतिकारी चरला |) 
यूग की महान्‌ चुनौती .. ) 
नथी -तालीम ॥। ) 
स्वराज्य की समस्या... ॥) 
चरखा-आतन्दोलन की दृष्टि और. 
योजना #%) 
गऋ्मेराज (7) 
(औहृष्णंदास जाज] 
सुंपततिदानंध्यज्ञ 4९ ६ 
व्यवहा र-शद्धि हि 0 
अ्रं० भा० चरखा संघ का इतिहास ३॥।) . 
चरखा-संघ का नव-संस्तरण. १॥) 


चरखे की तात्त्विक मीमांसा १) 


(जे० सी० कुमारप्पा) 
गाँव-ऑदोलन क्‍यों ? ३॥)' 
गांधी-अर्थ-विचार ' १) 
स्थायी समाज-व्यवस्था (भाग २रा) २) 


श्रम-मीर्मासा और अन्य प्रबंध. ॥) 
खन से सना पं सा ॥॥।)' 
जनता की आजादी १।।) 
यूरोप' : गांधीवादी दृष्टि से ॥॥3 
वर्तमान आथिक परिस्थिति १॥॥) 
ग्रामों के सुधार की योजना. १॥) 
स्त्रियाँ और ग्रामोद्योग ।) 
राजस्व और हमारी दरिद्रता २॥।) 
(दादा -घर्माधिकारी)... 

मानवीय. ऋांति | .॥) 
साम्ययोग की राह पर . ॥) 
क्रांति का अगलो कदम 3. 

(श्रन्थ लेखक ) 5 
अहिसक क्रांति का सदेश ॥) 


सर्वोदिय का इतिहास और शास्त्र ।) 


विनोबा के साथ ! 8; 
पावव.अंसेग; |) 
भूदान-आझारोहेण ., |) 
राज्यव्यवस्था : सर्वीदय दृष्टिश्से १५) 
गो-सेवा की विचारधारा “.. ॥#) 
मायावी तेल :एहिंदीअंग्रजी) ४) 


रचनात्मक काये क्रम किले झोर ? ॥&] 


करण २ ब्म्क 


श्रम-दान ।) 
भूदान-यज्ञ (नाटक) १) 
सामाजिक क्रान्ति शौर भूदान (प्रेस में) 
महात्मा गांधी |) 
संत विनोबा की उत्तरभारत यात्रा १।) 
भूदात-वदीपिका +) 
साम्ययोग का रेखाचित्र ४) 
ग्राम-स्वावलंबन की ओर |) 
ग्राम-सेवा की योजना जो) 
संत विनोबा और भदान-यज्ञ ४) 
पर्व बुनियादी तालीम १) 

दिय |) 
गांधी जी के अनुयायी ।) 
नवभारत ४) 
बांपू का रामराज ।) 
शांति या विनाश हैँ 
सामहिक प्रार्थना ० *गु 


धरती के गीत न 
भदान-यज्ञ गीत-संग्रह - 
( उ्ू-साहित्य ) 
भूदान डट 
विनोबा की झाँकी *] 
भू दान : सवाल-जवाब ) 
भूदान की तमहीद “] 
विनोबा का पेगाम ) 
भदान लहरी ' न 
भूदान तहरीक क्‍या है +] 
(नयी तालीम साहित्य) 

शिक्षा में अ्रहिसक क्रांति १॥] 
नयी तालीम की मूल कल्पना -] 
मल उद्योग : कातना ॥। 
आठ साल का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम '१ 
पूर्व बुनियादी समिति का पाठ्यक्रम | 
भारत की कथा ॥ 


[एपठा॥8प एएफाउट#तपएठ्छ] .. 


ए5092 & छा$ डड07 9--0 


छघ00वेब्रम- चर 2998 776 दाल | 
(09 &९४०४९८ 04 (४९ 3286  0--4 
89४00 व्रत -४४०]702 --8 
ए९ए०परं074/"ए 30067 ४०]0०20--4 
ए?#४0०ं००४ ४४0 2?07॥0807087ए 
ए 870०04&272 . 0-*5 


ध्छिव्ाथॉनजिबडाए8, / १--0 
इच्चाए0089792 &. ४४0०0 68८९८. 0*-नटे 
4,288075 ए०ण7 सिपः0०9 ४ 0--8. 


ंएा- ५३००७ 7४207007ए बा प॑ 
०0ऐॉ0 'एहं808 '--0 
अररक भा गन 0 'ह5%&। 
पएा'८009 [72007-7/083 (298८ : 
200 व्प्ाह ५). 2 ढ़ 
&6077०ए०५ ० ए९८०४७४७७76०८८ 
(2 ०१8) . 6667 2.-0! 
एब्एताएँंगय लिट07ण7ए 
एफ 8858528ए8 . 2-0 
ए)घए 7४004 ?970006४७ ]--8 
फ्फ््ब्थो फ़ादा 07 रिच्थों 
06०ए207फ5८7६४ «-8 


. 56076७99.38 800 70०7 84॥7:8 


075847४छव्वा7070 70 3.220पग्रॉड 
८४८९ ४0०४८ |--0 
रफंस्‍65097ए ० कार ब्खवे ठप |," 
8888ए5... 0 
72९2०९ 804 270876ए0ॉफए [-*0 
ए-हडटात: 8ट0670770 9॥६प्र८४०० ' टैन्‍नी 
276०976४ (फ्रंग2-- एबं 7 ४28७ 

ग्यर्दे त,टकाफऊए फीट 2 + 0-ंद्े 
एछ्य तक &86080770 78ए2८09णलथाए 
बा ्ब.। थ ० पर, ७४. ४... हक 

दांध726 200 [77087055 हल 
7 77708 हे पका 
एमस्राप४7ए 88845 407 2 >०७- ए70५0 
बा शी 70277007980५४ . 0-*«0 
का 7 776 ५१४४८ १07०0३७7<६ 
०7८७ 870 ०7॥9886 पएशवैए४४768 0-* 
फ्रैडाछझ700 04 (76 "7८5 0-42 
एछ6फथा७ 0 जााइ2० 3फ्ांपं- 

'* इध्थां7079 द्वात 7०9७ 
79० 00757प्८एएड "४०:४६ 
#0070थॉ0853 04 7280९४ 2४6 

ए05९४ 270 8 कैधए7 0-नी 


[-- 
0--0 


““कबीर बुनकर न होता तो कबीर नहीं 
बनता। उस जमाने में छापाखाने नहीं थे, फिर 
भी उनके बिना ही कबीर के काव्य का प्रचार 
हुआ । वह जनता के उद्योग के साथ एकरूप 
था, इसलिए जनता क॑ सुख-दुःख को वह समझता 
था। जनता के हृदय के साथ भी वह एकरूप 
था। इसलिए में मानता हें कि साहित्यिक या 
तो किसान हो सकता है या कोई उद्योग करनेवाला 
हो सकता है। फकीर भी हो सकता है, जो 
जनता पर निर्भर रहे | ऐसे फकीरों को तो 
खाना मिले तो भी स्फूर्ति होती है श्रौर न 
मिले तो भी। खाना न मिलने पर हृदय में 
जो दुःख या करुणा पैदा होती है, वह भी काव्य 
की प्रेरक बनती हू। इस तरह साहित्यिक को 
पूर्ण विरक्त या . सृष्टि का उपासक-भक्त, दोनों 
में सं एक बनना चाहिए ।” 

“>वितोबा 


साम्ययोग 
का 


रेखाचित्र 








क् 
03 
विमला (सर्वोदय) के तत्वों के मूल- 
'तुल्नात्मक २४ 
७ 


अखिल भारत सवं-सेवा-संघ-प्रकाशन 


प्रकाशक : 
अ० वा० सहसबुद्धे, 

मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन, 
राजधाट, काशी 


पहली बार ; १०,००० 
मूल्य + दो आना 
जुलाई १९५५ 


ही] 


मुद्रक 
ओम्‌ प्रकाश कपूर, 
ज्ञानमण्डल यन्न्रालय, बनारस, ४७७२-१२ 


प्रस्तावना 


विज्ञान के विकास से मानव-समाज देन्य, दारिद्थ तथा भूख से 
रिहाई पा सकेगा, अकाल मृत्यु और व्याधि के अभिशाप से मुक्त हो 
सकेगा--यह अ्रद्धा आधुनिक मानव-समाज में दो सदियों से जीवन- 
साधना का आधार रही है। 

न्याय तथा समता के सहारे समाज का नव-निर्माण हो सका तो 
मानव आर्थिक शोषण से मुक्त हो जायगा; धर्म के नाम पर सदियों से 
चलनेवाली अंध रूढ़ियों का दौर खत्म हो जायगा | मनुष्यता का 
विकास समाज-प्रणाली की सहायता से संपन्न होगा । आधुनिक युग के 
क्रान्तिकारी तपस्थियों में यह श्रद्धा जीवन का स्थायी आधार रही है। 

अणु-विस्फोट-युद्ध में इन दोनों श्रद्धाओं की आहुति पड़ेगीं। यह 
भयानक भवितव्यता क्रियाशीरू मानव को बेचेन कर रही है । 

विद्वेष की प्रेरणा मानव-समाज को सीधे अणुन्युद्ध की इमशान- 
भूमि तक पहुंचा देगी ! क्‍या विज्ञान मानव के हृदय में रहनेवाली 
परस्पर विह्देंष की अभि बुझा सकेगा ? 

क्या साम्यवाद, बिना विश्व-संघर्ष के, कोई विकास-मार्ग हूँढ़ 
लेगा ? 

किसी भी मुल्क में रहनेवाला विवेकशीक मानव आज इसी समस्या 
पर चिन्तन-मनन-अन्वेषण कर रहा है । जाशा है, इस दिशा में दौड़ने- 
वाली दूरइष्टि के लिए यह पुस्तिका एक प्रकाश-किरण बनेगी । 


राजधाट, काशी ॥। ४४ 
२० जून, १९८० ““अच्युत पटवधन 


अपनी बात 


कार्ल मार्क्स ने जब से यूरोप में क्रांतिकारी अथंशासत्र का 
प्रतिपादन किया, तब से सारे संसार में एक नये युग का 
आरम्भ हुआ । आज का युग मास का है या गांधी का है, 
इस विवाद में पड़ने का मोह अक्सर होता है । लेकिन वस्तु- 
स्थिति यह है कि माक्स के बाद गांधीजी का आवि्भाव हुआ । 
इसलिए यह कहना ग़छत हे कि आज का जमाना सिर्फ गांधीजी 
का ही है और माक्स का नहीं हे। माकर्स की विचार- 
प्रणाली ओर माक्सवादियों के पुरुषार्थ से संसार में जो बिल- 
क्षण परिवर्तन हुआ है, उसकी भूमिका से गांधीजी के 
विचार ओर काये को छाम ही हुआ हे। अतः यहाँ पर 
साम्यवाद ओर साम्ययोग या सर्वोद्य का तुलनात्मक विचार 
विधायक दृष्टि से करने का प्रयत्न है । 


“-विमला 


साम्ययोण 


रेखाचित्र 


> 


न्ष्ण श््द्ट व्म्क 


सा म्यवाद 


- सापेक्ष मूल्य 


मनुष्य अपने में न तो अच्छा हे, न बुरा हे । परिस्थिति 
उसको भल्ा-बुरा बनाती हे । 


. वस्तु परिवतन 


परिस्थिति में_बल्पूवेंक ऐसा परिवतेन करें कि जिससे 
दोष पेदा होने के लिए समाज में अवसर न रहे । 


. शासन और नियन्त्रण 


बाहरी नियन्त्रण ओर शासन से मनुष्य का स्वभाव 
वांछित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न | 


* मानव $ उपकरण मात्र 


क्रांति की प्रक्रिया में व्यक्ति के नाते मनुष्य का महत्त्व 
नहीं है । नागरिक के स्वयंकतेत्व के लिए अवसर नहीं 
है । वह केवल साधनमात्र बन जाता है । 


“ सात - 


साम्ययोग 
* निरपेक्ष मूल्य 


मनुष्य स्वभावतः सत्प्रवृत्त है । उसमें जो दोष पेदा होते 
हैं, वे परिस्थितिजन्य, संस्कारजन्य या विकारजन्य होते हैं। 


» आत्म-संयम 

नये संस्कारों का निर्माण तथा परिस्थिति में इस प्रकार 
का परिवतन, जिससे दोषों का निराकरण हो ओर 
मनुष्य की मूलभूत सत्थवृत्ति को प्रकट होने के लिए 
अवसर मिले । 


. हृदय-परिव्तेन 

बाह्य परिवर्तेन व्यक्ति के सहयोग से करने का प्रयत्न । 
अतः हृदय-परिवतेन की प्रक्रिया का अवरूम्बन । व्यक्ति 
की आंतर-अभिव्यक्ति के लिए बाह्य परिवर्तेन से अनु- 
कूछता का निर्माण । 


. मानव ; परममूल्य 

यहाँ मनुष्य ही परममूल्य है । उसके विकास के दिए 
सारी योजना ओर व्यवस्था हे । उसकी स्वयंप्रेरणा ओर 
स्वयंकठेत्व के छिए क्रांति की प्रक्रिया पोषक होनी 
चाहिए | 


“ आाद-- 


सा मय वा द्‌ 


, शासन का इढ़ीकरण 

समाज-परिवर्तन सत्ता के दारा करने का आग्रह । 
इसलिए राज्यसंस्था सर्वकष बन जाती है | शासन-मुक्त 
समाज की तरफ कदम बढ़ाने के रिए यह प्रक्रियां अनु- द 
कूछ नहीं है । 

, हिंसा की अप्रत्यक्ष प्रेरणा 

साम्यवाद अन्तिम और निरपेक्ष मूल्यों जेसा कोई तत्त्व 
नहीं मानता । वह हिंसा का पक्षपाती भले ही न हो; 
परन्तु, जबकि उसमें किसी शाइवत मूल्य के लिए 
आप्रह नहीं है, तो मनुष्य को अर्हिंसा-पराडमुख बनने के 
लिए अप्रत्यक्ष भेरणा है। सापेक्ष मूल्यवाद का यह 
स्वाभाविक परिणाम हे । 

 ग़रीबी और अमीरी देवनिर्भित या देवनिर्मित नहीं हे; 
. और न वह अनिवाये ही है । आर्थिक विषमता मानव- 
कृत हे । 

| व्यक्तिगत. संग्रहछोलुपता और आर्थिक प्रभुत्व की 
आकांक्षा से आर्थिक विषमता पेदा होती है । 

, इस विषमता का निराकरण ऐतिहासिक क्रमविकास को 
एक आवश्यक अंग है। वह अवश्यम्भावी है ओर 
वांछनीय हे । 


> लो 
साम्ययोग 


५. शासनपुक्ति की साधना 


६. 


८. 


९. 


यहाँ व्यक्ति के विकास का अभिप्राय मुख्य हे | इसलिए 
नागरिकों की स्वयंकतृत्व की दिव्य शक्ति जाग्रत और 
संघटित करके, उसे एक क्रांतिकारी सामाजिक मूल्य 
बनाने का प्रयास है । अतएवं इस प्रकिया में मनुष्य-- 
साधन--साध्य । मतछूब यह कि क्रांति की श्रक्रिया के 
साथ ही शासनमुक्त समाज के निर्माण का रचनात्मक- 
काये शुरू हो जाता है । | 

अहिसा की प्रत्यक्ष प्रेरणा 

अहिंसा को जीवन का निरपेक्ष और शाश्वत मूल्य माना 
हे । इसलिए क्रान्तिकारी व्यक्ति हिंसापराकमुख बनता 
हे । उसे अहिंसाप्रवण बनने के लिए प्रेरणा मिलती है । 


- ग़रीबी ओर अमीरी देवनिर्मित या देवनिर्मित नहीं है। 


ओर न॒वह अनिवाये नेसर्गिक नियम ही है । आर्थिक 
विषमता भानवकृत हे । 

व्यक्तिगत संग्रहलोछपता और आर्थिक प्रभुत्व की 
आकांक्षा से आर्थिक विषमता पैदा होती है । 
संग्रह-छोछुपता ओर खामित्वाकांक्षा मनुष्य का खभावगुण 
नहीं हे । वह विकार है। इसलिए उसका निराकरण 
सृष्टिनियम के अनुसार तथा ऐतिहासिक क्रम-विकास के 
अनुसार भी अवश्यस्भावी और इष्ट है । 


११. 


१२. 


१३. 


१७. 


सा म्यवाद 


« सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक बुराइयों की 


जड़ उत्पादन के साधन तथा पद्धति में हे । दूसरे शब्दों 
में आथिक विषमता ही सारे सामाजिक अनर्थां का 
मूल हे । 


आर्थिक विषमता का निराकरण करते ही सारी बुराश्याँ 
अपने आप हट जायेगी । 


समाज की राज्यव्यवस्था ओर संरस्क्ृति उसकी आर्थिक 
व्यवस्था से निर्धारित होती है । अर्थात्‌ समाज की 


राजनीति ओर संस्कृति उसकी अथरचना का 
प्रतिबिम्ब है । 


व्यक्तिगत माछकियत ओर मिलकियत का निराकरण 
करना आवश्यक हे | 


पहले क़दम के तौर पर व्यक्तिगत सालकियत की 
जगह राज्य की माछकियत कायम करनी चाहिए ओर 
राज्य-संस्था पूर्णरूप से श्रमजीवियों के कब्जे में होनी 
चाहिए । 'राज्यीकरण” ( 58/6-0७१78779 ) “समा- 
जीकरण” ( ए०एरण्णपपं282007 ) का पहला क़द्म है । 


१०, 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


“ ग्यारह - 


साम्यथोग 
सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक बुराइ्यों का 
आर्थिक विषमता के साथ अभेद्य सम्बन्ध हे । जीविका 
के साधन से जीवन की पद्धति अवदय निधोरित होती 
हे | परन्तु सारे अनर्थों का एकमात्र कारण आर्थिक 
विषमता ही नहीं हे । 
सामाजिक दोषों के निराकरण में आर्थिक विषमता के 
निराकरण से मोलिक मदद मिलती है । 
आर्थिक व्यवस्था में समाज की सभ्यता अभिव्यरकत 
होती है । आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप राज्यतंत्र बनता 
है । अथरचना ओर राज्य-तंत्र दोनों के संस्कार 
समाजनीति पर होते हैं । 
व्यक्तिगत माछठकियत और मिलकियत के निराकरण के 
साथ-साथ स्वामित्व ओर सम्पत्ति की भावना का ही 
निराकरण करना है। 


अगर व्यक्तिगत माछकियत निषिद्ध हे, तो सामुदायिक 
मालकियत भी निषिद्ध ही हे । माछकियत की भावना 
का निराकरण हमारा इष्ट होना चाहिए। इसढछिए 
माछकियत न तो एक व्यक्ति की होगी और न व्यक्तियों 
के समूह की। समाजरूपी परमात्मा ही सारी सम्पत्ति का 
मालिक माना जाना चाहिए । व्यक्तियों की अहंता का 
जोड़ परमात्मा नहीं है । 


१५. 


१६. 


५१७, 


१८६ 


१९. 


“बारह - 


सा म्यवाद 


श्रमिकों की सरकार की समाढ॒कियत ही वास्तव में 
श्रमिकों की मालठकियत है । 


वर्ग-संघ्ष 
श्रमिकों की सरकार कायम करने के लिए पूँजीपतियों 


से जबरदस्ती सत्ता छीननी होगी; ओर, आवश्यक हो 
तो, उनका वध भी किया जाय । 


सम्पत्ति और उत्पादन के केन्द्रीकरण से एक पक्ष की 
अधिसत्ता का निर्मोण | शासन की अनिवायेता बढ़ती 
ही जाती है । 


राष्ट्रवादी मनोबृत्ति पुष्ट होती है, क्योंकि हरण्क देश के 
श्रमिक पहले अपने देश की राज्यसत्ता पर कब्जा जमाने 
की कोशिश करते हैं। आज तो कम्युनिज्म में से अन्तर - 
राष्ट्रीया। का आग्रह छगभग तिरोहित हो गया है । 


श्रमिकों के संगठन के लिए क्रांतिकाल में केन्द्रित उत्पा- 
दून आवश्यक । अत; साम्यवादी अधिराज्य में भी 
केन्द्रित उत्पादन का आग्रह और विकास | अर्थात्‌ 
पूँजीवादी केन्द्रित उत्पादन का ज्यों का त्यों स्वीकार । 
उत्पादन ओर वितरण का सम्पूर्ण केन्द्रीकरण । 


१५. 


१६. 


५१७, 


१ 


( 


१६५. 


- तेरह - 


साम्ययोग 
श्रमिकों के स्वयंनिवोचित प्रतिनिधियों की माछकियत को 
श्रमिकों की मारकियत समझना बहुत बड़ा अम है । 
किसी एक वर्ग की या सरकार की मालकियत न तो 
समाज की मालकियत कही जा सकती है और न 
लोकात्मा, इंश्वर की । 
6 | 

वर्ग-परिवतंन " 
सभी व्यक्तियों को उत्पादक बनना है । पूँ जीपतियों को 
भी श्रमिक बनना है । 

सम्पत्ति और उत्पादन के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप 
राज्यसत्ता का विकेंद्रीकरण | शासन की आवश्यकता 
उत्तरोत्तर कम होती जाती है । क्रांति की प्रक्रिया में ही 
शासन के विघटन की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया अंतभूत है । 
पक्षातीत शासन-पद्धति की स्थापना अपने आप होती है । 


. सर्वेभूतहितरत वृत्ति का बीजञारोपण होता है । राज्य की 


सीमाओं को पार करने की सुमधुर प्रक्रिया का सहज- 
भाव से आरम्भ होता है । 

क्रान्ति की भ्रक्रिया में बाह्य संगठन को ही सब कुछ नहीं 
माना है। श्रमिकों के हृदय एक-दूसरे के साथ जोड़ने का 
आग्रह है। इसलिए क्रान्ति की भ्रक्रिया में ही विकेन्द्रीकरण 
की तरफ क़दम बढ़ता जाता है । वर्गनिराकरण के बाद 
उत्पादन और वित्तरण अधिकतर विकेन्द्रित पद्धति से ही 
होगा | बहुत थोड़े अंश में उत्पादन के साधनों के लिए 
केन्द्रीकरण आवश्यक माना जायेगा । 


२१. 


२२. 


२३. 


ब्‌ षे कि 


- चोद्ह - 


सा म्यवाद 


 वस्तु-निष्ठ 


आर्थिक संयोजन का एउद्देश्य अधिक उत्पादन और सुलभ 
वितरण है । केन्द्रीय मूल्य उपभोग्य वस्तु । 


उपभोग की वस्तुओं की प्रचुरत ओर समान वितरण 
ही परम साध्य है । वही सांस्कृतिक उन्नति का प्रधान 
लक्षण है। फलस्वरूप मनुष्य ओर पशु दोनों उत्पादन 
के साधन बन ज्ञाते हैं | यंत्र प्रधान होता है । मानव 
ओर मानवेतर प्राणी गौण साधन बन जाता है । 


का को संहारक तत्त्व मानकर उसके साथ निरतंर 
होड़ । उत्पादन की गति बढ़ाने का ओर समय बचाने 
का खब्त । 


केन्द्रित उत्पादन ओर वितरण के लिए विशेषज्ञों तथा 
व्यवस्थापकों की अनिवायेता । इसमें से मुनीमशाही 
ओर विशेषज्ञसत्ता का आविर्भाव । 


चाहे सामुदायिक स्वामित्व ही क्‍यों न हो, अर्थ-नीति 
का छक्ष्य प्रभूत भोग सामग्री ओर बेभवविछास । सामु- 
दायिक परिग्रह का संयोजन । वासनाओं ओर आवर्य- 
कताओं को प्रोत्साहन । 


“ पनन्‍द्रह - 


साम्ययोग 

२०. मानव-निष्ठ 
आर्थिक संयोजन का उद्देश्य उत्पादक की शक्ति तथा 
कुशछता के उपयोग द्वारा उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण 
उत्कष है | केन्द्रीय मूल्य उत्पादक, मानव । 

२१. उत्पादन का उद्देश्य उत्पादक का सांस्कृतिक विकास हे । 
जीवन की आवश्यक सामग्री का उत्पादन करने में 
मनुष्य की ओर पशु की सम्पूर्ण शक्ति का उपयोग तथा 
विकास होना चाहिए । उत्पादन मलुष्य के छिए है, 
मनुष्य उत्पादन के लिए नहीं । 


२२. काछ को आयु का उपादान तथा जीवन का पोषक तत्त्व 
मानकर उसका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास । समय- 
ज्ञता ओर प्रत्युत्पन्न मति । 

२३. विकेन्द्रित उत्पादन में उत्पादक का परिवतेन विशेषज्ञ में 
निरन्तर होता है । छोटे पेमाने पर उत्पादन में उत्पादक: 
ही व्यवस्थापक हो जाता है । 

२४. त्याग ओर सनन्‍्तोष की भावना का विकास अर्थ-नीति का 
लक्ष्य । अपरिप्रह के सिद्धान्त का आर्थिक क्षेत्र में 
विनियोग । आत्मतुष्टि तथा दूसरों के साथ तादात्म्य 
में परिपाक । 





' सवोंदय-स्वाध्याय-योजना 


कार्यकर्ताओं, जिश्ञाखुओं और जनता में स्वोदय-विचार के 
प्रचार की दृष्टि से 'स्वोदय-स्वाध्याय-योजना' शुरू को गयी 
है, जिसके अछुसार छोगों को कम से कम मूल्य में ख्वाध्याय 
योग्य उत्तम नवीनतम साहित्य नियमित रूप से मिलता रहे। 

+ के 
योजनाकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार हँं-- 

१, सभासद--संख्ा या व्यक्ति हर कोई सभाखद्‌ बन 
सकेगा | हि हि 

२. शुर्क--ईखका वाधिक शुल्क दुस रुपये है। 

३. सुविधाएँ---( अ ) वर्ष भर तक भूदान-यज्ञ, गया 
( हिन्दी ) या उसके बदले भूदान संबंधी विभिन्न आंतों से 
निकलनेवाले साप्ाहिकों या पाक्षिकों में से एक भाषा का एक 
पत्र दिया जा सकेगा, जिसका शुर्क प्रायः तीन रुपया हो । 

( आ ) रगभग २००० पृष्ठों का क्राइन साइज का नवीन- 
तम साहित्य मिलेगा । 

०५, योजना का बषु---योजना का वर्ष १ जनवरी से ३१ 
दिसंबर तक माना गया है। सदस्य चाहे जब बन सकते हें 
साहित्य सब सदस्यों को समान रूप से दिया जायगा। भूदान 
पन्निका सदस्य बनने के माह से वर्ष भर चाल्य रहेगी । 

संचालक, 


अ० भा० सव-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाट , काशी (बनारस) 


हमारे प्रकाशन 
भूदान-दीपिका 
* ( विमला ) 
प्रस्तुत पुस्तिका में विद्वान लेखिका ने भूदान-आन्दोलन की 
सांस्कृतिक ओर राजनेतिक प्रष्ठ-भूमि के आधार पर अपने अनुभव 
दिये हैं। विवेचन हृदयग्राही हे । प्रृष्ठ ३९, दाम $ दो आना । 


साहित्यिकों से 
( विनोबा ) 
इस पुस्तिका में विनोबा जी के समय-समय पर साहित्यिकों के 
बीच हुए सात प्रवचनों का संकलन है । साहित्य और साहित्य- 
कारों के चिरंतन सत्य-शिवं-सुन्दरं का दशन । 
दाम : आठ आने। 
भगवान के दरबार में ! 
( विनोबा ) 
इस पुस्तिका में बिनोबा जी के पुरी में किये गये उन तीन प्रवचनों 
का संकलन है, जो भगवान्‌ जगन्नाथ के बिना दर्शन के लौट जाने 
पर दिये गये थे। इनमें भारतीय धर्मों के विकास, समन्वय ओर 
उपासना-पद्धतियों पर ऐतिहासिक तथा सामाजिक दृष्टि से विनोबाजी 
ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। पुरी-मन्दिर से लौटते समय 
का एक चित्र भी दिया गया है। प्रृष्ठ २०, दाम : दो आना। 
ग्रामराज 
( घीरेन भाई ) 
विषय नाम से स्पष्ट हे । प्रामराज का मतलब हे, प्राम-स्वाव- 
लंबन । इस दृष्टि से इसमें विधायक मार्गद्शन मिलेगा। 
दाम ; चार आने | 


झखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाद, काशी 
कवर मुद्रक-हिन्द आटे काटेज, गोदोलिया, बनारस-। 


शासन-मृक्त समाज की ओर 


धीरेन्द्र मजूमदार 


अखिल भारत सव-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाट, काशी 


प्रकाशक :* 
अ० वा० सहसखबुड़े, 

मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, 
वर्धा ( म० प्र० ) 


( संशोधित और परिवर्धित संस्करण ) 
दूसरी बार ; २०,००० 

कुल प्रतियाँ : २४,००० 

अगस्त, १६५४ 

मूल्य ; छुह आना 


सुद्रक 

विश्वनाथ भार्गव, 
9० 

मनोहर प्रेस, 

जतनबर, बनारस 


प्रृस्‍्तावना। 


आचार्य विनोबा भावे द्वारा प्रवर्तित भूदान-यज्ञ ने आज सर्ब भारतीय 
दृष्टि को आकृष्ट कर लिया है। केवल भारत ही नहीं, सारे विश्व की 
नजर इस आन्दोलन पर है। दो साल पहले, जब विनोबाजी सेवाग्राम से 
दिल्‍ली के लिए. रवाना हुए, तब कौन जानता था कि यह यात्रा एक “विश्व- 
क्रान्ति! का रूप ले लेगी | केवल विरोधी ही नहीं, साथियों का भी कहना 
था कि तेलंगाना में जो जमीन मिली, वह एक विशिष्ट पंरिस्थिति के दबाव 
के ही कारण मिली थी। दूसरे प्रदेशों में जमीन दान में नहीं मिल सकेगी। 
अगर मिलेगी भी, तो जैसे भारत में साधु-सनन्‍्तों को दान देने की सनातन 
परिपाटी है उसीके अनुसार हजार-पाँच सौ एकड़ जमीन भले ही दान में 
मित्न जाय | लेकिन विनोत्राजी, जो कहते हैं कि वे इस आन्दोलन द्वारा 
भूमि-समस्या हल्ल करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि में इस यात्रा का कोई 
महत्व नहीं है । 
विश्व-क्रान्ति का स्वरूप ह 

धीरे-धीरे लोगों ने देखा कि भूमि का दान मिल रहा है और वह 
सनातन परिपाटी के परिणामस्वरूप नहों, बल्कि विशेष व्यापकता के 
साथ | फिर भी लोगों में शंका बनी ही रही कि इस आन्दोलन का कोई 
नतोजा निकलेगा या नहीं। लेकिन चार साल में आज सारी दुनिया आन्दोलन 
की प्रगति देखकर आश्चयचकित है। संतों के सामान्य दान के रूप में सोचने 
की शुरुआत से लोगों ने इसे इस युग के एक बहुमत-व्यापक परोपकारी 
कार्यक्रम के रूप में देखा | लेकिन आखिर उन्हें मालूम हो गया कि यह एक 
विश्वक्रांति है । 


क्रान्ति क्या है! 

समालोचकों का कहना है कि क्रान्ति! शब्द का एक फैशन बन गया 
है | कोई थोड़ा-सा भी काम करता है तो सोचता है कि मैं क्रान्ति कर 
रहा हूँ । इसी तरह से संत विनोबा मी सोच रहे हैं। आखिर वे समाल्नोचक 
किसे क्रान्ति कहते हैं! क्‍या धुआँधार संघर्ष हो या खून की नदियाँ बह 
तभी समभा जायगा कि क्रान्ति हो रही है ! अगर ऐसी बात है तो संसार 
में दो राजाओं का युद्ध, साम्प्रदायिक दंगा आदि समी क्रान्ति हैं । 


क्रान्ति की पहचान 


क्रान्ति की पहचान बतलाते हुए आचाये ,कृपाल्ानी कहते हैं-- 


“क्रान्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि एक मामूली कायकर्ता भी 
इसके प्रवाह और प्रेरणा से वह काम सम्पादित कर सकता है, जो उससे 
कहीं योग्य व्यक्ति दूसरी तरह कहीं भी नहीं कर पाते.” राष्ट्रीय नेताओं 
के लिए. यह बहुत कठिन था कि वे लोगों को भूमि से अलग होने के 
लिए राजी करते | लेकिन आज लोग उन मामूली नवयुवक्ों और युवतियों 
को जमीन दे रहे. हैं, जिन्होंने इस काम को विनोबाजी की प्रेरणा से अप- 
नाया और जो इससे पहले राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में श्रज्ञात थे, बल्कि 
जिनमें से कुछु अभी बालिग भी नहीं हुए. हैं। उस्तुतः क्रान्ति की एक 
बड़ी प्रह्चान यह है कि आबाल-बड, वनिता उसमें पूरी शवित और निष्ठा 
के साथ लग जाते हैं। 


समाल्ोचक चाहे जो कहें, आज दुनिया की जनता यह महसूस कर , 


रही है कि “भूमिदान-यज्ञ” एक महान्‌ क्रान्ति है, जिसका असर सिफ 
भूमिपतियों तथा भूमिहीन .मजदूरों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया- के सारे 
जीवन-दर्शन, प्रचलित धारणाओं तथा मूल्यांकन पर पड़ने ल्गा है । 
भूदान-आन्दोलन : घम-चक्र-प्रवतन 
आचार्य विनोबा भावे ने अपने आंदोलन को “र्म-चक्र-प्रवर्तन! 


जी आर आज 2 0 रस 


बे पाप 

कहा है । उनका .कहना है : “सामान्य . घर्म-प्रचार और . क्रांति या-“धर्म- 

चक्र-प्रवततन! ये. दो मिन्न-मिन्न वस्तुएँ हैं। सामान्य धर्म तो ऋषि और 
संत लोग- हमेशा समभाते रहते हैं। इसलिए स्वंसामान्य धर्म-प्रचार 
एक़ बात है और जमाने की माँग क्या है, यह पहचान कर धर्म-विचार 
उसके साथ जोड़ देना दूसरी बात है। संत और ऋषि मामूली धर्म- 
प्रचार तो हमेशा करते रहते हैं, परन्तु उससे धर्म-चक्रःप्रवर्तन नहीं होता । 
जहाँ परिस्थिति के साथ धमं-मावना जुड़ जाती है; वहाँ वह लोगों 
के दिल को छूती है। इससे बड़ी शान्ति. पैदा होती है और इसीसे 
धर्म-चक्र-प्रवतेन होता है |? अर्थात्‌ धर्म-प्रचार से सुधार और घर्म-चक्र- 
प्रवतेन से क्रांति होती है। 
जमाने को माँग 

.. वस्तुतः जमाने की माँग क्रांति की पुकार हुआ करती है। युगमयुग 
में हमेशा ऐसे जमाने आते रहे हैं, जिस समय समाज का साय ढाँचा 
तोड़कर नया ढाँचा बनाना अनिवायय हो गया है। ऐसे जमाने में 
सामाजिक क्रांति को आवश्यक्रता होतीं. है। मानवं-समांज . के लिए 
महान्‌ कल्याणकारी समाज-पद्धति भी कात्न-क्रम में मंहान विनाशकारी 
पद्धति बन सकती है। ऐसी दशा में सारे समाज से एक सहज पुंकार 
उस पद्धति को तोड़कर नयी पद्धति कायम कंरने की होती है | उसीको 
जमाने की माँग या क्रांतिकारी परिस्थिति कहते हैं | 
परिवतंन की प्रक्रिया 

... एक सामान्य मिसाल्न से क्रांति की आवश्यकता स्पष्ट रूप से समझ 
भ॑आ जायगी। मान लें कि किसी समय एक परिवार नें अपनी सुख- 
सुविधा और सुरक्षा के लिए विचारपूर्वक अत्यन्त सुविधाजनक मकान 
घनाया | क्रमशः स्थिति में दो प्रकार का परिवर्तन हुआ | काल्न-क्रम से 
पुराना होने. के कारण मकान की इंट में ल्ोनी लगीं. लकड़ी आदि 
सामग्री सड़ी और पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारिवारिक परिस्थिति. में देर-फेर हुआ । 


न दि *+ 


शुरूशुरू में लोग काफी दिनों तक मकान की मरम्मत करते रहे और 
पारिवारिक स्थिति के ब्दत्नाव के साथ-साथ मकान की स्थिति में भी 
रदोबदल करते रहे | आखिर एक समय ऐसा" आया कि सड़न के कारण 
घर टूटकर गिरने लगा । रहनेवालों की जान को खतरा हुआ । रदोबदल 
करते-करते उसकी हालत ऐसी हो गयी कि नयी परिस्थिति में उसके अन्दर 
गुजारा करना असंभव हो गया। ऐसी हालत में ल्ञोग उस मकान को 
गिराकर नया मकान बनाते हैं, क्योंकि अब उसमें सुधार या मरम्मत की 
कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । 
समाज के मूल्यांकनों में क्रांति 

इसी तरह मनुष्य के कल्याण के लिए. समाज का कुछ ढाँचा बनाया 
जाता है। तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार कुछ धारणाएँ बनती हैं 
तथा वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह सब इसलिए होता है कि 
मानव-समाज सुख और शांति से जीवन बिता सके। समय पाकर इन 
सबके रूढ़ि बन जाने से इस ढाँचे में तथा धारणा और मूल्यांकन में 
विकृति पैदा होती है। दूसरी ओर सतत परिवतेनशील प्रकृति के प्रभाव 
से समाज की परिस्थितियों का निरन्तर परिवतन होता रहता है। दोनों 
मिलकर ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे समाज का पुराना ढाँचा, जीवन 
की धारणाएँ तथा मल्यांकन मौजूदा बदली हुई स्थिति में सुखकारी न 
होकर संकट्कारी हो जाते हैं। ऐसे संकट से चसत होकर समाज की अन्त- 
रत्मा एक मामूली परिवतन की पुकार करती है। सारे समाज की अन्त- 
रात्मा की पुकार टल्ल नहीं सकती । यही पुकार मूर्तिमान्‌ होकर क्रांति का 
रूप लेती है | 
भू-दान की सद्दी भूमिका 

अतएव भूमिदान-यश पर एक क्रांतिकारी आंदोलन की प्रष्ठ-भूमि में 
विचार करना होगा । विनोब्राजी ने कहा है कि धर्म-विचार जब जमाने 
की माँग के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब क्रांति यानी घर्म-चक्र-प्रवतन 


हो जाता है। हर क्रांति की द्वुत प्रगति भी इसी कारण हुआ' करती 
है, क्योंकि जमाने की माँग के कारण सारे मानव-समाज की दृष्टि ऐसे 
आंदोलन की और सहज खिंच जाती है | लेकिन जहाँ यह बात क्रांति को 
प्रगति देने के लिए एक शक्ति है वहाँ यही बात उसी क्रांति के लिए, 
खतरा भी है। इसलिए, जरूरी है कि भूमिदान-आंदोलन में कार्यकर्ता 
खपने काम के साथ क्रांति पर के खतरे के बारे में निरन्तर जाग्रत रहें। 
रूढ़ि 

शुरू-शुरू में कोई क्रांतिकारी द्रष्टा जमाने की माँग को पहचान कर 
उसे पूरा करने का एक मार्ग उपस्थित करता है। प्रकृति के निरन्तर 
प्रगतिशील होने के कारण क्रांतिकारी मार्ग हमेशा नया होता है ओर 
उसकी मिसाल इतिहास में नहीं हुआ करती | यही कारण है कि जब 
क्रांतिकारी पुरुष नयी बातें करते हैं, तब यद्यपि साधारण जनता उसे समझ 
लेती है, पर पढ़े-लिखे विद्वानों को उनकी बातें नहीं भातीं; क्योंकि पंडितों 
की बुद्धि प्रायः शास्त्रों की जिल्‍द के अन्दर गिरफ्तार रहती है और वे 
अपनी किताबों में लिखे हुए; सूत्र के अनुसार ही बातें समर पाते हैं। 
इसलिए वे प्रारम्भ में क्रांतिकारी की बातों की हँसी उड़ाते हैं; दूसरी ओर 
क्रांति के जमाने की माँग का सही पूरक होने के कारण जनसाधारण का 
दिल सहज ही उसकी ओर दौड़ता है | लेकिन प्रकृति से खरूढ़िग्रस्त होने 
के कारण उनकी बुद्धि साधारणतः पंडितों की ओर ही झ्रुकती रहती है। 
क्रान्ति-द्ृष्टा की गति 

इस प्रकार क्रांतिकारी पुरुष शुरूशुरू में समाज में साधारण जनता 
के दिल्न को आकृष्ट करते हुए भी श्रकेल्ञा ही चलता है। लेकिन दिल 
साथ होने के कारण जल्दी ही वह जनता को अपनी ओर खींचकर उसे 
क्रांतिकारी मार्ग पर चलाने ल्वगता है। फिर वह प्रगति जन्न व्यापक हों 
जाती है, तो पढ़े-लिखे विद्वानों की भी दृष्टि आकृष्ट होती है। उनमें से 
दो-एक ऐसे भी होते हैं जो जमाने की समस्याओं के समाधान के लिए, 


अपने पांडित्य की असारता महसूस कर नयी क्रांति की बोत समम॑ने लगते 
और उस क्रांतिकारी द्रष्टा के भक्त बन जाते हैं। भक्त बनने पर भी.- उन्हें 
सारी बातों को अपनी किताबी भाषा में अनुवाद करके ही सोचना पड़ता 
है। सिफ अपने ही सोचने के लिए. नहीं, बल्कि अपनी विद्वान्‌ बिरादरी 
को समभाने के लिए भी वे पुरानी किताबों के पन्नों में ही नयी क्रांति की 
बात दूँढ़ने लगते हैं। विद्वानों के लिए. ऐसी चेष्टा क्रांति के लिए प्रथम 
खतरा है | 
गांधीजी की प्रदृत्तियाँ 

“- गांधीजी ने मानव-समाज को शोषण तथा निदलन से बचाने के लिए 
चर का सन्देश सुनाया। वे चख्े के माध्यम से स्वावंलम्बी आर्थिक 
व्यवस्थो' कायम करना चाहते थे, क्योंकि वे सममंते थे कि जब तक स्वतन्त्र 
जनशक्ति के आधार पर मानव-जीवन स्वावलम्धी नहीं होगा, तब तक मनुष्य 
को वास्तविक आजादी नहीं मित्र सकती । यह स्वावत्षम्बी आर्थिक व्यवस्था 
एक नयी बात थी । गांधीजी के आंदोलन की विराट प्रगति से जिन बहुत 
से विद्वानों को उनका भक्त बना दिया था उन्होंने स्वभावतः पुरानी किताबों 
के पन्‍नों पर गांधीजी की बातों को ढूंढ़ने की कोशिश क॑। | किताबों में 
भारत की अ्रति प्राचीनकालीन स्वावल्म्बी समाज की बात जरूर पायी जाती 
है | लेकिन आधुनिक पंडित्तजनन उस स्थिति को मजबूरी का नतीजा मात्र 
सम्भकर उसे अवैज्ञानिक तथा प्रतिगामी मानने लगते हैं| इसलिए वह 
बात उन्हें भातो नहीं। आधुनिक किताबों में दूंढ़ते हुए. उन्हें. विकेद्रीकरण 
का एक शब्द मिला ओर उन्होंने इसे - पढ़ी-लिखी दुनिया में प्रसिद्ध किया । 
गांधीजी ने स्वावलंबी समाज-की बात दुनिया में मौलिक लोकतंत्र 
कायम करने के लिए ही की थी। लेकिन कितात्रों की समाज की बविकेंद्री- 
करण की - धारणा वहाँ तक कैसे पहुँच सकती है ! यही कारण है कि 
यद्यपि अमेरिका के हेन्री फोड तथा फासिस्ट, जापान के नेता विकेंद्रीकरण 
की बात:करते रहे ओर जापान में उसका. व्यापक अमल होता रहा; फ़िर 


- है «»+ 


भी उन मुल्कों में गांधीजी की धारणा के अनुसार लोकतंत्र कायम होने की 
क्रांति न होकर दिन-दिन. तानाशाही का ही संगठन होता गया। भारत 
में भी करीब-करीब वही हुआ | गांधीजी के अनुयायियों द्वारा स्वावलंबी 
समाज-व्यवस्था' के सिद्धांत का आग्रह छोड़कर. विकेद्रीकरण की बात: करने 
के कारण जन-स्वावल्लंबन के आधार पर सच्चे लोकतंत्र के रूप में ग्रामराज्य 
कायम न होकर एक विराद केंद्रित सत्ता के नीचे सारी प्रजा दबती जा 
रही है। यह सही है कि हम लोग लोककल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट). 
की बात करते और सोचते हैं कि , इसीसे सच्चा गणराज्य होगा। लेकिन 
'तानाशाही सरकार भी तो लोककल्याणकारी हो सकती है, बल्कि लोक- 
कल्याणकारी होने के कारण ही ग्रारम्भ में जनता तानाशाही को स्वीकार 
भी करती है। इस तरह किताबों के सूत्र में नयी क्रांति की बात ढूँढने की 
चेश से क्रांति विषथगामी हो सकती है। उसकी मिसाल हमने अमी-अभी 
भारतीय आंदोलन में देखी। 
भूमिदान पुनर्विभाजन नहीं 

उसी तरह विनोबाजी ने भूमिदान-यज्ञ आंदोलन चल्लाया और विद्वानों 
'ने जब इसमें क्रांतिकारी स्वरूप को देख लिया तब-वे पुरानी प्रच- 
लित किताबों- के पन्नों को पढ़कर इसे भूमि के पुनर्विभाजन के रूप में संम- 
ने लगे । यह समझने की आवश्यकता है कि जैसे विकेंद्रीकरण-मात्र से 
गांधीजी का स्वावत्वम्बन नहीं होता उसी तरह भूमि के पुनर्विभाजन-मात्र 
से ही विनोबाजी का भूमिदान-यज्ञ नहीं होता। भूमि का वितरण. तो 
जापान और चीन में भी हुआ है, लेकिन: क्या वहाँ भूमिदान-यश्ञ के उद्देश्य- 
के अनुसार स्वोदय समाज यानी शासन-मुक्त तथा. शोषणु-रहित जनतंत्र 
'कायम हो सका है ! वहाँ तो उत्कट तानाशाही का ही संगठन हुआ है | 
अगर भूमिदान-यश्ञ को केवल भूमि-वितरण के ही रूप में देखा जाय और 
उसी दिशा में कायकर्ता आगे बढ़ें, तो क्या भारत में भी तानाशाही का 
खतरा नहीं आ सकता ! 


हि] 


न ५ छः नन्‍- 


स्व॒राज्य आन्दोलन में हमारी भूल 

मैंने शुरू में कह है कि इस यज्ञ के प्रति सारे भारत की दृष्टि 
आकृष्ट हुई है। केवल आकृष्ट ही नहीं हुईं, बल्कि सभी श्रेणियों और सभी, 
दलों के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। यज्ञ की यह एक, 
बहुत बड़ी शक्ति है | लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जहाँ यह 
एक शक्ति है, वहाँ यह एक खतरे का' कारण भी हो सकती है। गांधीजी 
ने खराज्य का आन्दोत्नन चल्लाया | वे कहते रहे कि अंग्रेजी राज्य को 
हटना स्व॒राज्य का पहला काम है। गांधीजी की वह पुकार उस समयः 
जमाने की माँग के अनुसार ही थी। सब चाहते थे कि अंग्रेज हट, चाहे 
अंग्रेज हटने के बाद स्वराज्य के बारे में उनकी कुछ भी धारणा या राय 
रही हो । अतः उस समय सभी श्रेणी के और सभी राय के लोग गांधीजी: 
के आंदोलन में शामिल हुए। उसमें पूंजीपति आये, शुद्ध राष्ट्रवादी 
आये, सामन्तवादी, गांधीवादी, माक्सवादी, सम्प्रदायवादी--सभी आये 
ओर सबने मिल्रकर अंग्रेजी राज्य को हटाने का काम किया | 
ढाँचा ज्यों का त्यों 

अंग्रेजी राज्य हटा, लेकिन मुल्क का राजनैतिक, आश्िक तथा सामा-- 
जिक ढाँचा ज्यों का त्यों बना रहा | गांधीजी का ख्राज्य नहीं हुआ। 
विदेशी राज्य की जगह पर एक स्वदेशी राज्य होकर रह गया है। ऐसा 
क्यों हुआ १ इस पर विचार करना चाहिए, ताकि भूमिदान-यश्ञ पर के दूसरे 
खत्तरों के बारे में स्पष्ट धारणा हो सके। शुरू से ही खराज्य के बारे में 
गांधीजी की स्पष्ट धारणा थी और वे समय-समय पर उसका स्पष्टीकरण 
भी करते रहे, लेकिन उनके भक्तों और अनुयायियों ने उनकी मूल” 
क्रांति पर गहराई के साथ विचार ओर विवेचन नहीं किया। वे सत्र 
एक रुखे मोंके से अंग्रेजों को हटाने के काम में संलग्न रहे | वें समझते 
रहे कि उनके जितने भी साथी हैं, सभी एक ही लक्ष्य के यात्री हैं ४ 
नतीजा यह हुआ कि उनके विचार धूमिल रह गये । यह सही है कि. 


“ ११ - 


गांधीजी स्वनात्मक कार्यक्रम और रंस्था के जरिये अपनी क्रांति की नींव 
डालने की चेष्टा करते रहे, लेकिन हम रचनात्मक काम करनेवाले इन 
कार्यक्रमों को क्रांति की बुनियाद न समझकर राजनैतिक संघर्ष के उद्देश्य 
से जनसम्पक साधने का एक सक्रिय साधन मानते रहे। हममें ते कुछ 
उसे जनहित का कार्यक्रम-मात्र ही समझते रहे | नतीजा यह हुआ कि 
अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे उन साथियों ने, जो प्रतिक्रियावादी थे 
तथा जिनकी नीयत और उद्देश्य अपने ढंग के स्पष्ट थे, परिस्थिति पर कब्जा 
कर लिया और उन राष्ट्रवादी सेवकों पर, जिनकी दृष्टि धूमिल्र थी, हावी 
हो गये | हम भी, उनके द्वारा क्रांति सघेगी, यह समझकर निश्वेष्ट रहे | 

फिर जब हमने देखा कि हमारे वे साथी--जिन्हें हम अपने स्वधर्मी 
समभते थे, लेकिन जिनके सिद्धांत, धारणा तथा दृष्टि बस्तुतः प्रथक्‌ थी-- 
हमारी धारणा के अनुसार मुल्क के राजनैतिक, आर्थिक तथा साभाजिक 
दाँचों में आमूल परिवर्तन न कर पुराने ढाँचे को ही संचालित कर रहे हैं, 
तो हम उनकी शिकायत करने ल्गे। लेकिन शिकायत का कोई कारण 
नहीं था। वह स्वाभाविक था। क्रांतिकारी जब आंदोलन चलाता है 
ओर आंदोलन के शुरू में जब ऐसा कार्यक्रम लेना पड़ता है, जिसको करने 
के लिए हर तबके के त्लोगों का आग्रह होता है, तो वह सबके साथ संयुक्त 
मोर्चा बनाता है। लेकिन ऐसी हालत में उसे निरन्तर जाग्रत रहना पड़ता 
है, ताकि उसकी क्रांति की धारणा धुमिल होकर वह प्रतिक्रांतिकारी शक्ति 
के हाथ में न चली जाय | हमने स्वराज्य के क्रांतिकारी आंदोलन के समय 
ऐसी चौकसी नहीं रखी | इसलिए आज मुल्क पर प्रतिक्रियावादी शक्ति 
हावी हो गयी | 


भूमिदान में सावधानी | 

जिस तरह गांधीजी ने स्वराज्य के बारे में स्पष्ट धारणा मुल्क के 
सामने रखते हुए भी, पहले देश का सारा ध्यान विदेशी राज्य हटाने पर 
केंद्रित करने को कहा, और ऐसा कहना एक व्यावहारिक क्रांतिकारी के 


नव 2 5 


लिए स्वाभाविक भी था, उसी तरह आज बविनोबाजी भी अपनी.आर्थिक 
तथा सामाजिक क्रांति की स्पष्ट धारणा रे श के सामने रखने पर भी पहले 
भूमि-प्राप्ति तथा भूमि-वितरण के काम में सारी शक्ति केंद्रित करने के लिए, 
'ए.कहि साथे सब सधे? की बात कह रहे हैं; क्‍योंकि वे जानते हैं कि जब 
तक पहला कदम जम न जाय तब तक आगे का कदम उठाना कठिन है। 
आऔर बहुमुखी कार्यक्रम चलाने .से शक्ति बिखरकर क्रांति में कमजोरी आरा 
सकती है। लेकिन आज अगर विनोबाजी की क्रांतिकारी धारणा के अनुसार 
भविष्य की समाज-रचना के सिद्धांत को माननेवाले कार्यकर्ता आगे का 
कदम तथा भावी राष्ट्र-निर्माण के बारे में उसी तरह से विचार तथा 
विवेचन किये बिना. केवल भूमि-दान की ही बात सोचते रहेंगे, जिस 
तरह हम स्व॒राज्य-आंदोलन के समय सोचते रहें, तो इस बार भी हम 
चूकेंगे और एकं बार और प्रतिक्रिंयावादी .शक्तियाँ संगठित होकर हमारी 
क्रांति को उल्टे रास्ते ले जायँंगी | 

जिस प्रकार अंग्रेजों को हटाना कई प्रकार के लोगों के लिए इृष्ट था, 
उसी प्रकार भूमि का पुनर्विभाजन भी कई सिद्धांत, दृष्टि तथा नीयतवात्ञों 
के लिए भी इष्ट हो सकता है। जमींदांस प्रथा सामन्तवादी प्रथा का ही 
भग्नावशेष है | हमने इतिहास में देखा है कि सामंतवाद को खत्म करने- 
वाले पूँजीवादी ही थे। आज भी पू जीवादी जमींदारीप्रथा को खत्म ही 
करना चाहते हैं, क्योंकि जमींदारों के रहते भूमि पर पैदा हुए. कच्चे माल्रों 
प्र सीधा अपंना ही नियंत्रण रखने में उन्हें दिक्कत हो सकती है | इसलिए 
बे भूमि-दान-यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। चीन के कम्युनिस्ट तानाशाही 
शज्य-व्यवस्था को ही मानते है, लेकिन उन्होंने भू मि का पुनर्विभाजन किया 
अपने उद्देश्य की सिद्धि के त्विए ही | अ्रतः इस देश के कम्युनिस्ट अपने 
पार्टी-हित की दृष्टि से चाहे इस यश से भले ही भंबरायें, लेकिन सिद्धांत की 
दृष्टि से वे भी इस पुनर्विभाजन-कार्य में शामित्र हो सकते हैं। .ऐसे भी 
काफ़ी लोग हो सकते हैं जो औद्योगिक केन्द्रीकरण को मानते हुए भी 


देशतौ गरीबी की राहत की दृष्टि से भूमि के घुनर्विमाजन के कार्यक्रम में 
शामिलत्र होंगे). जातीयताबोदी तथा सम्परदायबादी भी भूमि-वितरण के 
साथ हो सकते हैं। ऐसे जातीयतावादी 'शोषित-दल” आदि नामों से संगठित 
हो भी रहे हैं। आज. जनसंघ आदि साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादी भी इसके 
साथ हैं। जनरल मैकआरथर कोई-सर्वोद्यवादी तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 
भी तो जापान में भूमि का प्ुनविर्भाजन किया | 

इस तरह जहाँ एक ओर कोई नया धर्मविचार जमाने की माँग के साथ 
जुड़ा न होने से वह सामान्य ऋषि-वाक्य होकर कुछ विवेकी पुरुषों का 
व्यक्तिगत आचारमात्र ही रह जाता है, उसमें आम जनता के शामित्र 
न होने के कारण उंस बिचार में कोई शक्ति नहीं रहती, वहाँ 
दूसरी ओर हर किस्म के लोगों के शामित्र होने के कारण क्रांति की दृष्टि 
धूमिल होने की संभावना रहती है । इसल्लिए मैंने कहा है कि जमाने की 
माँग के साथ एकरसता जहाँ.क्रांति के लिए एक शक्ति है, वहाँ वही बात 
उसके लिए. खतरा भी हो सकती है । अतएव जो लोग इसे क्रांतिकारी 
आन्दोलन के रूप में देखते हैं, उन्हें यज्ञ के मौलिक आधार के बारे में 
विचार करना होगा । इस विचार का प्रचार मुल्कभर में करना होगा; 
ताकि देश की दृष्टि साफ हो सके | पु 


दंड-शक्ति 


विनोबाजी भूमिदान-आंदोललनन को अहिंसक समाज-र्वना का पहला 
कदम कहते हैं। अहिंसक समाज का मतलब है, हिंसा-रहित समाज | 
अतः हमें मूलतः समाज से हिंसा हटाने की बात सोचनी होगी । लेकिन 
हिंसा स्व॒तः कोई चीज नहीं है, वह शोषण-बत्ति का नतीजा है। एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करना चाहता है और अगर वह निविरोध 
शोषरा करने में सफल होता है, तो वह ख्वाहमख्वाह हिंसा नहीं करता । एक 
मुल्क दूसरे मुल्क का शोषण करना“चाहता है और निर्विरोध शोषण करने 


४ ल्‍० 


में समर्थ होता है तो ख्याहमख्वाह युद्ध नहीं छेड़ता | इस तरह हम देखेंगे 
कि साधारणतः शोषण की वृत्ति से ही हिंसा की शुरुआत होती है । 

अतएव अहिंसक समाज॑-स्वना के लिए शोषणु-हीन समाज-स्वना 
की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि शोषण होता किस चीज का है ! 
साधारणतः श्रम का यानी शरीर का शोषण ही शोषण माना जाता है। 
अर्थात्‌ लोग यह मानते हैं कि हिंसा केवल शरीर पर होती है। लेकिन 
मनुष्य का केवल शरीर ही नहीं होता। उसमें आत्मा भी होती है। 
अतः विचार करने की आवश्यकता है कि शरीर के साथ-साथ आत्मा 
पर भी शोषण हो सकता है। 

मनुष्य की आत्मा पर हिंसा उसकी आजादी छीनने से होती है। 
वस्तुतः मनुष्य की आजाडी छीननेवाला सबसे बड़ा यन्त्र शासन होता है, 
अर्थात्‌ शासन-यन्त्र मनुष्य की आत्मा पर हिंसा का कारण होता है, 
क्योंकि किसी व्यक्ति पर जिंस हद तंक शासन का दंड रहेगा, उस हृद 
तक उसकी आत्मा कुंठित रहेगी । अतः अहिंसक समाज-रचना के लिए 
प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि दुनिया में दंड-हीन समाज यानी 
स्व॒राज्य कायम हो | ग 

वस्तुतः दुनिया की आज की मुख्य समस्या स्वराज्य की समस्या है । 
साम्यवादी, फासिस्य्वादी, ल्ोकतन्त्रवादी--किसी भी नाम से पुकारा जाय, 
आज की दुनिया के हर मुल्क में उत्कट तानाशाही ही चल्न रही है| 
चास्तविक लोकशाही का अख्ित्वय कहीं नहीं दिखाई देता। जहाँ कहीं 

 धजनतन्त्र! का नाम है, वहाँ भी जनता की वैसी ही हात्नत है जैसे कि कच- 
| हरी से अपने “हक? की 'डिग्री' पाते हुए भी किसी किसान को अपनी 

जमीन का कब्जा न मिला हो। 
आरगेतिहासिक युग में 

मानव-इतिहास के प्रथम युग में मानव ऊकंड में रहते थे । सहयोगिता 
के आधार पर जिन्दगी का साधन पैदा करके स्वच्छुंद विचरते थे | क्रमशः 


22 छल पक 


समाज में प्रतियोगिता और उसके फलस्वरूप संघर्ष पैदा हुआ । स्वच्छुंद 

समाज के इस संघर्ष ने धीरे-धीरे मानव-समाज के अस्तित्व को ही खतरे 
में डाल दिया | अस्तित्व कायम रखना प्रकृति की मूल-इत्ति होने के कारण 
मनुष्य अपने अस्तित्व का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह इस 
प्थिति से निकलने का उपाय सोचने लगा । 


विभिन्न शक्तियों की विकास-क्रांति 

पुराणों की कथा के अनुसार मनुष्य आपसी संघर्ष से परेशान होकर 
आत्मरक्षा की नीयत से ब्रह्मा के पास पहुँचा | ब्रह्मा ने मनुष्य पर कृपा 
करके उन पर राज्य करने के लिए, मनु को संसार में भेज दिया, जिससे वह 
संबधे की चौकीदारी कर सके । इस तरह संसार में प्रतिद्ंद्विता के बीज से 
राजदंड की सृष्टि हुई । संब्रषंकाल के लिए एक मध्यस्थ के रूप में उन्हें 
अपनी जिम्मेदारी सुचारु रूप से चलाने के लिए सैनिक-शक्ति की सृष्टि 
करनी पड़ी । सैनिक-बल से पुष्टि पाकर धीरे-धीरे दंडशक्ति अधिकतर 
संगठित और बल्लशशाली होने लगी। नतीजा यह हुआ कि यह शक्ति 
क्रमशः जनशक्ति पर हावी होती गयी । जनता भी सहूलियत के मोह से 
अपनी व्यवस्था ओर संचालन के ल्विए उसी राजदंड पर भरोसा करने 
'लगी । जनता की इस कमजोरी का फायदा उठाकर दंड-शक्ति उस पर 
सिफ हावी ही नहीं हुई, बल्कि उसका निरदलन भी करने लगी । 


इस प्रकार एक मध्यस्थ के रूप में जन्म लेकर राजशक्ति यानी दंड- 
शक्ति जन-ल्वतन्त्रता का निदंशनन करके संसार पर अपनी सत्ता कायम करने 
लगी । मनुष्य इस स्थिति से फिर परेशान हुआ । जिस शक्ति को उसने 
अपना रक्षक मानकर पैदा किया था, वही शक्ति उसकी भक्षक होकर उसकी 
आजादी भी छीनने लगी। फिर से मानव-समाज ने इस स्थिति में से अपने 
को निकालना चाहा और दुनिया में राजतंत्र को खत्म करके लोकतंत्र 


कायम करने के लिए एक महान क्रांति की । हमने देखा कि फ्रांस में एके 


2 हे 


विराट विस्फोट- - हुआ और सारी दुनियां में वह फैल गया। दुनिया से 
राजतंत्र खत्म हो गया | 

इस क्रांति की चेश्टा में मनुष्य ने एक महान्‌ भूल की । उसने राजाश्रों 
को खत्म किया, लेकिन वे जिस दंड-शक्ति के माल्निक थे, उसकी आवश्यकता 
को खत्म नहीं किया । सिर्फ़ राजा के हाथ से उसे छीनकर पालियामेंट 
के नाम से जनता के प्रतिनिधियों की संस्था बनाकर उसके हाथ में 
सौंप दिया ओर सोचा कि अब हमारे अपने आदमी के हाथ में दंड हैं 
इसलिए कोई खतरा नहीं । देहात में एक कहावत है, “सैयाँ मये कोतवाल 
अब डर काहे का |” श्र्थात्‌ अरब चेन से सोया जा सकता है। जनता 
भी प्रतिनिधियों को चुनकर चैन से सो गयी | किन्तु 'प्रभुता पाय काहि मद 
नाहीं? इस तत्व को वह भूल गयी । निश्चित जनता की सुव्यवस्था और 
संचालन के बहाने ये नये दंड-धारी अपनी विशाल शक्ति को लेकर 
जन-जीवन के अधिक-से-अधिक हिस्से पर कब्जा करने लगे । नतीजा यह 
हुआ कि राजतंत्र के समय से लोकतंत्र में जनता पर दंड का दखल्ल बढ़ता 
गया यानी उसकी आजादी घटती गयी। श्रर्थात्‌ उसकी आत्मा अधिक 
कुंठित और निदलित होने लगी । 
आधिक क्रांति - 

जिस समय संसार में यह राजनैतिक क्रांति चल रही थी, ठीक उसी 
समय आशिक क्षेत्र में एक महान क्रांति हुई । “जेम्स वाट! द्वारा वाष्प-शक्ति 
के आविष्कार के साथ-साथ आर्थिक उत्पादन के तरीके में क्रांतिकारी परि- 
वर्तेन हुआ । पहले दस्तकार अपने छोटे-छोटे औजार लेकर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक जिन्दगी के सावन पैदा करते थे, उनका उपभोग करते थे और 
अतिरिक्त सामान स्वतन्त्र रूप से बेचकर अपनी दूसरी आवश्यकताश्रों 
की भी पूर्ति कर लेते थे। उत्पादन की प्रक्रिया बदलकर केंद्रित हो जाने 
के कारण सारी जनता का आर्थिक-निःशस्त्रीकरण हो गया। वह अब 
स्वतंत्र रूव से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती थी। उसे 


बन १ ७9 +- 


जिन्दा रहने के लिए. अब पूण रूप से कारखाने या पूजीपति का भरोसा 
करना पड़ा।। आर्थिक जिन्दगी पर कब्जा करने के कारण इन पूजीपतियों 
ने स्वभावतः राजदंड पर भी अपना कब्जा जमा लिया। नतीजा यह हुआ 
कि एक ही हाथ में दंड-शक्ति और उत्पादन-शक्ति दोनों होने के कारण 
वें जनता का अधिक शोषण करने लगे । यह शोषण सिफे आत्मा तक 
ही मर्यादित न होकर शरीर का भी होने लगा; क्योंकि अपनी खतंत्रता 
से उत्पादन न कर सकने के कारण उत्पादक श्रमिकों को अपना श्रम 
कारखानेदारों के हाथ में बेचने पर मजबूर होना पड़ा | श्रमिकों की 
मजबूरी से पूँंजीपति उसका नाजायज फायदा भी उठाने लगे | 

इस तरह पूँजीवादी लोकतंत्र में जनता की हालत राजतंत्र से भी 
अधिक खरात्र हो गयी; क्‍योंकि राजतंत्र में जहाँ जनता की आत्मा ही 
शोषण होने ल्वगा, सो भी पहले से अधिक पैमाने पर ! इससे भी ऊब- 
कर मनुष्य ने बाद में जो क्रांति की, उससे उसकी आत्मा और अधिक 
कुंंठित हो गयी | पहले जिस तरह राजाओं को हटाकर राजदंड को पार्लिया- 
मेंट के हाथ में डाज्न दिया, उसी तरह अब केवल राजदंड ही नहीं, बल्कि 
उत्पादन-यंत्र भी उसीके हाथ म॑ सोंप दिया, जिसके हाथ में राजदंड था ) 
जब दमन तथा उत्पादन के साधन एक ही गुट के हाथ में आ गये, 
तब्र उसके लिए जनता का पूर्ण रूप से निर्दंलन करना आसान हो गया । 
दंड का दबाव जनता पर और अधिक हो गया | 
दवा से मज़ बढ़ा । 

कहावत है, “मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की |” मनुष्य 
जैसे-जैसे आजादी की चेश करता गया, वैसे-वैसे उसके गले में 
शासन का फंदा बढ़ता गया। कारण यह है कि यद्यपि मनुष्य ने 
इस चेष्टा में बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ कीं, भीषण आत्म-बलिदान भी किया, 
लेकिन उसने एक बुनियादी भूल की | उसने यह नहीं समझा कि उसके 

२ 


हे ५ टन 


सिर पर दंड गिरता है, दंड चलानेवाला नहीं | इस भूल के कारण उसने 
यह समझा कि उसको तकल्लीफ दंड चल्लानेवालों के कारण हो रही है, 
न कि दंड के कारण । इसीलिए उसने हमेशा चल्ानेवाल्तों पर ही हमला 
किया और दंड को केवल सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि वह उसका कलेवर 
बढ़ाता ही गया | गांधीजी ने मानव-समाज की दृष्टि इस बुनियादी भूल की 
ओर आकृष्ट की । उन्होंने बताया कि मनुष्य खुद दोषी नहीं होता, पद्धति 
ही किसी सुख या दुख का कारण होती है। अगर दंड के आघात से 
तकलीफ होती है, तो दंड को न हटाकर दंड चल्लानेवाल्ों को बदलते से 
कोई लाभ नहीं होता । अ्तण्व अगर मनुष्य को शोषण-मुक्त होना है, 
' वो उसे दुनिया में एक दण्ड-हीन यानी शासन-हीन समाज कायम 
करनाहेगा[  आ 
भूमिदान-आन्दोज़्न के सिल्लसिले में इस विचार की आवश्यकता 
दिन-दिन प्रकट होने लगी और अन्त में बोधगया में सर्वोद्य-समाज 
का ध्येय शासन-मुक्त तथा शोषण-हीन यानी श्रेणी-हीन समाज घोषित किया 
गया। प्रस्तुत पुस्तिका में सर्वोद्य विचारधारा के अनुसार शासन-मुक्त 
समाज के बारे म॑ कुछ विवेचन किया गया है। यह सामान्य विचार 
है और इसका अधिकाधिक विकास वांछुनीय है | 
मैंने इस आशा से देश के शिक्षित समाज के सामने इसे पेश 
किया है कि वह इसे पढ़कर इस प्रश्न पर और अधिक ब्यौरेवार विचार 
करे | मुझे विश्वास है कि मेरी यह आशा पूरी होगी। पुस्तिका के अनुपात 
में प्रस्तावना कुछु अधिक विस्तृत हो गयी, किन्तु विषय के प्रतिपादन के 
लिए, इतनी भूमिका जरूरी थी। 


--थीरेन्द्र मजूमदार 


भेनुक्रम 


. शासन-मुक्त समाज की अनिवायता २१-२६ 
सर्वोदय समाज का उद्देश्य २१, हिंता-मुक्ति के लिए 

शाप्तन-मुक्ति श्रनिवा्य २२, सर्बोदय की क्रान्ति सर्जनात्मक 

है २३ इतिहास के तीन युग २३, शासन-झुक्त समाज का 

रूप २५। 

. शासन-मुक्त समाज की भूमिका २६-२६ 
उल्टी तरकीत्र २६, वेश्ञानिक श्रम २७, युद्द-प्रगति का 

चकर २८, मुआफिक तरीका ही क्‍यों ! र८ | 

. लोक-शक्ति का संगठन हे २९-३१ 
एक अवैज्ञानिक सिद्दान्त ३०, लोक-शक्ति का राज्य 

पर प्रभाव ३१ । ५. 

* सर्वाधिकारी राज्य-व्यवस्थाए ३१-३४ 
राज्य-व्यवस्थाओं की सत्यता ३२, पार्तियामेंटरीवादी राज्य- 

व्यवस्था ३२, अधिकार की वृत्ति ३३, हिंसा की उत्पत्ति ३४। 

. चेधानिक के बदले प्रत्यक्ष लोकशाहोी ३४-३६ 
लोकशाही के अन्तर २५, पूँजी और जनता ३६, पूँजी- 

वाद और माक्संवाद ३७, भूमिदान-यज्ञ का महत्व ३८, यज्ञ 

का मूल खोत रे८ | 

, राज़तंत्र का स्वरूप ३६-४३ 
पद्धतियों का फके ४०, राजनीति और लोकनीति ४१, 

पत्ष-रहित समाज का रूप ४२, पार्टो हिप ४३ । 

, समाज का अथनैतिक स्वरूप ४३-४८ 
स्वावलम्बन की शुरुआत ४३, भौतिक आवश्यकता ४४; 

यंत्र की मर्यादा ४४; भूमि की व्यवस्था ४६ । 


८. उत्पादन ओर शिक्षा ४८-४१ 
सहयोग का आधार ४८, विकृति का निराकरण ४६, 
उत्पादन ओर शिक्षा ४० । | 
६. शासन-मुक्त समाज कैसे बने ! ४१-४६ 
क्रांति का साधन ४२, दिल्न और दिमाग की एकता ४२, 
संस्था और क्रांति ४३, संस्था से क्रांति नहीं ५४; स्वतंत्र 
लोक-शक्ति ४४, उत्पादक श्रम का स्थान ४६, सेवक क्या 
करेगा ? ५७, सेवक ओर संस्था ५८ । 
१०. वर्ग-बिषमता को समस्या .. ४६-७२ 
शोषण के प्रकार ६०, हुजूर-बर्ग केसे बना ! ६०, हुजूर 
बनाने के कारखाने ६१, क्रान्ति की दो प्रक्रियाएँ ६२, उन्मू 
लन की प्रक्रिया ६३, शिक्षा-पद्धति में क्रान्ति ६४, समग्र आम- 
सेवा का कार्य ६४५ हुजूर मजूर बनें ६७, व्यक्ति नहीं, पद्धति 
बदलनी है ६८; अ्रम-विमाजन की बात ६६५ यह कैसी 
प्रगतिशीलता ! ६६, भूदान-यश् और वर्ग-परिवर्तेन ७०, 
विनोबा की चेतावनी ७१, नौजवान आगे बढ़ें ७२ । 


११. प्रश्नोत्तर ७३-८४ 


शासन-मुक्त समाज की अनिवायता ४१: 


बोधगया के सर्वोदिय-सम्मेलन के अवसर पर अखिल भारत 
सर्व-सेवा-संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा यह एलान किया कि भूदान- 
यज्ञ-मूलक अहिंसक-कांति का ध्येय शासन-मुक्त तथा शोषण-हीन 
समाज की स्थापना है। तब से देश भर से तरह-तरह के सवाल 
पूछे जाते हैं । उनका आशय यह है कि आखिर इस शासन-मुक्त 
समाज का क्या रूप होगा ? यह भी पूछा जाता है. कि दुनिया में 
यदि शासन नहीं रहेगा, तो समाज की व्यवस्था कैसे चल्लेगी ? क्या 
अव्यवस्था से उच्छुंखलता पेदा होकर वह मानव-समाज का नाश 
नहीं कर देगी ? हाल ही में कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि अब तक 
तो हम सममभते थे कि आप लोग गांधी के भक्त हैं, पर अब ऐसा 
जाहिर होने लगा है कि आप प्रच्छन्न कम्युनिस्ट हैं और उनकी 
तरफ से टट्टी की ओट में रहकर शिकार खेल रहे हैं तथा हिन्दु- 
स्तान में सर्वोद्य और गांधी के नाम से कम्युनिस्टों के सिद्धान्त 
फैला रहे हैं। इसी प्रकार के और दूसरे सवाल भी लोगों के मन 
में उठते रहते हें । 


यह आवश्यक है कि संघ के प्रस्ताव के इस हिस्से के बारे सें 
विचार किया जाय । 
सर्वोदय-समाज का उद्देश्य 
यह तो प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि सर्वोदय-समाज का 
उहृश्य हिंसा-मुक्ति है। गांधीजी के ; अनुसार अहिसा कंबल परम-.. सार अहिसा: न 
९ ही ला 2 सिद ५9 : उन अहि 
धम ही नहीं है, वह “नित्य धरम! भी है। वस्तुतः उनकी अ्दिसा 


बन्न् श्र जब 


साधक के लिए नित्य धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति 
और समाज के लिए वही विशेष धर्म और आपद्धरम भी है। 
अर्थात्‌ अगर कभी समाज को किसी अन्याय के प्रतीकार में 
विद्रोह भी करना पड़े या दुनिया में कहीं कभी धमयुद्ध आवश्यक 
हो जाय, तो बह प्रतीकार और युद्ध भी अहिसात्मक ही होना 
चवाहिए। उनकी राय में किसी भी हालत में समाज में हिंसा को 
मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा अहिंसक समाज 
“बनाना है, तो मानब्र-हृदय से . हिंसा के . सम्पूर्ण निराकरण को 
आवश्यकता है। 
हिंसा-युक्ति के लिए शासन-मुक्ति अनिवार्य 


अब प्रश्न यह है कि यह हो कैसे ? आज तो मनुष्य के हृदय 

में नित्य हिंसा उत्पन्न होती रहती है । ऐसी परिस्थिति में समाज- 
शिक्षा और दीक्षा के द्वारा तथा अहिंसात्मक प्रक्रिया के प्रयोग 
ओर तदनुकूल सांस्कृतिक विकास के द्वारा अहिंसात्मक मनो- 
भावना पेदा करने की चाहे जितनी कोशिश की जाय; मानव- 
हृदय से हिंसा का निराकरण नहीं हो सकता। अतएवं यह आंव- 
श्यक है कि जिन प्रतिष्ठानों या संस्थाओं के कारण मनुष्य के भीतर 
हिंसा का उद्धव हुआ करता है, उनको विधघटित किया जाय। शायद्‌ 
२०४५४ यह विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं 
; कि मनुष्य के हृदय में हिंसा का प्रकोप शासन ओर शोषणु-- 
इन दों प्रतिष्ठानों के कारण ही हुआ करता है । शासन का आधार 
दुंड-शक्ति हैं। समस्त मानव-समाज की मान्यता उसे प्राप्त होने 
पर भी शासन की शक्ति हिंसात्मक ही होती है.। हिंसा का 
आघात मनुष्य पर निरन्तर होता है। स्वभाबेतः आधात से 
प्रतिघात पैदा होता[है। इस प्रकार शासन-संस्था के फलस्वरूप 
मानव-हृद्य में हिंसा-प्रतिहेंसा का घात-प्रतिधात अदृश्य रूप 


न्न्» र्३्‌ ल्न्न 


से सदा चलता है प्रक्रिया के चलते हिंसा का. निराकरण 
केसे हो सकेगा ? सह कि यदि अहिंसक समाज की स्थापना 
के लिए हिंसा-मुक्ति आवश्यक है, तो शासन-मुक्ति भी अनि- 
वाय है । | 
सर्वोदय की क्रांति सजनात्मक है| 

अब यह प्रश्न रह जाता है कि शासन-म॒क्त ससाज का 
उद्देश्य सिद्ध होने पर क्या समाज सें उद्दरडता ओर उच्छुंखलता 
नहीं फैलेगी ? यह प्रश्न इसलिए उठता है कि लोग सममभतते हैं 
कि समाज की परिस्थिति आज जेसी है, बैसी ही बनी रहेगी 
और वह शासन-म॒क्त भी हो जायगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं 
सकता । सर्वोद्य की क्रांति सजनात्मक क्रांति है। वह केवल 
शासन पर ही आघात नहीं करती, बल्कि शासन की आवश्य- 
कता का ही निराकरण करती है। अहिंसक प्रक्रिया में समाज 
, का संगठन ही इस ढंग से. करना होगा, जिससे शासन अना- 
वृश्यक हो जाय । पहले यूरोप के अराजकतावबादी इस बात को 
नहीं ससमते थे, इसलिए वे शासन पर प्रत्यक्ष आघात करने की 
बात करते थे। उसके फलस्वरूप उच्छूंखलता पेदा होना 
स्वाभाविक था । आज जब हम शासन-मुक्ति की बात करते हैं, तो 
लोग उन्हीं पुरानी बातों को याद कर घबरा जाते हैं । 


इतिहास के तीन युग 


यह घबराहट केवल 'अराजकता' शब्द के कारण नहीं, बल्कि 
आज के प्रचलित 'शासन-हीन” शब्द के कारण भी है। अतः यह 
आवश्यक है कि शासन-हीन समाज” और 'शासन-मुक्त समाज” 
की भिन्नता को समझ लिया जाय । 


मा रण न 


इसे समभने के लिए मानव-इतिहास के तीन युगों की कल्पना 
की जा सकती है : 


१. शासनहीनता यानी उच्छंंखलता का युग, 
२, शासन-युक्त समाज का युग, 
३. शासन-मुक्त यानी स्वावलम्बन का युग । 


सबसे पहले शासनहीनता का युग आता है.। उसमें उच्छूं 
खलता रहती है । उसके बाद शासन-हीन समाज को व्यवस्थित 
करने के लिए शासन-पद्धति का आविष्कार होता है. और उसके 
संघटन का अर्थात्‌ शासनयुक्त समाज का युग आता है। 


हम जब शासन-हीन समाज की बात करते हैं तब मानव- 
इतिहास के आदिम युग में लौट जाने की बात करते हैं। लेकिन 
शासन-मुक्त समाज से हम स्वतंत्र जनशक्ति का संघटन कर 
शासन-पद्धति की आवश्यकता को विघटित करना तथा स्वयं-प्रेरित 
स्वावलम्बी समाज का अधिष्ठान करना चाहते हैं । 


इसमें स्वतंत्र जनशक्ति की प्रेरणा से एक निम्चित प्रकार के 
समाज के रजन की कल्पना है, न कि जो मोजूद है! उसके विघटन 
मात्र की। यही कारण है कि हम यह नहीं कहते हैं कि अमुक 
प्रकार की परिस्थिति के कारण राज्य अपने आप सूख करके मर 
जायगा, बल्कि हम यह कहते हैं कि जनशक्ति अपने संघटन और 
सक्रिय चेष्टा द्वारा शासन के नागपाश से अपने को मुक्त कर लेगी | 


इतिहास के दो उदाहरणों से इस बात को अच्छी तरह 
सममभा जा सकेगा । (१) रोमन साम्राज्य द्वारा इंग्लेएड पर अपने 
आप कब्जा छोड़ देना, (२) अमेरिका की जनता द्वारा अंग्रेजी 
कब्जे से अपने आपको मुक्त कर लेना । 


नन्ब् ६ न 


कोन-सा है; उसके लिए किस प्रकार की क्रान्ति जरूरी है, इस 
प्रश्न की च्चो आगे करेंगे । । 


शासन-मुक्त समाज की भूमिका ; २; 


पिछले लेख में अहिंसक समाज के लिए शासन-मुक्त समाज की 
अनिवायता पर चर्चा की गयी थी। वस्तुतः शासन-मुक्त या 
शासन-रहित समाज की कल्पना गांधीजी से पहले अराजकता- 
वादियों के अलावा माक्संबादियों ने भी व्यवस्थित रूप से की 
थी। माक्से की कल्पना के अनुसार कम्युनिस्ट दल के लोग अपने 
दर्शन में इसका एक मूल तत्त्व के रूप में ही प्रचार करते 
ओर शासन-हीन तथा श्रेणी-हीन समाज का नारा बराबर बुलन्द्‌ 
करते रहते हैं। यही कारण है कि हम भी जब शासन-मुक्ति की 
बात करते हैं, तो बहुत से मित्रों को यह भ्रम होता है कि हम 
भी कहीं कम्युनिस्टों की भ्रक्रिया को ही तो नहीं दुहरा रहे हैं। 
इसी कारण दूसरे कई लोगों को यह भी भ्रम होता है कि 
कम्युनिज्म से हिंसा निकाल देने से सर्वोदय हो जाता है । 
उल्टी तरकीब 

अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रश्न पर स्बोद्य के विचार 
3 2 दृष्टि से समझ लें । हमने पहले ही कहा है कि 

जज शासन-मुक्त तब तक नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य को 
शासन की आवश्यकता 23 ए आखिर जब तक किसी चीज की 
आवश्यकता रहती है, के मनुष्य उस चीज से मुक्ति पाने 
की चेष्टा ही नहीं करता । इस बुनियादी 3 2 से हो 
कम्युनिज्म की भूमिका में दोष दिखाई देता है |>चैं अपने उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए रूढ़ सत्ता हस्तगत करना अनिवाय मानते हैं; 
क्योंकि उनकी राय में समाज को किसी नतीजे तक पहुँचाने के 


हनन श्७ न्जन 


लिए शासन की अनिवाय आवश्यकता रहती है.। इस विचार को 
देखने से “प्रथमग्रासे मक्षिकापात:” बाली कहावत याद आती 
है । अगर शासन-हीन समाज स्थापित करने की क्रान्ति के लिए 
प्रथम से ही शासन की अनिवायता महसूस होती है, तो शासन 
के बिना सम्पूर्ण समाज का संचालन हो जायगा, ऐसी आशा 
किस बुनियाद पर की जाती है ? समाज की समस्याओं के समाधान 
के लिए अगर शासन की आवश्यकता है, तो ससाज की 
सुनियन्त्रित व्यवस्था के लिए उसकी आवश्यकता ओर भी अधिक 
रहेगी । तो बस्तुतः 'शॉसनहीन समाज तभी हो सकता है, जब 
स्वतंत्र तथा स्वावलम्बी लोक-शक्ति सहकार के आधार पर समाज- 
व्यवस्था कायम करके समाज से संचाज़्नन को ही विघटित कर 
सके। अर्थात्‌ संचालित समाज के स्थान पर सहकारी समाज 
स्थापित हो सके | 
वेज्ञानिक अम 

कक ऐसा करने के बदले शासन-हीन समाज की स्थापना 

उद्देश्य से प्रतिदिन शासन को अधिकाधिक व्यापक 

दृढ़ करते जा रहे है। शासितों के हाथ में जब शासन रहेगा, तो 
उसके परिणामस्वरूप शासन का अन्त हो जायगा। कम्युनिस्ट 
इसे वेज्ञानिक दृष्टि मानते हैं.। सम्भवतः वे इसलिए ऐसा 
मानते होंगे कि विज्ञान का एक सूत्र यह भी हे कि जब किसी 
वस्तु का पूर्ण विकास हो जाता है, तब उसकी मत्यु हो जाती है।! 
लेकिन वे भूल जाते हैं कि ऐसा वैज्ञानिक था दाशनिक 
आदश आखिरी मंजिल होती है, जैसा कि मेंने पहले लेख में 
बतलाया ही है। ऐसी आदशं अबस्था में अन्तिम स्थिति होती 
है, जिसे अनन्त अन्त में ही प्राप्त किया जा सकता है । 
अर्थात्‌ वह रेखागणित को परिभाषा के बिन्दु के समान है। 


अतएव- अगर इस आशा से कि अंत में जाकर समाज शासनं-शून्य 
हो जायगा, हम शासन को लगातार अधिक संगठित करते चल्लें, 
तो यह आशा कभी पूरी नहीं हो सकती । यह कल्पना वास्तविक 
नहीं होती, स्वप्नवत्‌ ही रहती है | 

युद्द-प्रगति का चक्कर 


वैसे तो बम्बई से कलकत्ता जाने के लिए कोई यह भी कह 
सकता है. कि हम पश्चिम की ओर चलते-चलते अंत में कलकत्ता 
पहुँचेंगे ही । भौगोलिक वस्तुस्थिति के अनुसार इस प्रकार के 
चिन्तन में कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि प्रथ्वी गोल है'। लेकिन 
कोई भी व्यावहारिक दृष्टिबाला चतुर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा; 
क्योंकि पता नहीं इस तरह किस काल के अंत में कलकत्ता पहुँ 
चेंगे। चलने की प्रक्रिया में हर कदम के साथ वह कलकत्त से दर 
ही होता जायगा। वही हालत यहाँ भी होगी । वैसे तो पूर्णत्व- 
प्राप्ति का नतीजा पंचतत्त्व-प्राप्ति में होता है, यह सिद्धान्त भी 
सही नहीं है । लेकिन उसे सही मान लें, तो भी शासन-सुक्ति के 
उद्देश्य से शासन-संगठन की प्रक्रिया को अपनाने पर मनुष्य 
प्रगति के हर कदम के साथ शासनहीनता की स्थिति से दूर ही 
हटता जायगा; और आदृश अबस्था तो अ न्‍्तम स्थिति है. | इस 
हक दूर हटने की यह युद्ध-प्रगति अनन्तकाल तक चलती 
रहेगी । 


मुआफिक तरीका ही क्‍यों 


यही कारण है कि गांधीजी साध्य ओर साधन की एक- 
रूपता पर इतना अधिक जोर देते थे। गहराई से विचार करने पर 
यह स्पष्ट हो जायगा कि विरोधी साधन के द्वारा साध्य की ओर 
प्रगति असम्भव है । इसलिए शासन-मुक्ति की प्राप्ति के लिएं 


“ २६ 


शासन-निरपेक्ष स्वतंत्र ज़नशक्ति के संगठन द्वारा. शासन को 
आवश्यकता का विघटन सर्वोद्य की साधना रही है | यही कारण 
है कि विनोबाजी देश की मूल समस्या, यानी भूमि-समस्या के 
समाधान की चेष्टा कानून के भरोसे न करके स्वतंत्र लोक-शक्ति के 
भरोसे करते हैं । उनका कहना है कि उनका साधन हिंसा-शक्ति: 
का विरोधी, दण्ड-शक्ति से भिन्न, लोक-शक्ति है । 

इस सर्वोदिय की क्रान्ति की प्रक्रिया से, जन-शक्ति के संगठन 
द्वारा शासन-संस्था का विधघटन होता जाता है ओर उसकी 
प्रगति के साथ-साथ जन-स्वतंत्रता तथा शासन-हीनता की सिद्धि 
क्री ओर प्रगति होती रहती है | यह प्रगति जिस ह॒द॒तक होती 
है; उस ह॒द तक मानव शासन से मुक्त हो जाता है । 


लोक-शुक्ति का संगठन 0 


सर्वोदय की दृष्टि से शासन-मुक्त समाज की भूमिका क्‍या 
है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं । वस्तुतः इस दृष्टि को स्पष्टता 
के साथ समझ लेने पर आज लोगों की जो बहुत-सी परेशानियाँ 
हैं, वे समाप्त हो जायँगी | फिर लोग हमसे यह नहीं पूछेंगे कि 
भूमिदान की उद्देश्य-सिद्धि के लिए हम कानून के इस्तेमाल का 
आग्रह क्‍यों नहीं करते ? यहीं पर गांधीजी के सिद्धान्त को 
सममझ लेना चाहिए। उन्‍होंने हमेशा कहा है कि जिस प्रकार 
का साध्य होगा, साधन भी उसीके अनुरूप होना चाहिए | 
वस्तुतः क्रान्ति के इतिहास में साधन-शुद्धि का तत्त्व गांधीजी 
की एक बहुत बड़ी देन है | अगर साध्य शासन-निरपेक्ष या दण्ड- 
निरपेक्ष समाज स्थापित करना है, तो उसकी प्राप्ति के लिए जो 
भी साधन इस्तेमाल करना है, उसे भी शासन-निरपेक्ष या दण्ड- 
निरपेक्ष ही होना चाहिए । यही कारण है कि विनोबाजी सर्वोदिय 


ध्ू ्ई्‌ & --० 


की सिद्धि के लिए स्वतन्त्र लोक-शक्ति के प्रयोग पर ही जोर 
देते हैं । 
एक अवेज्ञानिक सिद्धान्त 

आज के बहुत-से राजनीतिक विचारक इस बुनियादी 
सिद्धान्त को नहीं मानते। उनका कहना है कि इस जमाने की 
राज्य-संस्थाएँ इतनी अधिक शक्तिशाली और सर्वाधिकारी हो 
चुकी हैं कि स्वतन्त्र लोक-शक्ति का कोई भी प्रयास टिक नहीं 
सकता, क्योंकि ऐसे प्रयास की शुरुआत में ही उसे दबा देने की 
शक्ति राज्य के अन्दर रहती है। अतण्व उनकी राय है कि 
अगर सचमुच जनतनत्र की स्थापना करके शासन-मुक्ति की 
ओर बढ़ना है, तो पहले राज्य-तन्त्र को हस्तगत कर उसीके 
द्वारा उद्श्य-सिद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। लेकिन क्या 
ऐसा हो सकता है ? आखिर मानव-समाज को शासन-समुक्ति की 
बात सूझी क्‍यों ! इसीलिए न कि जमाने ने देख लिया कि 
शासन की दमन-शक्ति आज मानव को ही दबाकर मार रही 
है ओर अपनी इस शक्ति को कायम रखने के लिए बह तम्त्र 
मानव का निरन्तर शोषण करता रहता है ? अथौत्‌ आज राज्य- 
संस्था का स्वरूप ही निर्देशन तथा शोषण का बन गया है। ऐसे 
यन्त्र द्वारा शोषण तथा निर्देलन को निममूल कर स्व॒तन्त्र तथा 
स्वावलम्बी समाज नहीं बनाया जा सकता। जो भी मनुष्य था 
दुल इस यन्त्र को हस्तगत करेगा, उसे उसको चलाना ही पड़ेगा | 
वह उसे तोड़ नहीं सकता। इसमें मनुष्य तथा यन्त्र का स्वरूप 
ही बाधक साबित होगा । मनुष्य के अन्दर अधिकासणअ्राप्ति के 
बाद उसे कायम रखने की सहज प्रवृत्ति होती है और अगर 
संयोग से कोई महान तपस्वी इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर, 
स्थितप्रज्ञ होकर, राज्य-विघटन की चेष्टा भी करे, तो राज्य-रूपी 


“- २ ब्न्ण 


यंत्र आत्मरक्षा की चेष्टा सें उस व्यक्ति का सारा प्रयास निष्फल 
कर देगा । वस्तुतः राज्य द्वारा राज्य का विघटन ही एक अवेज्ञानिक 
कल्पना है; क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। प्रकृति 
का नियम आत्मरक्षा है, आत्महत्या नहीं। इसीलिए बहुत-से 
मनीषी कहने लगे हैं कि राज्य-संस्था की निरन्तर चेष्टा अपने को 
संगठित करने की ओर रहती है | अतणव सर्वोद्य की विचार- 
क्रान्ति को माननेवाले के लिए स्वतंत्र जन-शक्ति संगठित कर 
तथा जनता के विचार और विवेक पर असर डालकर पुराने 
मूल्यों में परिबर्तेत करना होगा। दरअसल अगर आज की 
राज्य-संस्था अत्यधिक शक्तिशाली और सर्वाधिकारी हो गयी है, 
तो यही सबसे बड़ी दलील है. कि उसका मुकाबला करने के लिए 
उसी शक्ति के भरोसे न रहकर स्व॒तन्त्र जनशक्ति संगठित कर, 
उसके द्वारा राज्य-शक्ति का विनाश किया जाय । 


लोक-शक्ति का राज्य पर प्रभाव हि 

यह बात दूसरी है. कि ऐसे स्वतन्त्र लोक-शक्ति के संगठन 
तथा प्रदर्शन के कारण राज्य को क्ुुकना पड़े ओर वह जनता के 
उद्देश्य के अनुकूल कानून बनाये और वे कानून जन-शक्ति के 
संगठन में सहायक हों | लेकिन, ऐसी परिस्थिति का मतलब यह 
नहीं है कि जन-शक्ति राज्य-शक्ति के भरोसे संगठित हो रही है, 
चल्कि इसका मतलब यह है कि वह शक्ति राज्य की तांकत पर 
हावी होकर उसे विघटन की ओर ले जा रही है। 

मत $ “24 

सर्वाधिकारी राज्य-व्यवस्थाएँ ;०: 


कै 

लोभ या शोषण-बृत्ति से हिंसा पैदा होती है। आज शायद 
ही कोई ऐसा बा मिलेगा जिसे इस तत्त्व को समझाने की 
आवश्यकता है।। दाशंनिक तथा 'ताक्विक आधार को- छोड़ भी 


न्त्क डै ० 


दं, तो समाज के नित्य-व्यवहार से इस बात की सत्यता प्रकट 
हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसीका शोषण करना चाहता 
है, तो उसमें हिंसा की प्रवृत्ति ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन 
जैसे ही शोषण के रास्ते में बाधा पड़ती है वेसे ही हिंसा एकदम 
स्थूल रूप में प्रकट हो जाती है । 
वस्तुतः मनुष्य-समाज ने शासन-संस्था का आविष्कार, 
शोषण के कारण जिस विराट हिंसा का जन्म होता है, उसको 
मयोदित करने के लिए किया था। लेकिन बाद को यही संस्था 
सबसे बड़ी शोषशा-संस्था साबित हुईं। आज संसार की जितनी 
राज्य-व्यवस्थाएँ हैं, यदि उनका विश्लेषण किया जाय, तो उपर्युक्त 
बात की सत्यता प्रतीत हो जायगी। 


राज्य-व्यवस्थाओं की सत्यता 
दुनिया में जितनी राज्य-व्यवस्थाएँ हैं, उन्हें देखने से स्पष्ट 
मालूम हो जायगा कि उनका स्वरूप निश्चित रूप से सर्वाधिकारी 
(7०४७४६७7४७॥ ) है । सर्वाधिकारी राज्य का मतलब ही है कि 
जनता के जीवन के हर पहलू पर राज्य का कब्जा स्थापित करना 
तथा समाज की हरएक समस्या का. समाधान राज्य-व्यवस्था 
के द्वारा प्रत्यज्ञ रूप से करना। ऐसा करने के लिए आवश्यक 
है कि देश में एक बहुत विराद फौज खड़ी की जाय जो केवल 
व्यवस्था ही करती रहे ओर समाज में उसकी स्थिति अनुत्पादक 
उपभोक्ता के रूप. में ही हो। समाज में जिस अनुपात में अनु 
त्पादक उपभोक्ताओं की वृद्धि होगी, उसी अनुपात से उत्पादक 
को अपने उत्पादन के उपभोग से वंचित होना पड़ेगा; अथौत्‌ 
उनका शोषण होता रहेगा । 
पार्लियामेंटरीवादी राज्य-व्यवस्था 
लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि अधिनायकवादी और 


ढन् ठ्ठ - अमान 


साम्यवादी राज्य-व्यवस्था के बारे में तो यह बात समम में आती 
है, लेकिन पार्लियामेंटवादी राज्य-व्यवस्था- को भी सर्वाधिकारी 
कैसे कहा जा सकता है ? ऊपर से देखने में शायद ऐसा नहीं 
लगेगा | लेकिन गहराई से विचार करने पर यह्‌ स्पष्ट हो जायगा 
कि पार्लियामेण्टबादी राज्य भी आज सवोधिकारी राज्य हो गया 
है या तेजी से उस ओर बढ़ रहा है । पालियामेण्टरी राज्यवाद 
का इतिहास ही उसे सर्वाधिकार की ओर ले जा रहा है | 

मनुष्य ने किन्हीं कारणों से राज्यतम्त्रों को समाप्त करना 
चाहा और उसने ऐसा किया भी, लेकिन उसे राजाओं के हाथ 
में जो काम था, उसकी, यानी समाज के संचालन के -.लिए एक 
ऊपरी एजेन्सी की आवश्यकता थी । उस आवश्यकता की पूर्ति 
में उसने पालियामेण्टवाद की र॒ष्टि की। अर्थात्‌ जनता ने 
समाज-व्यवस्था का ढाँचा पू्ववत्‌ कायम रखकर राजा के स्थान 
पर अपने प्रतिनिधि को. नियुक्त किया। स्वभावतः राजा की 
अपेक्षा अपने प्रतनिधि से उसकी आशा अधिक थी। उसकी 
आशा यह हुई कि राजा समाज के जितने अंश की देखभाल 
करता था; हमारा आदमी हौने के कारण वह अधिक हिस्से की 
देखभाल किया करेगा । 


अधिकार की वृत्ति 


दूसरी ओर प्रतिनिधि के हाथ में जब अधिकार आया, तो 
स्वभावतः उसको प्रवृत्ति अपना अधिकार बढ़ाने की ओर रही । 
मनुष्य का स्वाभाविक भुकाव ऐसा ही रहता है। फलतः एक 
ओर से जनता की अपेक्षा ओर दूसरी ओर से प्रतिनिधि की 
आकांच्ा राज्य के दायरे को निरन्तर बढ़ाती रही और आज 
संसार में लोग पालियामेण्टरी लोकतन्त्र का मतलब जन- 
कल्याणकारी राज्यवाद (४४०४७४/७ 50%0870) ही मानने लगे | 

द्‌ 


- ३४ - 


फलस्वरूप अगर किसी देश में कहीं को ईं भूखा रहता है या कहीं 
कोई बेकार रहता है, तो उसके लिए राज्य ही जिम्मेदार है, 
ऐसा माना जाता है। अगर राज्य उस जिम्मेदारी को पूरा 
करने में असम रहता है तो जनता की ओर से मंडा लेकर 
जुलूस निकाला जाता है ओर साथ-साथ यह नारा लगता है कि 
“रोटी-रोजी दो, नहीं तो गद्दी छोड़े दो ।” इसका कया मतलब 
है ? अगर एक भी व्यक्ति के भूखा रहने के लिए राज्य जिम्मेदार 
है तो उस राज्य को इस नियंत्रण का भी अधिकार देना पड़ेगा 
कि कोई भी व्यक्ति अपनी पाचनशक्ति से अधिक एक दाना 
भीन खाने पाये। अर्थात्‌ अगर जनता के स्वबकल्याण की 
जिम्मेदारी राज्य को लेनी है, तो उस जिम्मेदारी को पूरी तौर से 
निभाने के लिए, उस देश के जीवन-सर्वेस्व पर अधिकार उसे देना 
- होगा। इसीको 'सर्वाधिकारी राज्यवाद” कहते हैं । वस्तुतः तोक- 
शाही के नाम से जितने राज्य चल रहे हें, वे (०६76 $ 58/6) 
नारे की आड़ में सर्वाधिकारी होते जा रहे हैं । 
हिंसा की उत्पत्ति 

अतएव आज के शासन का स्वरूप इतना विराद हो गया 
है कि उसीको खिलाने में जनता द्वारा उत्पादन का अधिकांश 
भाग निकल जाता है ओर वह जनता दाने-दाने को मुहताज 
रहती है । आज लोग पूजीपतियों द्वारा शोषण की रट लगाते हैं। 
वे इसका खयाल नहीं करते कि यह बात पुरानी हो गयी । आज 
तो इंग्लेंड और अमेरिका जैसे पूँजीवादी मुल्कों में भी पूँजी-' 
पतियों के मुनाफे का नब्बे प्रतिशत तक राज्य अपने खच के लिए 
टैक्‍स के रूप में ले लेता है । 

इस प्रकार शासन के कारण समाज का जो दमन होता है 
उसीसे केवल हिंसा की उत्पत्ति होती है, ऐसी बात नहीं, 


- ३४ - 


बल्कि जनता की श्रम-शक्ति का शोषण भी राज्य के कारण होता 
है। यही कारण है कि हम हिंसा-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति 
आवश्यक मानते 

लेकिन आज तो शासन इतना व्यापक हो गया है कि उसने 
अपनी परिधि में सारे मानव-समाज को ही घेर लिया है । ऐसी 
हालत में शासन-मुक्ति का काम किस छोर से शुरू किया जाय, 
यह प्रश्न आज एक व्यावहारिक क्रान्तिकारी के लिए मुख्य प्रश्न 
होता है। इस व्यावहारिक प्रश्न पर हम आगे विचार करंगे। 


वेधानिक के बदले प्रत्यक्ष लोकशाही. ६:५४: 

किसी चीज को विघटित करने के लिए यह आवश्यक है 
कि जिन शक्तियों द्वारा बह विघटित होगी, उन शक्तियों की 
पकड़ सें वह चीज आ जाय । इसलज्ञषिए पहले राज्य पर जनता 
का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो, यह आवश्यक है । अथोत्‌ शासन-संस्था 
के विघटन के लिए यह जरूरी है कि पहले दुनिया में जो बेधा- 
निक लोकतंत्र चल रहा है, उसके स्थान पर प्रत्यक्ष लोकशाही 
की स्थापना हो । 
लोकशाही के अंतर 

बैधानिक लोकशाही ओर प्रत्यक्ष लोकशाही में कया अंतर 
है, उसे समझ लेना चाहिए। इस बारे में गांधीजी ने हमें 
स्पष्ट सूत्र दे रखा है। बालिग-मताधिकार की बुनियाद पर चुनाव 
के फलस्वरूप कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त हो जाने से वैधानिक 
लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। लेकिन गांधीजी ने हमें 
बताया है कि इतने मात्र से ही वास्तविक लोकतंत्र नहीं होता है । 
उन्होंने कहा है: “कुछ लोगों को अधिकार प्राप्त हो जाने माश्र से 
ही सवराज्य नहीं होता; बल्कि अधिकार का दुरुपयोग 


न्‍नदे ६ बन 


होने पर प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिकार करने की शक्ति जब आती है, 
तब वास्तविक स्वराज्य होता है'।” अतः वास्तविक लोकशाही को 
स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि जनता का प्रत्येक व्यक्ति 
जरूरत होने पर अहिंसक प्रतिरोध की योग्यता ओर अनुकूलता प्राप्त 
करे । यह तभी हो सकता है, जब जनता की जान अधिकारी के 
चंगुल से बाहर हो; क्योंकि कहावत मशहूर हैे--/जिसके हाथ 
में जान, उसके हाथ में आन |?” 
पूंजी और जनता 

आज संसार की जनता की जान पूँजी के आश्रित हो गयी है; 
क्योंकि जीबन-धारण के सारे उपादान केन्द्रीय पूँजीवादी अथ्थे- 
तंत्र के नीचे दब गये हैं। अतः जब सारी जनता की जान पूँजी की 
मुद्ठी में बन्द है, तब स्वभावतः जिसके हाथ में पूँजी होगी, उसीके 
हाथ में जनता की जान होगी। आज संसार में जितने प्रकार 
की समाज-रचनाएँ मोजूद हैं, उनमें कहीं राज्य के हाथ में 
पूँजी और कहीं पूँजी के हाथ में राज्य--ऐसा सिलसिला चंत्रत 
है। बस्तुतः दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है, अथोत्‌ 
दुनिया में सर्वेत्र स्थिति यह है कि अधिकारी के हाथ में पूँजी और 
पूँजी के हाथ में जनता का प्राण । फ 

ऐसी हालत में अगर जनता का स्वतंत्र अस्तित्व कायम करना 
है, तो पहले आर्थिक क्रान्ति द्वारा सामाजिक पद्धति को परिवर्तित 
करने की आवश्यकता है। याने, आज जो पूँजीबादी आर्थिक 
व्यवस्था चल रही है, उसको बदलकर श्रमवादी उत्पादन- 
पद्धति की स्थापना करनी है। इसलिए उत्पादन की प्रक्रिया तथा 
साधन पूँजी के हाथ से निकालकर श्रम के हाथ में सोंपने-की आव- 
श्यकता है । यही कारण है कि गांधीजी हमेशा चरखे को अहिंसा 


हल ठ्‌ ७ 


का प्रतीक कहते थे; क्‍योंकि हिंसा से मुक्ति पाने के लिए शासन- 

मुक्ति आवश्यक है तथा शासन-मुक्ति के लिए पूँजी से मुक्ति 
(< ९ च्छ [आप 

पाना अनिवाय है और चरखा पूजी-सुक्ति का साधन है । 


पूंजीवाद और माक्सवाद्‌ 


जो लोग महात्मा माक्‍्से के अनुयायी हैं, उन्हें इस बात पर 
विचार करना चाहिए । काल माक्‍्से ने इस मूल तरव को मानव- 
समाज के सामने रखा कि आज का स्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया के 
स्वरूप पर निर्भर करता है और उत्पादन की प्रक्रिया उसके साधन 
के स्वरूप पर निर्भर करती है । लेकिन उसके अनुयायी जल्दी 
से कुछ कर डालने के मोह में इस मूल तत्त्व को ही भूल गये 
ओर पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था सें जिस प्रकार के साधन इस्तेमाल 
किये जाते हैं उन्हें वैसे-के-बैसे इस्तेमाल करने लगे और फल- 
स्वरूप उनके तरीके भी ज्यों-के-त्यों बने रहे। उन्होंने उत्पादन 
की प्रक्रिया तथा साधन में कोई परिवर्तन नहीं किया, परि- 
बर्तन केवल उत्पादन के उददश्य में किया। जहाँ पूँजीवादी 
उत्पादन का उद्देश्य मुनाफे के लिए था, वहाँ माक्सेबादियों का 
उदृश्य सामाजिक आवश्यकता के लिए हो गया। लेकिन चूंकि 
उत्पादन की प्रक्रिया ओर साधन में परिवर्तेत नहीं हुआ, इसलिए 
समाज के स्वरूप में भी परिवर्तेन नहीं हुआ । अर्थात्‌ दोनों 
ही सर्वाधिकारी बन गये । एक फैसिज्म के रूप में और दूसरा 
कम्युनिज्म के रूप सें । वास्तविक लोकतंत्र किसी भी पद्धति में 
कायम नहीं हो सका । वस्तुतः गांधीजी का चरखा उत्पादन की 
प्रक्रि| तथा साधन सें आमूल परिवर्तेन की दिशा में एक सक्रिय 
तथा रचनात्मक प्रयास था । 


“- पेण - 


भूमिदान-यज्ञ का महत्त् 


विनोबाजी भी इसी कारण से भूमिदान-यज्ञ-आन्दोलन को 
अहिंसक क्रान्ति की बुनियाद मानते हैं, क्योंकि उत्पादन का 
मूल साधन भूमि है। इसलिए यदि पूंजीवाद के बदले में श्रम- 
बाद की स्थापना करनी हो, तो सबसे पहले भूमि को पूँजी के 
हाथ से निकालकर श्रम के हाथ में अपिंत करने की आवश्यकता 
है। फिर केन्द्रित-उद्योग-बहिष्कार तथा सम्पत्तिदान-यज्ञ द्वारा वे 
बाकी क्षेत्रों से भी पूँजी के निराकरण की कोशिश करेंगे । 


इस प्रकार भूमिदान-यज्ञ से आरम्भ कर, आर्थिक कान्ति के 
साथ-साथ शासन-विघटन की राजनैतिक क्रान्ति की ओर बढ़ना 
होगा | इस उहृश्य की सिद्धि के लिए हमें क्रमशः निम्न प्रकार के 
कारयक्रम चलाने होंगे । 
यज्ञ का मूल स्रोत 


भूमि-प्राप्ति, भूमि-वितरण तथा उसके सिलसिले में केन्द्रित- 
उद्योग-बहिष्कार, साधन तथा सम्पत्तिदान-यज्ञ, भामोद्योग को 
स्थापना, कृषि-संव्धन आदि कार्यक्रम के लिए गाँव-गाँव में 
प्रामीण जनता का संगठन खड़ा करना होगा। जिस समय 
देहात की जनता को यह भरोसा हो जायगा कि सरकार की 
अनेक जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारी वे र्वावलंबी नेतृत्व 
तथा व्यवस्था से चला सकेंगे, तब वे सत्तादान-यज्ञ का सूत्रपात 
करेंगे । उस समय वे इसकी सूची तैयार करेंगे कि राज्य के 
किन-किन विभागों को वे खुद सम्हाल सकेंगे, और राज्य से अपने 
लिए उन विभागों का दान माँगेंगे। जिस तरह आज भूमिवान 
तथा सम्पत्तिवान इस यज्ञ में अपनी भूमि तथा सम्पत्ति की 
आहुति अपित कर रहे हैं, उसी तरह उस समय सत्तावान अपनी ' 


बल ड् & 


सत्ता का अमुक हिस्सा इस यज्ञ में अर्पित करेंगे. और उस 
अनुपात में जनता को कर-मुक्त भी करेंगे । 

इस तरह भूदान-यज्ञ-मूलक, ग्रामोद्योग-परधान, अहिंसक 
क्रान्ति द्वारा, आर्थिक तथा राजनैतिक क्रान्ति के मार्ग पर शासन- 
मुक्त समाज की ओर निश्चित कदम बढ़ाने होंगे । 


राज़तंत्र का स्वरूप :६३४ 


व्यावहारिक व्यक्ति कहेंगे कि शासन-मुक्ति की स्थिति तो 
कल्पना की चीज है। उसे तो दाशनिक ही समझ सकते हैं । 
मानव-समाज को क्या कभी उसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखने को 
मिलेगा ! 


हमने पहले ही कहा है. कि हमारे लिए शासन-मुक्त समाज 
का व्यावहारिक रूप, शासन-निरपेक्ष-ःसमाज है.। स्वभावतः 
शासन-निरपेक्ष समाज के ढाँचे में अवशिष्ट शासन का अस्तित्व 
रह ही जाता है। इस अवशेष का स्वरूप केसा हो, हमें इसका 
विचार करना होगा । । 


इसके लिए मौजूदा राजतंत्र का ढाँचा उल्नट देना होगा। 
आज राजनीति का स्वरूप “ऊध्वमूलमधःशाख? का है। अ्थोत्‌ 
प्रेरक कतेत्व राष्ट्रीय-केन्द्र से शुरू होता है और वह ग्रास-केन्द्र 
की ओर क्रमशः बढ़ता है। इसको बदलकर हमें प्रेरक कठेत्व, 
बुनियादी जनता, याने आ्राम-केन्द्र के हाथ में रखना होगा, ओर 
सहायक या पूरक व्यवस्था को क्रमशः ऊपर की ओर ले जाना 
होगा; अथोत्‌ समाज-व्यवस्था संचालित न होकर सहकारी 
होगी। ऐसी हालत में संविधान सभा की बैठक देहली में नहीं 


जिन ९2 हट कण 


होगी । उसकी बैठक गाँव-गाँव में होगी और गाँववाले निर्णय 
करेंगे कि व्यवस्था तथा उत्पादन की कितनी जिम्मेदारी वे गाँव 
की सामूहिक शक्ति से निभायेंगे। अवशिष्ट जिस्मेदारियों में 
से आवश्यकता के अनुसार क्रमशः जिला, राज्य या केन्द्र के 
ऊपर भार सॉंपेंगे और उनके लिए प्रतिनिधि भेजने की पद्धति 
निश्चित करेंगे । 

इस प्रकार, ग्राम-व्यवस्था, जिला-व्यवस्था, राज्य-व्यवस्था, 
राष्ट्रव्यवस्था तथा अंतरोष्ट्रीय-व्यवस्था के रूप का विकास-- 
जीवन की बुनियाद गाँव से शुरू होकर--अखिल-विश्व-परिवार 
होगा । और इस वृक्ष का आकार जैसे-जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा, 
वैसे-वेसे पतला होता ज्ञायगा। ओर अन्त में सूक्ष्म बिंदु के रूप 
में अवशिष्ट रहेगा। 
पद्धेतियों का फर्क 

यह व्यवस्था प्रतिनिधिमूलक तो होगी, लेकिन प्रतिनिधि 
गाँव से जिला, जिले से राज्य, राज्य से राष्ट्र और राष्ट्र से अंत- 
राष्ट्रीय केन्द्र को भेजे जायेंगे । चालू प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति मानने- 
बालों को यह व्यवस्था अजीब मालूम होगी । उनको शायद 
यह अवैज्ञानिक भी मालूम हो | लेकिन गहराई से विचार करने 
पर स्पष्ट हो जायगा कि लोकतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार जब 
समाज-व्यवस्था का प्रथम प्रेरक निर्णय ग्राम-समाज के हाथ में 
होगा, तब उसी पर नागरिक का प्रत्यच्ष अधिकार होना चाहिए । 
उसी संस्था में प्रत्यक्ष-प्रतिनिधित्व होगा । उसके बाद की व्यवस्था 
तो आम-पंचायत द्वारा की गयी व्यवस्था है। इसलिए पंचायत 
तक का प्रतिनिधित्व काफी. है, क्योंकि नव-व्यवस्था में प्राम- 
पंचायत नागरिक के प्रति जिम्मेदार होती है। फिर जिला 


न्‍्न  च्े ५ कक. 


सभा, पंचायत के प्रांत, राज्य-सभा, जिल्ला-सभा के अति; तथा 
राष्ट्स्‍सभा, राज्य-सभा के प्रति जिम्मेदार होती है। सिद्धान्त 
यह है. कि जो संस्था, जिसके प्रति जिम्मेदार होगी, उस संस्था 
में उसीका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज जो प्रथा चल रही 
है उसमें चूँकि प्रथम प्ररक निणुय राष्ट्र-केन्द्र की ओर से लिया 
जाता है, इसलिए केन्द्रसभा को मूल नागरिक का प्रत्यक्ष प्रति- 
निधि बनना ही पढ़ता है। इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति अनि- 
बाय हो जाती है । अतः पुरानी तथा नयी पद्धति के इस मौलिक 
फक को समझ लेना चाहिए । 
राजनीति और लोकनीति 

इस प्रकार राजनीति विकेन्द्रित होकर जब लोकनीति सें 
परिणत होगी; और पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के स्थान पर 
अमवादी उत्पादन-पद्धति की स्थापना हो जायगी, तब मनुष्य- 
स्वभाव में से हिंसाबृत्ति का निराकरण संभव हो सकेगा । हिंसा- 
मुक्ति तथा सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ सहकार-बृत्ति 
का विकास स्वाभाविक है। जैसे सहकारी मनुष्य-समाज के लिए 
हर प्रश्न पर सामूहिक रूप से निर्विरोध नि्णंय करना केवल 
संभव ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक भी होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से 
सम्मति न रहने पर भी समाज-कल्याण की दृष्टि से सहमति 
होना विकसित संस्क्रति का एक लक्षण है। सहकार-सिद्धि का 
भी यह एक मुख्य साधन है। 

यहाँ सम्मति”! और “'सहमति'--इन दो शब्दों का अन्तर 
सम्क लेना चाहिए । दो व्यक्तियों में आपस में “सम्मतिः है?, 
तब कहा जायगा जब दोनों की राय बिल्कुल एक हो। लेकिन 
ऐसी भी परिस्थिति होती है जब एकमत न होने पर भी एक- 
दूसरे के साथ चलने की वृत्ति होती है। उस समय एक व्यक्ति 


न ध्ब्‌ जनक 


दूसरे की राय का साथ देता है। इसे सहमति” कहते हैं। यही 
कारण है कि हम 'सर्वंसम्मति! से निर्शेय न कहकर 'स्वंसह- 
मतिः यानी “निर्विरोध” निर्णय कहते हें । 

अंग्रेजी में एक मुहावरा है--एप्रीईंग टु डिफर ।? यह कुछ 
उसी प्रकार की स्थिति है । 

फलत: आज पक्ष के आधार पर जो राजनीति चल रही है, 
वह नहीं चलेगी और इस कारण आज समाज सें प्रतिहवंद्विता- 
जनित जो ह्ष और हिंसा निरन्तर फेल रही है, उसका भी 
अन्त होगा और जो कुछ भी अवशिष्ट शासन रह जायगा, 
वह पक्ष-रहित होने के कारण समग्र समाज का प्रतिनिधि होगा | 
इसी व्यवस्था को हम व्यावहारिक शासन-सुक्त समाज कहते हैं । 
पत्त-रहित समाज का रूप 

हम जब पक्ष-रहित समाज-व्यवस्था की बात कहते हें, 
तो रूढ लोकतंत्रवाद को माननेवाले मित्र उसे समझ नहीं पाते । 
लनका कहना है कि यह निर्विरोध निर्णय की बात करना स्वप्न- 
राज्य में विचरना है । यह कभी हो नहीं सकता | उनकी राय से 
बहुमत-पद्धति ही एकमात्र व्यावहारिक पद्धति है। लेकिन क्‍या 
यह जरूरी है कि जब एक पक्ष के लोगों का बहुमत हो जाता है, 
तो उसके सब सदस्य हमेशा एकमत ही रहें ? जब आधे से अधिक 
व्यक्तियों की सर्वेसम्मति हमेशा संभव है, तब पूरे लोगों में सबे- 
सम्सति संभव नहीं हो सकती, ऐसा क्‍यों माना जाय / जिस 
कारण यह माना जाता है कि एक हजार व्यक्ति कभी एकमत 
नहीं हो सकते, उसी कारण यह भी सत्य है. कि पाँच सो एक 
व्यक्ति भी एकमत नहीं हो सकेंगे । वस्तुतः जिस तत्त्व के आधार 
पर आज के लोकतंत्रवादियों ने बहुमत के सिद्धांत का आविष्कार 
किया है, उसी तत्त्व के आधार पर स्थायी बहुमत असंभव है 


न छठ +« 


फलत: पक्ष पर आधारित राजनीति का दलपति की.एकतांतच्रिक 
नीति में परिणत होना स्वाभाविक है और आज बेसा हो भी 
रहा है। 
पार्टी हिप 

अतएव अगर वास्तविक जनतंत्र की स्थापना करनी है, 
तो हमें पक्तवाद को छोड़कर जनवाद को स्वीकार करना होगा । 
थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लिया जाय कि तात्कालिक 
परिस्थिति के कारण व्यावह्ाारिकता के नाते बहुमतवादी निरय- 
प्रथा को विधान में स्थान देना ही होगा, तो भी पक्त-रहित 
व्यवस्था में अधिक स्वतंत्र राय के आधार मिल सकते हैं। 
विधान में पक्त की इजाजत न दी जाय और व्यक्ति के आधार 
पर चुनाव किये जायें तो कया वह अव्यावहारिक होगा ! किसी 
सभा में अगर सो सदस्यों की आवश्यकता है, तो व्यक्तिगत 
चुनाव के आधार पर सौ व्यक्ति चुने जा सकते हैं। फिर वे 
बहुमत से अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं और सभा का निणुय 
प्रत्येक प्रश्न पर बहुमत से ही हो सकता है। फिर पार्टी-हिप? 
रूपी अधिनायक की गुंजाइश नहीं रहेगी । 


समाज का अथनेतिक स्वरूप ७५ 

जिस प्रकार शासन-निरपेक्ष समाज की कल्पना में अवशिष्ट 
शासन का अस्तित्व निहित रह जाता है, उसी प्रकार पूँजी 
निरपेज्ष उत्पादन-पद्धति में भी पूँजी का अवशेष रह ही जाता 
है। अतः हमें इस बात पर भी विचार करना है कि ऐसे समाज 
का अथ नेतिक स्वरूप क्‍या होगा ! क्‍ 
स्वावलम्बन को शुरुआत 

जिस प्रकार राजनीतिक ढाँचा नीचे से ऊपर की तरफ 


न्‍+ फेर >> 
अंक 

क्रमशः पतला होते हुए अंत में बिंदुबत्‌ हो जायगा, उसी प्रकार 
अथनेतिक ढाँचा भी परिवार-स्वावलंबन से शुरू होकर क्रमशः 
विकसित होता जायगा । और अंत में पूँजी का आधार अत्यंत 
सूत््म रूप ले लेगा। ऐसी व्यवस्था में उद्योगों की तीन श्रेणियाँ 
होंगी : ग्रह-उद्योग, प्राम-उद्योग तथा राष्ट्र-उलद्योग। यह बात 
तो करीब-करीब ग्रहीत ही है कि भारत के आर्थिक जीवन की 
बुनियाद ऋषि होगी । ऐसी हालत में ग्रृह-उद्योग सी दो श्रेणियों में 
बॉदे जायेंगे । एक, सहायक उद्योग जो खेती से फुरसत के समय 
में चलेगा और दूसरा, पूरे समय का पारिवारिक उद्योग । 


भोतिक आवश्यकता 


हम पहले कह चुके हैं कि लोकशाही की रक्षा के लिए 
मनुष्य की मोलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ख्तंत्र रूप से गरह- 
उद्योग के दायरे में आनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे उद्योग हों, 
जिनकी कुछ प्रक्रियाएं, पारिवारिक शक्ति की भर्यादा के बाहर 
हों, तो उन प्रक्रियाओं को ग्रामोौद्योग में लिया जा सकता है। 
ओर, इसी दृष्टि से जिन उद्योगों को गाँव की सामूहिक शक्ति 
नहीं चत्ना सकती और जिनकी आवश्यकता समाज के लिए 
अनिवाये हो, उन्हें राष्ट्र-उद्योग के दायरे में ले जाना होगा। 
राष्ट्रटउद्योग मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। एक, वे जिनकी 
आवश्यकता अनिवाये है, लेकिन जो गाँव की शक्ति से बाहर 
हैं, और दूसरे, वे जिनके लिए प्रकृति-देवी ने कच्चा माल ही 
केन्द्रित रूप से दिया है। 


यंत्र की मर्यादा 


आजकल जनता में इस बात की आस चचो है कि शासन-मुक्त 
स्वावलंबी समाज में यंत्रों की मयौदा कया होगी ? उद्योगों का 


शा 


उपयुक्त स्वरूप जो लोग मान्य करते हैं, उनमें भी इस प्रश्न 
पर गहरा मतभेद है | इसलिए यंत्रों की मयोदा के मूल सिद्धांत 
सममभ लेने चाहिए । 

स्पष्टठटः सही दृष्टिबाले लोग यह मानते हैं कि समाज में 
लोकशाही की रक्षा होनी चाहिए तथा हरणक को पूरा काम मिलना 
चाहिए। यंत्रों की मयोदा आँकने के लिए मुख्यतः इन दो पहलुओं 
पर विचार करना होगा । एक तीसरा पहलू संस्कृति का है जो 
इन दो पहलुओं से अधिक नहीं, तो कम महत्त्व का भी हरगिन्न 
नहीं है । यंत्रों के बारे में विचार करते समय इन तीनों पहलुओं 
पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है । 

जैसा कि हमने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह 
जरूरी है कि जनता जीवन की अनिवाय आवश्यकताओं के लिए 
स्वतंत्र रहे, याने वह किसी केन्द्रीय व्यवस्था या अधिकार की 
मुहताज न रहे । अतणएव जिन यंत्रों को चलाने के लिए, केन्द्रीय 
शक्ति की आवश्यकता होगी, वे सर्वोदिय-समाज के लिए ग्राह्म 
नहीं होंगे । केन्द्रित उत्पादित बिजली, तेल, कोयला आदि ऐसी 
शक्ति के उदाहरण हैं । 


ऐसे बहुत से यंत्र हो सकते हैं जिन्हें चलाने के लिए मनुष्य- 
शक्ति, पशु-शक्ति जैसी विकेन्द्रित शक्तियाँ काफी हैं। लेकिन 
जिसके चलने से समाज में बेकारी पेदा होती है, ऐसा यंत्र भी 
सर्वोद्य-समाज में ग्राह्म नहीं होगा । 

उपयुक्त राजनेतिक तथा आर्थिक कसौटी पर श्राह्य होने पर 
भी हो सकता है कि कुछ यंत्रों का उपयोग, मानवोचित तथा 
कोटुंबिक संस्कृति के विकास में बाधक हो । ऐसा यंत्र भी काम में 
लाना उचित नहीं होगा । 

इस सिद्धान्त के अनुसार, कोई भी अंत्र शाश्वत रूप से 


> पड 


आ्राह्म या अग्माह्म नहीं कहा जा सकता। देश और काल के 
अनुसार फक हो सकता है। कोई यंत्र राजनेतिक लोकसत्ता के 
संरक्षण में समथ होने पर भी भारत, चीन या जापान जैसे 
मुल्कों में बेकारी पेदा कर सकता है। लेकिन अमेरिका, रूस, 
आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे मुल्कों में हर व्यक्ति को काम देने 
में समर्थ भी हो सकता है । उसी तरह बिजली से संचालित यंत्र 
जहाँ आज केन्‍्द्रोत्पादित शक्ति का मुहताज है, वहाँ कुछ समय के 
बाद विकेन्द्रित विद्युतशक्ति-उत्पादन-प्रथा के आविष्कार से वह 
स्वतंत्र लोकसत्ता की रक्षा करने में समर्थ भी हो सकता है । भारत 
जैसे घनी आबादी के मुल्कों में भी आज जो यंत्र बेकारी पैदा 
करता है, वही यंत्र, कच्चे साल के उत्पादन तथा साधन की 
प्रक्रिया में तरक्की होने पर, हरणक मनुष्य को काम देने में सहायक 
हो सकता है । 

अब प्रश्न यह है कि समाज में आर्थिक साधनों की व्यवस्था 
कैसी हो ? जहाँ तक पारिवारिक उद्योगों का सवाल है, वहाँ तक 
सभी यह बात स्वीकार करते हैं कि साधन की व्यक्तिगत मालिकोी 
होनी चाहिए। लेकिन आज कृषि का साधन, याने भूमि तथा 
ग्राम-उद्योग ओर राष्ट्र-उद्योगों के साधन किसके हाथ में हों, इस 
विषय पर काफी बहस चलती है। शासन-सुक्त तथा श्रेणी-हीन 
समाज की दृष्टे से भी इन प्रश्नों पर विचार करने की 
आवश्यकता है | 
भूमि की व्यवस्था 


हमने पहले ही कहा है कि शासन-मुक्त समाज का मतलब 
अव्यवस्थित समाज नहीं, बल्कि पूणु रूप से सुव्यवस्थित समाज 
है। जाहिर है. कि ऐसा समाज संचालित न होकर सहकारी 
होगा । सहकारी समाज के लिए जहाँ स्वयंग्रेरित तथा पूर्ण 


“ ९9 -- 


पविकसित व्यक्ति का होना आवश्यक है, वहाँ हरणक व्यक्ति में 
निरन्तर अभ्यास के फलस्वरूप सहकार तथा सामाजिकता का 
संस्कार होना जरूरी होगा । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए भूमि 
की व्यवस्था निम्न प्रकार से होनी चाहिए : 


(१ ) गाँव की सारी भूमि ग्राम-समाज की सातहत हो। 


(२ ) ग्राम-समाज उसमें से स्वसम्मति से निर्णय किया 
हुआ अंश सामूहिक खेती के लिए अलग रखे और बाकी 
पारिवारिक आवश्यकता तथा समता के अनुसार उनमें बाँट दे, 
ताकि वे खतंत्र रूप से अपनी प्ररक-शक्ति तथा सहज-व्यक्तित्व 
क्रा विकास कर सके | 

(३ ) सामूहिक खेती परिवारों के श्रम-दान से चलायी 
जायगी और उसके उत्पादन का उपयोग गाँव के सार्वजनिक 
सेवा-कोष के रूप में होगा । इस प्रकार सावजनिक सेवा के लिए 
आर्थिक कर के बदले श्रम-दान ही काफी होगा और फल्लस्वरूप 
अम-बादी समाज को ग्राणअतिष्ठा होगी। साथ ही सामूहिक 
अश्रमदान के फलस्वरूप हमेशा के लिए सहकार-बृत्ति का अभ्यास 
कायम रखना शक्‍्य होगा । 

(४ ) भरामवासियों के सामूहिक निर्णय के अनुसार वितरण- 
व्यवस्था पर समय-समय पर पुनर्विचार हो सकेगा । 

उद्योगों के बारे में अधिकांश चचो इस विषय पर होती है 
कि वे व्यक्ति के हाथ में हों या राज्य के हाथ में ? कुछ लोग 
यह भी कहते हैं कि उद्योग, व्यक्ति और सरकार, किसीके 
हाथ में न होकर उनके लिए स्वतंत्र कारपोरेशन बनानी चाहिए 
या उनके लिए उत्पादक श्रमिकों को सहकारी संस्था का संगठन 
करना चाहिए। 


बह पल 


लेकिन शासन-मुक्त समाज को अगर स्थायी बनाना है, 
तो उद्योगों के लिए उपयुक्त किसी भी प्रकार की व्यवस्था 
नाकामयाब सिद्ध होगी । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए तो समाज 
की सारी उत्पादन की प्रक्रिया, तालीम के माध्यम के रूप में 
शिक्षण-व्यवस्था के हाथ में सोंप देनी होगी । 


उत्पादन ओर शिक्षा ८; 


कहा जा चुका है कि राज्य की शक्ति दंड-शक्ति होती है । 
हम शासन को चाहे जितना विघटित करके स्वावलंबन विकसित 
करते रहें, व्यवहार में शासन का कुछ-न-कुछ अवशेष रह ही 
जायगा, जितना हिस्सा शेष रह जायगा, . उसके हाथ में अवशिष्ट 
दण्ड-शक्ति, याने दमन के साधन भी रह जायेंगे। जिसके हाथ में 
दमन का साधन रहेगा, अगर उसीके हाथ में उत्पादन का साधन 
भी सौंपा जाय, तो निस्संदेह उत्पादन का उपयोग दमन की 
सहायता के लिए हो सकेगा। फलस्वरूप शासन-शक्ति पुनः 
संगठित होगी । इसलिए उत्पादन के साधन राज्य के हाथ में देने 
में श्रेय नहीं है । एक मिसाल से यह तथ्य ठीक-ठीक समम में आ 
जायगा । इस देश के सभी विचारशील लोग बहुत असे से - 
सरकारी शासन-विभाग तथा न्याय-विभाग, दोनों को एक ही 
व्यक्ति के हाथ में रखने का विरोध करते आये हैं । वे मानते रहे 
कि अगर शासन-विभाग के हाथ से न्याय का अधिकार हटा न 
लिया जाय, तो न्याय-संस्था का भी शासन की सहायता में 
इस्तेमाल हो सकेगा । 


सहयोग का आधार: 
स्वतंत्र कांरपोरेशन भी राज्य-द्वारा निर्मित होंगे और वे भी 
एक गुट में परिणत हो सकेंगे। इसके अलावा इसमें मजदूरी ) 


- ऐ्र६ - 


कंरनेवाले ओर मजदूर लगानेवाले के रूप में दो श्रेणियों का 
अवशेष रह जाता है। इसलिए श्रणी-हीन समाज के संरक्षण के 
हिंत में ऐसी व्यवस्थां भी शुभ नहीं होगी । अगर उत्पादन- 
श्रमिकों की कोआपरेटिव ( सहयोगी ) संस्था बनती है, तो प्रथमत 
बह व्यक्तिगत मालिकी की बुनियाद पर ही बनेगी । दूसरी बात 
यह होगी कि औद्योगिक उत्पादक तथा कृषक उत्पादक या कच्चे 
माल के उत्पादक के बीच स्वाथ-संघर्ष के बीज भी रह जायेंगे | 
अतः इन साधनों के लिए किसी नयी व्यवस्था की ही खोज 
करनी होगी । 


हमने ऊपर बतलाया है कि सहकारी समाज के लिए 
पूरं विकसित मनुष्य का होना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक 
मनुष्य का सांस्कृतिक रतर ऊचा होना चाहिए। इतना ही नहीं 
बल्कि उसका आजीवन विकास होता रहना चाहिए | यही कारण 
है कि गांधीजी कहते थे--तालीम का ज्षेत्र जन्म से मृत्यु तक का 
है, क्योंकि सांस्कृतिक विकास का शिक्षा ही एकमान्न साधन है । 

ऐसी शिक्षा मनुष्य के नित्य जीवनक्रम तथा कम-सूची से 
अलग नहीं हो सकती, क्योंकि शासन को अनावश्यक बनाये 
रखने के लिए मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में अपना सांस्कृतिक स्तर 
ऊत्चा रखना होगा । 


विक्वोति का निराकरण 
इस तत्त्व को समभने के लिए सानव-प्रकृति का कुछ विश्ले- 
षण करने की आवश्यकंता है। गांधीजी कहंते थे कि देवासुर का 
युद्ध हरएंक मनुष्य सें हमेशा चलता रहता है। अथात, मानव- 
प्रकृति में संस्कृति तथा विक्ृति, दोनों का समावेश होता है। 
अगर शिक्षा को जीवन की कुछ अवधि तक सीमित रखा जाथ 
४ 


न रे 6 ० 


आर फिर लोगों को अलग से व्यवहार चलाने के लिए छोड़ 
दिया जाय, तो विक्ृति के पुनर्विकास की गुंजाइश रह जाती है । 
इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य की हर हरकत के साथ शिक्षा 
का अनुबंध हो। यही कारण है. कि गांधीजी ने उत्पादन की 
प्रक्रिया, समाज-व्यवस्था का कार्यक्रम तथा प्रकृति को ही शिक्षा 
का साध्यम माना था; क्योंकि समाज के सारे कायक्रम इन्हीं तीन 
हिस्सों में बाँटे जा सकते हैं : 

(१) आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन; (२) समाज की 
व्यवस्था तथा (३) प्राकृतिक साधनों की खोज। इन तीनों 
विभागों में जितने कार्यक्रम हैं, उनके ताने के साथ शिक्षा के 
कार्यक्रम का बाना डालकर जो समाज बनेगा, वही सच्चा 
शासन-मुक्त समाज होगा, क्योंकि हर कायक्रम के साथ शिक्षा 
तथा संस्कृति की प्रक्रिया का अनुबंध होने के कारण मनुष्य के 
अंतर्निहित विकारों का निरन्तर परिमाजन होता रहता है और 
फलस्वरूप शासन की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । 


उत्पादन ओर शिक्षा 

. अतएव जब उत्पादन की सारी प्रक्रियाओं को शिक्षा का 
साध्यम बनाना है, तो ग्राम-उद्योग तथा राष्ट्र-उद्योग के सभी 
कार्यक्रम विभिन्न स्तर की शिक्षा-संस्थाओं की जिम्मेदारी पर 
बनेंगे। फिर अनिवाये केन्द्रित उद्योगों के कारण आज जितने 
उद्योग-नगर दिखाई देते हैं, वे सब विश्वविद्यालय के रूप में परिणत 
हो जायेंगे और आज जो संचालक, व्यवस्थापक, विशेषज्ञ तथा 
मजदूर के रूप में विभिन्न वर्ग दिखाई दे रहे हैं, उनके बदले उन 
केन्द्रों की सारी जनता उत्पादक श्रमिक बन जायगी | उनमें से 
कुछ अध्यापक और कुछ विद्यार्थी भी होंगे। अधिक वास्तविक 
स्थिति यह होगी कि वे सब शिक्षार्थी होंगे और उत्पादन को 


| पे 5८ 


प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान भी प्राप्त करेंगे, जिनको 
अधिक अनुभव तथा जानकारी रहेगी, वे कम अनुभवी तथा कम 
जानकार शिक्षार्थियों का मार्ग-दर्शान करेंगे। उन्हींमें से कुछ 
अधिक प्रतिभाशाली लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग तथा नये 
ज्ञान की खोज करेंगे । 


ऐसे वातावरण में स्वभावतः लोगों का बौद्धिक तथा सांस्क- 
तिक स्तर ऊँचा रहेगा । फिर आपस में मिलकर सारी व्यवस्था 
चलाना सहज हो जायगा ओर ऊपर से संचालन की आवश्यकता 


नहीं रहेगी । 
शासन-सुक्त समाज केसे बने ? ४६; 


शासन-मुक्त समाज की कल्पना के साथ मुख्य प्रश्न यह 
उठता है कि उसे स्थापित कैसे किया जा सकेगा । वस्तुतः यह 
कल्पना कोई नयी कल्पना नहीं है। ईसा का प्रृथ्वी पर स्वग- 
राज्य, काल माक्से का शासनहीन समाज; प्रिन्स क्रोपाटकिन 
का अराजकतावाद” आदि सभी एक ही वस्तु की विभिन्न परि- 
भाषाएं हें। एक व्यावहारिक क्रान्तिकारी के लिए जहाँ यह 
आवश्यक है कि वह अपने सामने सारी कल्पनाओं का स्पष्ट 
चित्र रखे; वहाँ यह भी जरूरी है कि वह अपनी कल्पना को 
मूतरूप देने के लिए स्पष्ट मार्ग भी बतलावे। बापूजी ने चरखा 
अहिंसा का प्रतीक है?, कहकर मानव-समाज के लिए उस मार्ग 
का दिशानिदेश किया । आज विनोबा उस इंगित को व्यावहारिक 
रूप दे रहे हैं। विनोबाजी ने इस नवक्रान्ति के कायक्रम को एक 
निश्चित सूत्र में बाँध दिया हे। वह सूत्र है--“भूदानमूलक 
ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक क्रांति |? इस छोदे-से सूत्र में शासन- 


ब < & बे 


मुक्त समाज-की व्यावहारिक क्रांति के मार्ग का संपूर्ण दिशानिर्देश 
निहित है। 
क्रांति का साधन 
क्रान्ति का आद्य साधन क्रान्तिकारी का जीवन है। अतः उस 

जीवन का रवरूप क्‍या हो, इस पर विचार सबसे पहले करने की 
आवश्यकता है। स्पष्ट है कि वह जीवन क्रान्तिमंत्र के अनुरूप तथा 
संकल्पित समाज के अनुकूल होना चाहिए। इसलिए क्रान्ति की 
प्रक्रिया में प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि क्रान्तिकारी कार्य- 
कर्ता अपने आपको शोषण-मुक्त बनाने की दिशा में योजनापूर्वक 
कदम उठावें। याने, श्रमिकों के शोषण का त्याग करने की दिशा 
में ओर श्रम-जीवन स्वीकार करने की दिशा में शीघ्रता से आगे 
बढ़ें । वे अपनी जीविका यथासंभव शरीर-श्रम से ही जपाजित 
करें ओर पेठक संस्कार के कारण उसमें जो कुछ कमी रह जाय, 
उसकी पूर्ति श्रमिकों से श्रमदान माँगकर ही करें। ््ः 

. लोग पूछेंगे, अगर पैठक कमी दान से ही पूरी करनी है, 
तो उसे श्रम-दान से ही कराने का आग्रह क्‍यों ?! आखिर श्रमिक 
का श्रम तो हमें अपने उपभोग के लिए लेना ही पड़ेगा, तो शोषक- 
बग भी तो इसी प्रक्रिया से काम लेता है। वही वर्ग अपने 
शोपणा में हिस्सा निकालकर हमारी कमी पूरी कर दे, तो उसमें 
आपत्ति क्‍यों हो ? 
दिल और दिमाग की एकता क्‍ 

' इस आपत्ति का मनोवैज्ञानिक आधार है। पुरानी कहावतें 
है, 'जिसका नमक खाना है, उसीका गुण गाना है|” यह बात 
यदि सही है, तो शोषण-सुक्ति की क्रान्ति में हमारा शोषणों की 
सहायता से जीना शोषकों का -शोषण कायम रखने के पत्त में 
आशीवौदस्वरूप होगा। आत्मरक्षा: :प्रकृति का नियम है; 


# | आई 


आत्महत्या नहीं | जिसकें आधार पर आत्मरत्षा संभव है, उसीकी 
मंगलाकांचा स्वाभाविक है। बहुत॑-से पराक्रमी साथी यह 
कह सकते हैं कि जब हम विचारपूर्वक, आत्मरक्षा के लिए, 
शोषकों के शोषण पर निभर रहेंगे, तो फिर हमसे ऐसी गलती 
क्यों होगी ? वस्तुतः इस मामले में हमें अत्यन्त सतक रहने की 
आवश्यकता हैं। भीष्म-द्रोण जैसे स्थितप्रज्ष तपरिबयों के लिए 
जो चीज असंभव साबित हुईं, उसकी चेष्टा हम न करें, इसीमें 
श्रेय है। भीष्म, द्रोण के दिल और दिमाग में पांडवों की 
हिताकांक्षा थी, लेकिन उनका कर्म दुर्योधन के संरक्षण के लिए 
ही हुआ | 
संस्था ओर क्रांति 

इस उदाहरण का सतलब यह नहों है कि हम उनकी सहायता 
नहीं लेंगे जो अपने श्रम से ही गुजारा नहीं करते। वस्तुत 
हमारी क्रांति, पद्धति-परिवतन की क्रांति है | उसमें व्यक्तियों का 
बहिष्कार या निषेध नहीं हे। इसलिए हम व्यक्तियों को अपने 
साथ लेकर ही आगे बढ़गे, क्योंकि हम शोषण का अन्त करना 
चाहते हैं, शोषक का नहीं । अतएव हसें विचार तथा आयोजन- 
पूतेंक अनुत्पादक व्यक्तियों से सहायता लेनी है। यह सहायता 
श्रम-दान के रूप में ही होगी। हम उनसे प्रत्यक्ष अ्म-दान तथा 
उनकी श्रम-उत्पादित सामग्री का दान माँगेंगे। इस आवाहन से 
उन्हें भी वर्ग-परिवर्तेन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका 
मिलेगा । यदि हम शोषण पर जीनेबाले साधन-संपन्न वर्ग से 
जीविका की सामग्री लेंगे, तो उसमें यह क्रांतिकारी तत्त्व नहीं 
रहेगा । क्रान्ति के वाहन के रूप में, क्रान्तिकारी संस्था का दूसरा 
स्थान है | इसलिए संस्थाओं के स्वरूप पर भी विचार करने की 
आवश्यकता है। व्यक्ति की तरह संस्था को भी अपना निर्वाह 


-- हरे न 


अपने सदस्यों के श्रम से तथा जितने क्षेत्र में वह संस्था क्रान्ति 
का प्रसार करती हो, उस क्षेत्र के श्रमदान से ही करना चाहिए। 
यही कारण है कि विनोबा अपनी क्रान्ति का आन्दोलन चलाने- 
वाली संस्थाओं को सूतांजलि से ही निवाह करने के लिए 
कहते हैं । 

जिस प्रकार व्यक्ति तथा संस्था के शुद्धिकरण के साथ समाज- 
क्रान्ति का कदम आगे बढ़ता जायगा, उसका क्रम कुछ निम्न 
प्रकार का हो सकता है । 


संस्था से क्रान्ति नहीं 

शासन-मुक्त समाज की ओर अगर सफलता के साथ कदम 
बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम हमें अपनी काम करने की पद्धति में 
परिवर्तन करना होगा । अब तक हम संस्थानिष्ठ, याने केन्द्रवादी 
तरीके से काम करते रहे हैं। आज सर्वे-सेवा-संघ, या भूदान- 
समिति के कार्यकर्ता, लोगों से अपील करते हैं, जमीन लेते हैं, 
ओर भूमि-वितरण तथा उसके बाद का भी काम थे स्वयम्‌ ही 
करते हैं। पिछले पशन्चीस या तीस साल से सभी रचनात्मक 
संस्थाओं का काय इसी ढंग से चलता रहा है। अब तक ऐसा 
करना जरूरी भी था, क्योंकि लोकमानस में इस क्रान्ति की आव- 
श्यकता का बोध नहीं था। लेकिन अब हमें जनता के अपने 
प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा उसकी व्यवस्था शक्ति के आधार पर ही काम 
की प्रगति करनी है; नहीं तो शासन-मुक्ति के लिए अवश्य जन- 
शक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। 

इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक यह है कि हम गाँव-गाँव में 
'सर्वोद्यी क्रान्ति! का विचार फेलायें और उसके अमल के लिए 
आम-समितियों का संगठन करें। भूमि-प्राप्ति, वितरण, श्रम-दान- 
यज्ञ, कृषि-सुधार, केन्द्रित उद्योगों का बहिष्कार तथा ग्रामोद्योगों 


- औ४ - 


का संगठन आदि सभी कार्यक्रम समिति की प्ररणा से ही चलने 
चाहिए। संस्था के कार्यकर्तों केवल मा्ग-प्रद्शक का काम करें | 
हो सकता है किसी उत्साही गाँव में योग्य नेतृत्व न हो । तो जिस 
योग्यता के आदमी उस गाँव में मिलें, उन्हींकी समिति बननी 
चाहिए तथा उन्हींकी माफेत सारा काम हो, ऐसा आग्रह रखना 
चाहिए । फर्क इतना ही होगा कि ऐसे गाँव में कायकतों अपना 
अधिक समय मार्ग-द्शन के लिए दें तथा समुचित शिक्षण द्वारा 
गाँववालों में योग्यता का बिकास करें| 
स्वतंत्र लोक-शक्ति 

इस तरह भूमि्राप्ति आदि कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्र 
लोक-शक्ति के विकास के लिए ग्राम समाज के संगठन की चेष्टा 
की जाय । जब आर्थिक संगठन के सिलसिले में काफी बड़े-बड़े 
क्षेत्रों में ऐसी जन-शक्ति का निर्माण होगा, तब निम्नलिखित 
योजना के साथ शासन-विघटन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी । 
उस समय ग्राम-समितियों का यह आपसी संगठन, शासन द्वारा 
. संचालित ग्राम-व्यवस्था के मदों की सूची तैयार करेगा ओर 
यह निणुय करेगा कि उनमें से कितने विभागों का काम वह अपनी 
स्वतंत्र शक्ति से चला सकता है। उसे यह आत्मविश्वास हो जाने 
पर कि वह अमुक विभाग अपने आप सम्हाल सकता है, वह 
सरकार से उन विभागों का अपने लिए दान मसाँगेगा। आराम 
समाज के लोग सरकार से कहेंगे कि इतने विभागों की व्यवस्था 
आप हमें सोंप दें और उन विभागों के खर्च के अनुपात में हमसे 
कर लेना भी बंद कर दें। 

इस तरह भूमिदान-यज्ञ से शुरू कर क्रमशः सत्ता-दान-यज्ञ 
आन्दोलन पर पहुँचना होगा । 

उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए हमें अपनी संस्थाओं के 


“. #& ५ न 


रूप में परिवर्तन करना चाहिए। आज की दफ्तर-प्रथा की जगह 
आश्रम-प्रथा स्थापित करनी होगी । अखिल भारतीय दफ्तर तथा 
प्रांतीय दफ्तरों से लेकर छोठे-छोटे क्षेत्रों के दफ्तरों तक, सभी 
' आश्रम का रूप ले लेगे। इनमें कुछ जमीन ऋषि के लिए होगी 
तथा फुरसत के समय उत्पादक श्रम के लिए कुछ झ्रामोद्योगों की 
भी योजना रहेगी । 

उद्यादक श्रम का स्थान 


सामान्यतः समाज के हर व्यक्ति को उत्पादक श्रम से ही 
अपना गुजारा करना होगा और कुछ व्यवस्था, शिक्षा आदि 
उत्पादक शुद्ध मानसिक श्रम का समाज को सेवा के रूप में दान 
देना होगा । लेकिन आज की परिस्थिति में संस्थाओं के सेवक 
उस मंजिल तक नहीं पहुँच सकेगे। उन्हें व्यवस्था आदि का 
काम विशेष मात्रा में करना होगा । इसलिए काम के समय का 
आधा हिस्सा उत्पादक प्रवृत्ति तथा आधा हिस्सा व्यवस्था आदि 
कार्य में लगाना होगा। जितने समय के लिए उत्पादक परिश्रम 
करेंगे उतने में जिस अनुपात से उत्पादन होगा, उसी हिसाब से, 
व्यवस्था-काय के लिए समाज से दान' लेकर काम चलाना होगा । 
साथ-साथ इस बात की कोशिश करनी होगी कि यह दान भी 
श्रमदान या प्रत्यक्ष श्रमोत्पादित सासग्री का दान हो । 

लेकिन पूर्व संस्कार के कारण आज हम सेवकों की इस ह॒द्‌ 
तक बढ़ने की तैयारी नहीं है । हम चाहे जितनी कोशिश करें, 
इस जीवन में पूर्ण उत्पादक श्रमिक के रूप में हम अपना 
परिवरतन शायद ही कर सकेंगे । अतः जितना हम अपने श्रम से 
उत्पादन करेंगे, उसके अनुपात से भी अधिक सामग्री अपने 
गुजारे के लिए समाज से दान के रूप में लेकर हमें सममोता 
करना पड़ेगा। लेकिन इसे हम अपनी कमाई न सानकर 


च्कम 


"5० हक 5 


सहायता” मानेंगे और एक ओर से उत्पादन शक्ति में वृद्धि 
तथा दूसरी ओर से अपना खच कस करते हुए इस सहायता 
की रकम घटाने की निरन्तर कोशिश करते रहेंगे । 
सेवक क्या करौया ? 
इस प्रकार संस्था के सेवक को संस्था के दायरे से बाहर 
निकालकर प्रत्यक्ष जनशक्ति के आधार पर आन्दोलन का संघ- 
'द्रन करना होगा । लेकिन उसके साथ-साथ उसे इस बात का 
भी ध्यान रखना होगा कि अहिंसक समाज में संस्थाओं का 
स्वरूप भी आज्ञ जैसा नहीं रहेगा। इसलिए आन्दोलन को 
'केबल संस्था का आधार छुड़ाना होगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि 
'संस्था के रूप में आमूल परिवर्तेत के लिए सक्रिय कदम उठाना 
होगा । 
शासन-मुक्त या शासन-निरपेक्ष समाज में शासन का अव- 
'शेष रहेगा ही, लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसकी 
शक्ति गोण होगी और जनशक्ति मुख्य होगी । लेकिन जनशक्ति 
'सचेतन तभी हो सकती है, जब उसे निरन्तर सक्रिय नेतृत्व मित्रता 
रहे, इसलिए शासन-निरपेक्ष समाज के लिए यानी वारतबिक लोक- 
'शाही के लिए समाज में तीन संस्थाओं की आवश्यकता होगी : 
( १ ) जननायक, 
(२ ) जनशक्ति या जनमत और 
( ३ ) जन-प्रतिनिधि । 
जननायक संस्था जनशक्ति का निर्माण करेगी और यह 
'शक्ति जन-प्रतिनिधि को निदेश देगी । 
इस प्रकार अहिंसक समाज में सबसे शक्तिशाली संस्था 
'सेबक-संस्था होगी । ऐसी सेवक-संस्था का स्वरूप कया हो, यह 
प्रश्न लोकनीति में उसी प्रकार संबसे अधिक महत्त्व का है, जिस 


बणक ध्र्प्प बाव्ा 


प्रकार राज्य-संस्था"का स्वरूप-नि्णेय राजनीति में सबसे अधिक 
महत्त्व का होता है । 

इसी प्रश्न का विवेचन करते हुए संत विनोबा ने पुरी के 
ऐतिहासिक सर्वोदिय-सम्मेलन में संसार के समक्ष घोषणा की कि 
“अहिंसक समाज में सेवा सावंभौम और सत्ता सेविका होगी ।” 
लेकिन सावभौम सेवा की संस्था अगर आज के रबरूप में रह 
जाय तो क्‍या वह सेवा की ही संस्था के रूप में कायम रह 
सकेगी ९ 
सेवक ओर संस्था 

आज सेवक-संस्थाएं भी उसी प्रकार से संचालित ओर 
अनुशासित हैं जिस प्रकार से राज्य-संस्थाएँ हैं। ऐसी स्थिति में 
अगर आज की सेवक-संस्था राज्य-संस्था से इतनी अधिक 
शक्तिशाली हो जाय कि वह राज्य का भी नियंत्रण करने लगे तो 
ऐसी संस्था राज्य के ही स्थान पर आरूढ़ हो जायगी | कारण, 
संस्था को जब संचालन-का्य ही करना है तो वह काय राज्य 
की माफत न करके खुद ही करने लगेगी | अतः अहिंसक समाज 
में जिस शक्तिशाली सेवक-संस्था की कल्पना की गयी है, उसका 
स्वरूप भी कुछ ओर होगा । 

ऐसी सेवक-संस्था में सेवक सावभौम ओर संस्था सेविका 
होगी। जनसेवक स्वतंत्र जननायक के रूप में जनता में विज्ञीन 
होकर रहेंगे ओर जनशक्ति का निरन्तर आवाहन करते रहेंगे । 
जनकल्याण के यज्ञ में उनका पौरोहित्य होगा, लेकिन खतंत्र 
रहते हुए भी वे विक्षिप्त नहीं रहेंगे। वे सेवक-संस्था बनायेंगे 
अवश्य, लेकिन रेशम के कीड़े की तरह अपनी बनायी हुई संस्था: 
के अन्तगंत नहीं रहेंगे। जिस प्रकार मकड़ी अपने बनाये हुए 
जाल के ऊपर रहती है, उसी तरह वे उसे अपने ध्येय की पूर्ति के 


>> 8 + 


लिए इस्तेमाल करंगे। आज जनता सीधे संस्था -की पोषक 
होती है, ओर संस्था सेवक की । उस समय जनता सीधे सेवक: 
को पोषण देगी ओर सेवक संस्था को । जनता द्वारा यह पोषण 
भी सेवक के श्रम के विनिमय के रूप में होगा, न कि उसकी 
परवरिश के रूप में | इसके रूप की चर्चा हम पहले ही कर 
चुके हैं । 

अतएव इस क्रान्ति के सेवक केवल आन्दोज़्नन को ही 
संस्था-सुक्त नहीं करेंगे, बल्कि खुद भी अपने को तंत्र-सुक्त कर 
जनशक्ति के आधार पर भरोसा करके उसमें विलीन होने की 
चेष्टा करेंगे। हमारे सेवक ज्यों-ज्यों इस ओर बढ़ेंगे त्यों त्यों वे 
शासन-मुक्त समाज की ओर आन्दोलन की प्रगति कर सकेंगे । 


वर्ग-विषमता की समस्या ;१० १ 


यह स्पष्ट है कि शासन-समुक्त समाज का स्वरूप संचालित न 
होकर सहकारी होगा । सहकार समान रतर के लोगों के बीच ही 
हो सकता है। जब तक विषमता रहेगी, तब तक सहकार नहीं: 
हो सकेगा । इसलिए यह आवश्यक है कि शासन-मुक्त समाज में 
वर्ग-विषमता न हो। लेकिन जिस तरह राजनेतिक क्षेत्र में 
सवाधिकारी राज्यवाद (7008॥687४४77870) की समस्या आज 
का मुख्य सवाल है, उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वर्ग-विषमता के. 
संकट ने आज सबसे ऊपर का स्थान ले लिया है। समाज आज 
दो निश्चित तथा विरोधी वर्ग में विभाजित हो गया है। एक 
वर्ग उत्पादन करता रहता है. और दूसरा व्यवस्था के बहाने 
उत्पादित सामग्री का उपभोग करता रहता है। साधारण 
भाषा में कहना होगा कि एक मेहनत करके खाता है और 


. “+ ६०७ + 


दूसरा दल्लाली करके, और हम अक्सर एक को मजदूर” और 
दूसरे को हुजूर! कहते हैं । । 
शोषण के प्रकार * 

बर्ग-विषसता की यह सामाजिक समस्या कोई स्वतंत्र समस्या 
नहीं है। यह राजनैतिक तथा आशर्थिक केन्द्रीकरण का 
लतीजा-सात्र है । इस बात को विशेष रूप से समझना 
चाहिए। आखिर हुजूर लोग मजूरों का शोषण किस तरह 
करते हैं? इस पर से बचपन में पढ़ी हुई बिल्ली और 
बंदर की एक छोटी-सी कहानी याद आती है | दो बिल्लियाँ 
मेहनत करके रोटियाँ लायी थीं और बंदर उस रोटी का माकूल 
बँटवारा करने के बहाने उसे खा गया | उसी तरह मजदूर रोटी 
का उत्पादन करता है और हुजूर लोग इन्तजाम करने के 

बहाने वह रोटी खा जाते हैं। मजदूर केवल पेट पर हाथ रखकर 

ताकते रहते हैं । 

यही कारण है कि आज संसार में चारों ओर से वर्गहीन 
समाज कायम करने की माँग सुनायी पढ़ती है; लेकिन यह 
चगहीन समाज कायम कैसे हो ? अगर दुनिया में एक ही वर्ग 
रखना है तो वह मजदूरों का यानी श्रमिकों का ही एक वर्ग हो 
सकता है, क्योंकि हुजूर-वर्ग यांनी व्यवस्थापक-बर्ग अकेला 
अपने पेर पर खड़ा नहीं रह सकता। अतः बर्गहीन समाज 
कायम करने के लिए आवश्यक है. कि इस हुजूर-बर्ग का लोप 
हो | इस ब्ग को विघटित करने का तरीका तभी मालूम हो 
सकेगा, जब हम इसके संगठित होने के इतिहास को समझ लें | 
हुजूर-वर्ग कैसे बना ? क्‍ 

मानव-समाज के प्रथम युग में सभी लोग सजदूर थे--सब 
उत्पादन करके खाते थे ओर सब सहयोगिता के आधार पर 


बन ६ २ नल 


भुंड में रहते थे । इसी कारण हमारी किताबों में लिखा है कि: 
संत्य-्युग में एक ही बण था। बाद को जब समाज में प्रतियोगिता 


का आविभाव हुआ तथा आपसी संघष के नतीजे से हिंसा होने 
लगी, तब मनुष्य ने राजा की र॒ृष्टि की, यानी राज्य के रूप में 
एक ऐसी संस्था की सृष्टि की जिसमें कुछ लोग बिना उत्पादन. 
किये व्यवस्था करके अपना गुजारा कर सकते थे-। इस तरह 
राज्य-पद्धति के आविष्कार से हुजूर-बर्ग की सृष्टि हुई । जेसे-जैसे 
राज्य-प्रथा केन्द्रित और विस्तृत होती गयी, वेसे-बैसे उसीके 
सहारे हुजूर-वर्ग का विस्तार हुआ । उसी तरह मलुष्य ने श्रम 
टालने के लिए पूँजी के आधांर पर जिस उत्पादन-पद्धति का 
आविष्कार किया, उसी पद्धति के अनुसार उद्योग-धंधों के 
संचालन तथा उत्पादित सामग्री के वितरण के बहाने एक दूसरी 
जाति के हुजूरों की विराट फोज खड़ी हो गयी। दोनों मिलकर' 
मजदूर पर इतना अधिक बोक हो गया कि आज मजदूर उसके: 
नीचे दबकर मरना चाहता है । ह 
हुजूर बनाने के कारखाने 

सिर्फ इतनां ही नहीं, मौजूदा शिक्षा-पद्धति की खराबी के 
कारण शिक्षित समाज के लोगों में किसी प्रकार के उत्पादन का 
काम न कर सकने के कारण उनमें से जो लोग व्यवस्था तथा 
वितरण-काय नहीं करते हैं, वे भी किसी-न-किसी तरीके से 
मजदूरों के कंधों पर बैठे रहते हैं । वस्तुत: आज के स्कूल और 
कालेज हुजूर बनाने के कारखाने-मात्र बने हुए हैं। अतणव जैसे- 
जैसे इस कास्खाने से लोग निकलते जाते हैं, वेसे-वेसे मजदरों के 
कम्धों पर बोझ बढ़ाते जाते हैं। इस प्रकार राजनैतिक तथा" 
आशधिक केन्द्रीकरण के अलावा बतंमान शिक्षा-पद्धति. यह विषसतता; 
तेजी से बढ़ा रही है। 


०3: 5 ००७६ 


फलत: राजनैतिक तथा आशिक केन्‍्द्रीकरण के नतीजे से 
आज मजदूरों के कन्धों पर हुजूरों के बोझ की वृद्धि के कारण 
केवल मजदूर ही दबकर मर रहा है, ऐसी बात नहीं है; बल्कि 
संख्याधिक्य होने के कारण हुजूर लोगों को भी मजदूरों के शरीर 
से इतना रस नहीं मिल रहा है, जिससे वे मोटे-ताज रह सकें, 
इसलिए वे भी सूखकर मर रहे हैं। इस प्रकार आज दोनों के 
सामने संकट खड़ा है. यानी सारा संसार ही वर्गो-विषमता की 
आग से भस्म होना चाहता है। ऐसी हालत सें आवश्यकता इस 
बात की है कि तत्काल और तुरंत एक महान क्रान्ति के द्वारा पूर्ण 
रूप से एक वर्गीय समाज कायम हो, अर्थौत्‌ हुजूर-बग के विघटन 
से मजदूरों का ही एक अद्वेतवादी समाज कायम हो । 
कान्ति की दो अकरियाएं 

प्रश्न रह जाता है कि इस क्रान्ति की प्रक्रिया क्‍या हो ! दो ही 
तरीके हो सकते हैं, एक वर्ग-संघष का हिंसात्मक तरीका, दूसरा 
बर्ग-परिवर्तन की अहिंसात्मक क्रान्ति । एक विनाशकारी तरीका, 
दूसरा क्रान्तिकारी तरीका। पहले तरीके से मजदूर दारा हुजूरों 
के उन्मूलन की चेष्टा होगी ओर दूसरे तरीके से हुजूर मजदूर 
बनकर मजदूरों में विलीन होंगे। पहले तरीके की दूसरे मुल्कों 
में काफी आजमाइश हो चुकी है ओर हमने देखा कि उसका 
कोई नतीजा नहीं निकलता है, बल्कि एक सससस्‍्या से निकलकर 
दूसरी उससे जटिल समस्या के नीचे समाज पड़ जाता है । रूस 
में उन्मूलन की चेष्टा हमने देखीं। वहाँ हुजूर-बग खत्म नहीं 
छुआ | उनकी केवल चोटी ही कट गयी। खारा शरीर ज्यों-का- 
त्यों रह गया। पूँजीपतियों का नाश हुआ सही, लेकिन वहाँ 
इतना जबरदस्त एक व्यवस्थापक राज्य कायम हुआ कि इस 
व्यवस्था के नाम पर ही हुजूर-बर्ग का इतना अधिक संगठन 


- ६३ - 


हुआ कि मजदूर पूण रूप से उसके नीचे दब गया। पूँजोपति- 
रूपी चोटी रहने पर जनता कभी-कभी उसे पकड़ भी सकती थी, 
लेकिन अब तो उससे भी हाथ धो बैठी और एक भयंकर संगठित 
दल की मुट्ठी के नीचे चली गयी । 


उन्मूलन की प्रक्रिया 


उन्मूलन की प्रक्रिया हिंसा की प्रक्रिया हे। इसलिए इस तरीके 
से केवल ऊपर लिखे मुताबिक तात्कालिक और. व्यावहारिक 
संकट ही आयगा, ऐसी बात नहीं । मानव-समाज में एक स्थायी 
संकट कायम हो जायगा। आखिर हम वर्ग-विषमता क्‍यों दूर 
करना चाहते हैं ? इसलिए कि हम हिंसा से मुक्त होकर दुनिया 
में शाम्ति कायम कर सके। हिंसा को माननेवाले कहते हैं 
कि वे भी दुनिया में हिंसा खत्म करके शान्ति कायम करना 
चाहते हैं । परन्तु वे कहते हैं, काँठा निकालने के लिए काँटा ही 
चाहिए, मालिश से वह नहीं निकलेगा । यानी हिंसा से ही हिंसा 
' का अन्त होगा, प्रेम से नहीं। लेकिन प्रश्न यह है. कि क्‍या 
हिंसा से हिंसा का अन्त होगा ? जो लोग इस प्रकार . सोचते 
हैं, वे विज्ञान को भूल जाते हैं। विज्ञान का कहना है कि हरएक 
क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है ओर इस क्रिया-अ्रतिक्रिया का 
घात-पअरतिधात अनन्तकाल तक चलता है ।- अतः अगर हिंसा 
की क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया प्रतिहिंसा ही होगी ओर 
हिंसा-अतिहिंसा का घात-प्रतिघात अनन्तकाल तक चलता रहेगा । 
फिर किस काल में जाकर हिंसा समाप्त होकर शान्ति की स्थापना 
होगी ). ह क्‍ 

इसलिए गांधीजी हमसे वर्ग-परिवर्तेन की अहिंसक क्रान्ति 
करने का आवाहन करते रहे हैं । 


+ द ९2 


बे हुजूर-चर्ग को सामाजिक उत्पादन में शामित्र होकर 
उत्पादक-वर्ग में विज्ञीन होने के लिए. कहते थे और इसका सक्रिय 
कार्यक्रम देश के सामने रखते थे। सन्‌ १६४४ में जेल से 
निकलते ही उन्‍होंने कहा कि अंग्रज तो जा रहे हैं और शायद" 
हम जैसा सममते हैं, उससे जल्दी ही जायँगे । अब हमें शोषण- 
हीन समाज कायम करने के लिए सक्रिय कदम उठाना है। इसके: 
अमल के लिए उन्होंने कहा कि जो लोग खादी पहनना चाहते हैं 
उन्हें दो पेसे प्रति रुपये का सूत कातना ही होगा । उसी तरह 
उन्होंने कहा कि जो लोग खाना खाना चाहते हैं, उन्हें अपने हाथ 
से अन्न-उत्पादन करना ही है। इन बातों पर वे यहाँ तक जोर 
देते थे कि कलकत्ते के लोगों के यह कहने पर कि उनके पास 
जमीन कहाँ, जहाँ वे अन्न-उत्पादन कर सकते हैं, उन्होंने कहा 
कि गमले में ही सही, लेकिन नियमित रूप से अन्न-उत्पादन की 
प्रक्रिया हरएक को अपने हाथ से करनी ही है । 

यह स्पष्ट है कि गांधीजी जैसे व्यावहारिक क्रान्तिकारी व्यक्ति 
यह नहीं समभते थे कि दो पेसे के सूत कातने-मात्र से या गमले 
में अन्न-उत्पादन करने से देश के अन्न-वस्र की समस्या हल हो 
जायगी या उतने ही से हुजूर-बर्ग के लोग मजदूर बन जायेंगे 
लेकिन क्रान्ति तो पहले विचार-न्षेत्र में ही होती है। गांधीजी 
सामान्य लाक्षणिक उत्पादन से पहले लोगों के दिमाग में क्रान्ति 
लाना चाहते थे ताकि वे निरन्तर अपने हाथ से उत्पादन करने 
के महत्त्व की ससमें और थोड़ा-सा ' उत्पादन करके उत्पादक-वबर्गं 
में सम्मिलित होने की क्रान्ति में शामिल हैं; यह बात जाहिर करें 
यानी गांधीजी के इस आन्दोलन के रजिस्टर में नाम लिखा ले । 


शिक्षा-पद्धति- में कान्ति 
इसी प्रकार वर्ग-परिवततेन की क्राल्ति की दिशा में दूसरे हल्के- 


72 


हल्के सक्रिय कायक्रम रखते थे। वे बाबू बे के लोगों'को अपने 
व्यक्तिगत काम के लिए घरेलू नौकर से काम न लेने की बात 
कहते थे। अपने आदर्श के अनुसार संचालित आश्रसों में 
पाखाना-सफाई से लेकर ख़ाना बनाने तक सभी काम अपने हाथ 
से करने की विधि रखकर श्रम-अ्रतिष्ठा पर जोर देते थे । अन्त 
में उन्होंने बर्ग-परिवर्तेत का एक महान क्रान्तिकारी तथा व्याव- 
हारिक कार्यक्रम दुनिया के सामने रखा, वह था शिक्षा-पद्धति 
में आमूल परिवरतेन। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए वर्तमान 
हुजर बनाने के कारखानों को बंद कर दिया जाय और सारी 
शिक्षा-योजना शरीर-श्रम द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से 
ही बनायी जाय । ऐसा करने से मजदूर वर्ग के लोगों को शिक्षित 
करने में उन्हें मजदूरी के काये से उखाड़ने की आवश्यकता नहीं 
होती है और सजदूर रहते हुए वे शिक्षित हो जाते हैं। बाबू 
लोगों के लड़के भी बचपन से ही उत्पादन-कार्य में अभ्यासी 
होने के कारण समर्थ उत्पादक बन जाते हैं। इस तरह नयी 
तालीम के द्वारा देश में शिक्षित तथा वैज्ञानिक मजदूरों का एक- 
वर्गीय समाज कायम हो जाता है। 

समग्न ग्राम-सेवा का कार्य 


गांधीजी उपयुक्त मनोविज्ञान तथा शैक्षरिक कार्यक्रम मात्र 
से ही संतुष्ट नहीं थे। यह सही है कि अहिंसा में इन 
प्रक्रिकओं का सबसे अधिक महत्त्व है, लेकिन साथ ही अगर 
समाज-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया न जाय तो प्रतिकूल 
परिस्थिति में मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षरिक कार्यक्रम सी विफल 
हो सकता है । इसलिए वे देश को एक महान सामाजिक क्रान्ति 
के लिए तैयार करना चाहते थे। इस दिशा में उन्होंने मुल्क,के 
सामने समग्र आम-सेवा द्वारा जन-स्वावलंबन का कार्यक्रम 
'... ६ 


“- 65 -- 


रखा। जहाँ वे हुज्रों के विवेक पर असर कर उन्हें मजूर बनने 

आप द्ते ें देहाती र्‌ः साथ हु 
की प्रेरणा देते थे, वहीं वे देहाती उत्पादक-वर्ग के लोगों में इस 
बात की चेतना पेदा करना चाहते थे कि वे हुजूरों की उन 
सेवाओं को इनकार करने की शक्ति संगठित करें, जिनके बहाने 
हुजूर लोग उनका शोषण करते रहे हैं, अथोत्‌ बन्दर और बिल्ली 
की कहानी की भूमिका में अगर कहा जाय तो जहाँ वे बन्द्रों 
को अपने-आप रोटी पेदा करके गुजर कर शोषण छोड़ देने की 
बात कहते थे, वहाँ बिल्लियों को अपने आप रोटी बॉटकर 
खाने का संदेश सुनाते थे, ताकि उन्हें किसी दूसरे के पास रोटी 
बटवाने की सेवा लेने के लिए न जाना पड़े । 


उन्होंने इस आन्दोलन के लिए सबसे पहले नेतृत्व की 
तब्दीली की बात की । आज जितने भी आन्दोलन चल रहे हैं 
उनके नेठ॒त्व बाबू वर्ग के लोगों के ही हाथ में हैं, हालाँकि जिस 
प्रकार मैंने पहले भी कहा हैं, वे हितेषी बाबू लोग हैं। लेकिन 
बगें-हीन समाज कायम करने का नेतृत्व अगर ऐसे लोगों के 
हाथ में रहे, जिनमें उत्पादन करके अपना गुजारा करने की शक्ति 
नहीं है, तो आन्दोलन के सफल होने पर यह नेतृत्व बिना पेंदा 
करके खाने का कोई-न-कोई जरिया ढूँढ़ लेगा, यानी वे स्वावलंबी' 
समाज की बात न सोचकर संचालित समाज की ही बात करंगे, 
क्‍योंकि ऐसे समाज में संचालक का काम करने के लिए उनकी 
आवश्यकता होगी अथौत्‌ नेतृत्व अगर जिनके हाथ में आज हे 
उन्हीं पर रह गया तो आन्दोलन को धोखा होने की पूरण 
संभावना रहती है | इसलिए गांधीजी मे पहला नारा यह लगाया 
कि हमें इस समाज-क्रान्ति के लिए सात. लाख नौजवान चाहिए, 
जो सात लाख गाँवों में जाकर वर्ग-परिवर्तेत कर उत्पादक श्रम 
द्वारा अपना गुजारा करें और समग्र प्राम-सेवा से प्रत्येक देहात 


ब्लड ६ २ मम 


को स्वयंपूर्ण बनावें। यही कारण है. कि आज विनोंबा गांधी- 
मंत्र के आधार पर जो क्रान्ति चल्ञा रहे हैं, उसके सेवकों को 
'गाँव-गाँव में सक्रिय रूप से उत्पादक श्रम करते हुए क्रान्ति का 
प्रचार करने को कहते हैं. ओर क्राम्तिकारी संस्थाओं को श्रमदान 
के आधार पर ही अपना संघटनथ्वलाने को कहते हैं । 


हुजूर मजूर बनें 
गांधीजी ने यह स्पष्ट रूप से देख लिया था कि आज मजदूर- 
बर्ग बेहोश है । अतः उनका नेठत्व किसी बाहोश व्यक्ति को ही 
करना होगा । ऐसा होश हुजूर-वर्ग के लोगों में ही है, अतः उन्हींको 
मजदूर बनकर नेठ्त्व तब्दीली का उद्देश्य सिद्ध करना होगा। मजदूर 
से तो कहना होगा कि तुम अपना काम अपने-आप चलाओ और 
दूसरे ढ्वारा अपने को शोषित न होने दो, पर ऐसी बात कहे 
कोन ? क्या हम कहनेवाले उनसे यह बात कहें कि हम तुम्हें रास्ता 
बताने की सेवा देते हैं, अतः हमारी सेवा तो ले लो और उसके 
एवज में हमको बिना पैदा करके खाने दो लेकिन दूसरे की ऐसी 
सेवा लेने से इनकार करो जिससे वे बिना पेदा करके तुम्हारे 
श्रम से उत्पादित सामग्री का उपभोग न कर सकें, क्या ऐसा 
कहना सुसंगत होगा ? इस प्रकार विश्लेषण कर विचार करने से 
यह स्पष्ट हो जाता हे कि वर्गहीन समाज की क्रान्ति के नेतृत्व 
के लिए सबसे पहले देश के हुजूर-बग के नौजवानों को मजदूर 
बनकर मजदूरों में विज्ीन होना होगा ओर शोषण की प्रक्रिया 
से असहयोग करने का आन्दोलन चलाना होगा, वरना वर्गहीन 
समाज की बात कोरे आदंश के रूप में रह जायगी । 
इस तरह गांधीजी ने सात लाख नौजवानों को मजदूर बन- 
कर मजदूरों का प्रत्यक्ष नेढ्॒त्व स्थापित करने के बाद देहाती 
जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा आंतरिक व्यवस्था के 


लू द (बी 


लिए स्वांवलंबी बनाने का संगठन करने को कहा, जिससे 
वे समाज में अति विकसित व्यवस्थापकों तथा वितरकों 
के हाथ से मुक्ति पा सकें। इस दिशा में उन्होंने चरखा संघ 
आदि संस्थाओं के कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तेन किया, जिससे 
सभी कार्यक्रम पूर्ण प्राम-स्वावल्ंबन की दिशा में चल सके। 

संक्षेप में गांधीजी ने परिवर्तन की दिशा में दुनिया को 
दुधारा मंत्र दिया। शोषक-बर्ग को शोषण छोड़कर उत्पादक 
बनने के लिए उनकी विवेक-बुद्धि को जाग्रत किया ओर शोषित- 
बर्ग को शोषण से असहयोग करने का संगठन करने को कहा; 
जिससे शोषक-वर्ग को अब शोषण करने की 'भुंजाइश नहीं रह 
जायगी; ताकि परिस्थिति की मजबूरी के कारण वे अपने को 
मजदूर बनाकर वर्ग-परिवर्तन की क्रान्ति की ओर अग्नसर 
हो सक | 
व्यक्ति नहीं, पद्धति बदलनी है 

उपयुक्त आन्दोलन के संदेश से उन्होंने दुनिया को एक नया 
मंत्र दिया। उन्होंने क्रान्ति का एक नया क्रान्तिकारी तरीका 
बताया। बस्तुतः व्यक्ति कुछ नहीं है, पद्धति ही असली चीज 
है। उसीके कारण मनुष्य सुखी या दुःखी होता है । अतः अगर 
दुःख से मुक्त होना चाहते हो तो पद्धति बदलो, न कि व्यक्ति । 
सच पूछिये, तो केन्द्रीय राज्यवाद तथा पूंजीबाद के कारण 
व्यवस्था-वितरण का जो काय है, उसीने हुजूरों की आवश्यकता 
की सृष्टि की और जब तक समाज में उस कार्य को आवश्यकता 
रहेगी तब तक यह वर्ग किसी-न-किसी नाम से कायम रहेगा। 
इसलिए गांधीजी विकेन्द्रित तथा स्वावलंबी उत्पादन और 
व्यवस्था द्वारा उस कार्य को हो समाप्त करना चाहते थे, जिसके 


सड ६ 8 ०-० 


ता 


कारण आज की वर्ग-विषमता का संकट संसार भर में फैल 
गया है | 


श्रम-विभाजन की बात , 

. देश के पढ़े-लिखे लोगों को जब यह बात बताई जाती है तो 
वे कहते हैं कि आप एकतरफा बात कहते हैं । यह क्‍या जरूरी है. 
कि सभी लोग शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम करें ? वे 
श्रम-विभाजन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि आखिर सब 
व्यक्तियों की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा संस्कृति एक-सी नहीं होती । वे 
कहते हैं कि प्रकृति की विचित्रता के कारण विभिन्न व्यक्तियों में 
विभिन्न शक्तियाँ होती हैं और समाज की उन्नति के लिए उन 
शक्तियों का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। ऐसा कहकर श्रम- 
विभाजन क बहाने वे कुछ लोगों को मानसिक श्रमवाले और 
कुछ लोगों को शारीरिक श्रमवाले बनाने की बात करते हैं ओर 
कहते हैं कि दोनों ही श्रमिक होने के कारण एक ही वर्ग में 
शामिल हो सकते हैं। विनोबाजी के शब्दों में वे श्रमिक-बर्ग में 
भी राहु और केतु के रूप में वर्ग करते हैं। लेकिन प्रश्न यह है 
कि क्‍या सानसिक श्रमिक ओर शारीरिक श्रमिक के रूप में दो 
चर्ग चलाने पर वर्गहीन समाज का उद्देश्य सिद्ध होगा ? फिर तो 
सानसिक श्रमवाले शारीरिक श्रमवालों पर हुकूमत कर उनका 
शोषण ही करने लगेंगे । 
यह केसी प्रयतिशीलता ? के 

आश्वय की बात यह है कि जो लोग मानसिक श्रमिक और 
शारीरिक श्रमिक के रूप में दो वर्ग रखना चाहते हैं, वे प्राचीन 
चर्ग-व्यवस्था के खिलाफ हैं। वे अपने को प्रगतिशील कहकर 
बर्गंप्रथा को प्रतिक्रियावादी व्यवस्था कहते हैं। वस्तुतः अगर 
चौद्धिक श्रमिक तथा शारीरिक श्रमिक यानी ब्राह्मण और शूुद्र 


बन 9७०७ रन 


रूपी दो वर्ग रखना है, तो समाज की उन्नत्ति के लिए वणु-व्यवस्था 
ही ज्यादा व्यावहारिक है, क्‍योंकि अगर दो अलग ही वर्ग रखना 
' है तो पेठक गुण का लाभ समाज को क्यों न मिलते ? 

वे प्रकृति के नियम और विज्ञान की बात करते हैं। क्‍या 
उनके वेज्ञानिक प्राणितत्त्व में ऐसी बात भी है कि कुछ लोगों का 
केवल मस्तिष्क बना है और कुछ का शरीर ? कुदरत ने मनुष्य 
को शरीर और मरितिष्क, दोनों दिये हैं | उसने मानव को बौद्धिक 
तथा शारीरिक शक्ति दोनों से विभूषित किया है, इसलिए कि 
प्रत्येक मनुष्य दोनों को चलाकर प्रकृति में से ही अपने को जिन्दा 
रखने का साधन निकाल ले ओर स्॒ष्टि की रक्षा करता रहे । अगर 
मनुष्य इस नियम का उल्लंघन कर अपने को मानसिक श्रमिक 
आओर शारीरिक श्रमिक में विभाजित कर ले तो बह प्रकृति का 
विद्रोह करता है और प्रकृति इस द्रोह का प्रतिशोध लेकर ही 
रहेगी । आज हम दुनिया में जो वर्ग-विषमता का ज्वालामुखी 
देख रहे हैं, वह कोई खास बात नहीं है, वह प्रकृति द्वारा प्रति- 
शोध का प्रदर्शन-मात्र हैं। अतएव अगर हम समाज्ञ को स्थिर 
तथा शांत देखना चाहते हैं, तो हमें वर्ग-परिवततन की क्रान्ति 
बुलंद कर मानव-समाज से इस द्रोह का अन्त करना ही होगा। 
भूदान-यज्ञ और वर्ग-परिवतेन 

संत बिनोबा द्वारा प्रवर्तित भूदान-यज्ञ वर्ग-परिवर्तन की क्रारित 
का एक महान्‌ तथा व्यावहारिक कदम है । बस्तुत: आज भूमि- 
हीन सजदूर अत्यन्त शोषित-बर्ग है और इसका शोषण इसलिए 
होता है कि उत्पादन का मूल साधन, भूमि, पूँजी के कब्जे में है । 
भूमिपति, जिन्‍्हों ने पूँजी लगाकर जमीन प्राप्त की है, श्रमिकों के 
श्रम से लाभ उठाकर उच्च वर्ग यानी हुजूरवर्गीय बने हुए हैं। 
विनोबाजी, भूमि किसीकी संपत्ति नहीं है, यह सिद्धान्त बताकर 


“_ 9९१ «»« 


कहना चाहते हैं कि भूमि की उत्पादित सामग्री उन्हींके उपभोग 
में आनी चाहिए, जो उस पर श्रम करे । इस सिद्धान्त के अनुसार 
वे भूमिपतियों को भूमि पर श्रम कर अपने को सजदूर-बर्ग में 
परिवर्तित करके मजदूरों में विलीन होने को कहते हैं। भूमिदान 
कहता है कि जिनके पास अधिक भूमि है, वे जितने पर खुद 
अपने शरीर-श्रम से पैदा कर सकते हैं, उतनी अपने पास 
रखकर बाकी भूमि उनको दे दें, जो उस पर परिश्रम तो करते 
हैं, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है । 


विनोबा की चेतावनी 


विनोबाजी का भूमिपतियों से ऐसा करने को कहना कोई त्याग 
ओर मेहरबानी का आवाहन नहीं है। यह मानव-समाज की, 
देश की और .उनकी निजी स्वाथ-रक्षा के लिए एक सामयिक 
चेतावनी है.। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आज की दुनिया में 
वर्ग-विषसता का संकट इस पराकाष्टा पर पहुँच चुका है कि हुजूरों 
के बोक से मजदूर दबकर मर रहे हैं और अत्यधिक तादाद हो 
जाने के कारण पोषण के अभाव से हुजूर सूखकर मर रहे हैं | 
यही हालत थोड़े दिन जारी रही, तो दोनों के मरने पर सष्टिनाश 
यानी सर्वेनाश हो जायगा । लेकिन प्रकृति यानी सृष्टि की मूल 
प्रवृत्ति आत्मरक्ता है, इसलिए वह अपने को मरने नहीं देगी और 
जिन्दा रहने के लिए कोई-न-कोई उपाय निकालेंगी । यही कारण 
है कि आज का जमाना पुकार-पुकारकर वगहीन समाज की 
माँग कर रहा है। मेंने कहा है कि वर्गहीन समाज दो ही तरीके 
से कायम हो सकता है । मजदूर द्वारा हुजूरों का कत्ल या हुजूरों 
का मजदूर बनकर मजदूरों में विज़्ीग होना। आज विनोबा 
महात्मा गांधी के विलीनीकरण के मंत्र से हुजूर-वर्ग को दीक्षित 


बन उबर कक 


करना चाहते हैं | अगर हुजूर घृणा, शान या क्रोध के कारण इस 
दीक्षा को इनकार करते हैं, तो वे देश ओर दुनिया और उनके 
साथ-साथ अपने को ज्वालामुखी के मुख पर ढकेलते हैं । 
नोजवान आये बढ़ें 

वस्तुत: आज भारत के नौजवानों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ 
पड़ी है। आज के युग ने एक महान्‌ चुनोती दी है. । इस चुनोती की 
बात को विनोबाजी देश भर में धूमकर लोगों तक पहुँचा रहे 
हैं। वह बात है कि क्‍या नौजवान वर्गो-विषमता के ज्वालामुखी 
को सामान्य प्रकृति के हाथ में छोड़कर, उसे प्रज्बलित होने देकर 
सष्टिनाश यानी सवेनाश होने देंगे या अ्रक्ृति पर पुरुष के नियंत्रण 
से सवंनाश को टालकर सर्वोद्य की स्थापना करेंगे ? यह तो 
स्पष्ट ही है कि वर्ग-विषमता का जो महान्‌ संकट आज दुनिया में 
खड़ा है वह ज्यों-का-त्यों स्थिर नहीं रह सकता। वर्ग-संघ्ष या 
बर्ग-परिवर्तेत किसी-न-किसी रूप में कोई-न-कोई आन्दोलन खड़ा 
होकर ही रहेगा | अगर जवान अपने पुरुषाथ से इस चुनौती के 
जवाब में वर्ग-परिवर्तन की महान क्रान्ति कर इस विषमता की 
आग को सहज में ही बुका नहीं सकेंगे, तो पुरुष के पुरुषा् के 
अभाव में वर्ग-संघष की जो आग पहले से ही सुलग चुकी है, 
प्रकृति देवी उसीको अपना सहारा बनाकर बर्ग-विषसता दूर करने 
की कोशिश करेगी | उससे विषमता की आग बुमने के बजाय 
ओर ग्रज्वलित होकर संसार को सर्बेनाश की ओर ले जायगी। 

मुझे आशा ही नहीं, बल्कि विश्वास है कि भारत के नौजवान 
अपनी काहिली ओर कायरता के कारण इस चुनौती को यों ही न 
जाने देंगे, बल्कि संत विनोबा द्वारा प्रवतिंत अहिंसक क्रान्ति में 
हजारों की तादाद में अपनी आहुति देकर अपनी पीढ़ी की शान 
ओर आन की रक्षा करेंगे । झ् 


प्रश्नोत्तर द 59५8३ 


प्रशन--आपने वर्गविहीन समाज कायम करने के लिए जो 
दो तरीके बताये हैं, उसमें हिंसा के प्रति अन्याय किया है। 
आपने कहा है--“एक हिंसात्मक तरीका ओर दूसरा अहिंसात्मक 
क्रांति ।” माना कि आप हिंसा को अवांछनीय मानते हैं, लेकिन 
चह क्रान्ति नहीं है, ऐसा कहना ज्यादती नहीं है कया / 


उत्तर--आपके प्रश्न से ऐसा मालूम होता है. कि आपने 
ऋंति किसे कहते हैं, इस पर गंभीर विचार नहीं किया। क्रांति 
का मतलब विध्वंस नहीं, बल्कि परिबतन है । एक व्यक्ति क्रान्ति 
करना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वह लोगों की धारणा 
तथा मूल्यांकन में परिवर्तत लाना चाहता है और जब वह 
सममता है कि लोगों में परिवर्तन हो नहीं सकता तब वह . 
कत्ल करता है; अथात्‌ हिंसा अविश्वास का इजहार है। ऐसी 
अविश्वासी प्रवृत्ति से क्रांति सघ सकती है कया ? . 

आप इतिहास के पन्नों में देखेंगे कि हिंसात्मक क्रांति के 
नाम से संसार में जहाँ कहीं कुछ हुआ है, वहाँ ओर चाहे जो 
कुछ हुआ हो, क्रांति की सिद्धि नहीं हुई है, अथात्‌ परिवर्तित 
समाज स्थापित नहीं हुआ है । कुछ लोगों ने हिंसा द्वारा दमन 
करके समाज को एक ढाँचे में ढालने की कोशिश की और इस 
परिवतेन को अनंतकाल तक दबाकर कायम रखने की चेष्टा की । 
तो आप कैसे कह सकते हैं कि समाज में परिवर्तन हुआ ! 
आ्यगर हिंसा द्वारा समाज में कोई परिवरतेन हुआ दीखता है और 
उसे हिंसा द्वारा दबाकर ही कायम रखना पड़ता है, तो परिवर्तन 


« थे -+ 


हुआ, ऐसा नहीं कह सकते। क्रांति की सिद्धि की पहचान 
परिवर्तित समाज के सहज छोड़ने पर ही हो सकती है। अगर 
परिवर्तित स्थिति अपने-आप स्थिर नहीं रह सकती, तो वह क्रांति: 
नहीं, क्रांति की श्रांति मात्र है। 

आजकल चिकित्सा-शासत्र में डायबिटीज रोग का एक इलाज 
निकला है | रोगी को आजीवन प्रतिदिन इंजेक्शन लेना पड़ता 
है| एक दिन भी इंजेक्शन न ले, तो उसके शरीर की शक्कर 
उभड़ आती है, और इसे डाक्टर लोग इलाज कहते हैं। क्‍या. 
आप कह सकते हैं कि बह रोगी रोगमुक्त हो गया ? इसी: तरह 
अगर लगातार गोली के निशाने पर समाज का मुह एक दिशा में 
रखने की जरूरत पड़े, तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका मुंह 
उधर ही हो गया ! 


इसलिए मेरा कहना है कि अगर वास्तविक क्रांति करनी है, 
तो वह अहिंसा से ही सिद्ध हो सकती है, क्‍योंकि अहिंसा 
'स्थायी रूप से मनुष्य की धारणा तथा समाज के मूल्यांकन में 
परिवतंन करती है । 


प्रशन--लेकिन आज हिंसा इतनी बढ़ रही है कि उसने' 
गांधीजी को भी कत्ल कर दिया। सारे संसार में एटम बम 
इत्यादि शस्त्रों के बनाने की होड़ लगी हुई है। ऐसी स्थिति में 
अहिंसा कैसे चलेगी ? 


उक्तर--इसीलिए तो आज अहिंसा चलनेवाली है। क्रांति 
का जन्म तभी होता है, जब संसार में प्रतिक्रियाबादी शक्ति 
पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है । दूसरी ओर से क्रांतिकारी शक्ति 
का जन्म होते ही प्रतिक्रियावादी शक्ति आत्मरत्षा की अन्तिम चेष्टा 


में अपनी शक्ति भर विराद रूप धारण करती है। कंस का 


- ७छए «-+ 


अत्याचार बढ़ने पर कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म 
लेते ही कंस का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। 
लेकिन आपने देखा कि बालक कृष्ण को पालनेवाली यशोदा 
ओर गोकुलवासी, कंस के अत्याचार से किंकतेव्यविमूढ़ नहीं 
हुए और विश्वास के साथ कृष्ण को मक्खन खिला-खिलाकर 
मजबूत किया । पुराण की कहानी में कंस विनाशकारी शक्ति थी 
ओर कृष्ण क्रांतिकारी । 

उसी प्रकार आज के युग में हिंसा की विनाशकारी शक्ति को 
बढ़ते देख गांधीजी ने अहिंसा की क्रांतिकारी शक्ति पैदा की । 
तभी से हिंसा के विकास की भी तेजी बढ़ी। इस हिंसा का 
विकास देखकर आपको घबड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि 
गोकुलवासी की तरह विश्वास के साथ अपनी जिन्दगी और 
तपस्या से सींचकर इस क्रांतिकारी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। 
फिर आप देखेंगे कि आज हिंसा चाहे जितना विराद रूप 
धारण किये हुए हो, उसकी समाप्ति अवश्यम्सावी हैं। आज 
शान्ति के दूत के रूप में पण्डित जवाहरलाल नेहरू का विश्व भर 
में जो स्वागत हो रहा है, वह इसी दिशा का प्रतीक है । 

प्रश््न--आपने वर्ग-परिवर्तन की बात की है, वर्ग-संघ को 
कतई स्थान नहीं दिया है। इससे आपने र्॒ृष्टि के एक बुनियादी 
तक््व को ही इनकार किया है। आखिर वर्ग-संघ्ष भी तो 
अहिंसक ढंग से किया जा सकता है। गांधीजी और विनोबाजी 
भी तो हमेशा सत्याग्रह की बात करते हैँं। क्‍या यह संघष का 
ही अहिंसक रूप नहीं है 

उत्तर--मालूम होता है कि आप अभी भी रूढ़ विचार के 
बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नयी क्रांति की बात समभने के लिए 
स्वतंत्र विचार की आवश्यकता है। आखिर उद्दश्य कया है? 


न्न्बब 56 ब्न्बब- 


साम्य की प्रतिष्ठा या वर्ग-संघ् ? वस्तुतः कठिनाई यह है कि 
अधिकांश लोग अपने सामने गणेशजी जैसी एक मूर्ति रखकर 
अहिंसक क्रांति की आराधना करना चाहते हैं--यानी हिंसा के 
आधार पर जो धारणाएँ और मूल्यांकन रूढ़ हो चुके हैं, उसके 
सारे कलेवर को ज्यों-का-त्यों कायम रखते हुए उसके सिर से 
हिंसा काटकर अहिंसा रख देने मात्र में ही अहिंसक क्रांति की 
मूर्ति बन जाती है, ऐसा मानते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। 
अहिंसक क्रांति एक स्वतंत्र तथा मौलिक वस्तु है। आखिर 
अहिंसा में संघष कहाँ ? अहिंसा के मूल में तो सहयोग ही है । 

बस्तुतः यह समझना ही गलत है कि प्रकृति का मूल तत्त्व 
संघष ही है। ऐसा समझना पश्चिमी एकांगी विचार के असर का 
नतीजा है। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि प्रकृति में संघष 
भी है । लेकिन संघर्ष और सहयोग में सहयोग की ही प्रधानता 
है। प्रकृति के सारे हिस्से एक-दूसरे से बँघे हैं और उनमें 
सामंजस्य तथा संतुलन है । वह वस्तुस्थिति ही सहयोगिता का 
प्राधान्य साबित करती है। अगर संघषे की प्रधानता होती, तो 
सारी सृष्टि कब की बिखर गयी होती । 

यह सही है कि अहिंसा के क्षेत्र में भी विचार-भेद होता है, 
लेकिन इस भेद से विचार-संघष पेदा नहीं होता, बल्कि विचार- 
संथन होता है। मंथन के नतीजे से आचार निर्दिष्ट होता है 
आर सहयोग के आधार पर वह आचार मूर्तिमान होता है । 

आपके प्रश्न से दीखता है कि गांधीजी या विनोबाजी के 
सत्याग्रह की बात पर आपने गहराई से सोचा नहीं है | इसलिए 
जरूरी है कि आपको सत्याग्रह और संघष के बारे में स्पष्ट 
धारणा हो । सत्याग्रह का मतलब विरोध नहीं है । सत्य के लिए 
आग्रह ही सत्याग्रह है। हम इस सत्य को मानते हैं. कि भूमि 


«_ उ3 “- 


उसके पास होनी चाहिए, जो उस पर परिश्रम करे । इस सत्य को 
स्थापित करने के लिए घर-घर भूमि माँगना सत्याग्रह है और 
निर्भय होकर अपने हक पर डटे रहना भी सत्याग्रह है। अगर 
कोई किसान बेद्खल होता है और निर्भय होकर वह उस जमीन 
पर डटा रहता है, तो विरोध वह किसीका नहीं करता है। सिर्फ 
इतना ही करता है कि कापुरुष जेसा अपने हक को छोड़कर 
भाग नहीं जाता | 


संघष में दोनों पत्तों की ओर से वार होता है । सत्याग्रह में 
ऐसा नहीं होता । सत्याग्रही अपने सत्य-पक्त पर स्थिर रहता है' 
ओर दूसरे पक्ष के वार से दबने से इनकार मात्र करता है। यह 
संघष नहीं, सत्याग्रह है। जो लोग अहिंसक क्रांति की बात 
सोचते हैं, उन्हें इस तत्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, 
अन्यथा वे अहिंसा का नाम लेते रहेंगे, लेकिन पुरानी धारणाओं 
के कारण अपने काम में दिग्भ्रष्ट होकर प्रच्छन्न हिंसा की ओर 
बहकेंगे । अन्ततोगत्वा वे विफलता के गते में गिरेंगे और 
परिस्थिति को प्रतिक्रांतिकारी शक्ति क हाथ में सोंप देंगे | 

'प्रश्न--भूमिदान-यज्ञ से भूमि का बँटवारा हो जायगा, यह 
तो समझ में आता है, लेकिन आज जो बड़े-बड़े पूँजीपतियों 
के पास संपत्ति पड़ी है, उसका बँटवारा कैसे होगा और उसके 
लिए आप कौन-सा कार्यक्रम और आन्दोलन चलाना चाहते हैं 

उत्तर--इसीके लिए तो विनोबाजी ने संपत्ति-दान की बात 
शुरू की है | कोई मी व्यावहारिक क्रान्तिकारी एक-एक करके 
कदम उठाता है । विनोबाजी ने पहले भूमिदान-यज्ञ-आन्दोलन 
शुरू किया। जब उन्हें मालूम हो गया कि भूमिदान-यज्ञ का पेर 
जम गया, तो संपत्तिदान की बात की ओर अब इस पर जोर भी 
देने लगे हैं। यह सही है कि अमी आमदनी का ही छठा हिस्सा 


बे हद पर 


माँगा जा रहा है; लेकिन विनोबाजी हमेशा कहते हैं. कि उनको 
यह माँग पहली किस्त की माँग हे। उन्हींके शब्दों में कहें; तो 
वे संपत्ति के अन्दर एक फच्चर ठोंक देना चाहते हैं। क्रमशः 
आपको मूल पूँजी का दान भी माँगना होगा । 

दूसरी ओर वे भूमिदान-यज्ञ ओर केन्द्रित-उद्योग-बहिष्कार 
को सीता-राम की तरह अभिन्न मानते हैं | भूमि-वितरण-अआंदो- 
लन के तरीके में और संपत्ति-वितरण-आंदोलन के तरीके में फकके 
है | अगर किसी राजा से सारी जमीन मिल जाय, तो उसे खंडित 
कर उत्पादकों में बाँठा जा सकता है, लेकिन पूँजीपति से अगर 
सारा-का-सारा कारखाना मित्र जाय, तो उसके टुकड़े करके बाँटा 
नहीं जा सकता। इसलिए इस दिशा में दोरुखा आंदोलन 
चलाना पड़ेगा। एक ओर से संपत्तिवान तथा पूँजीपतियों से 
संपत्ति और पूंजी का दान माँगना होगा और दूसरी ओर से 
' केन्द्रित-उद्योग के बहिष्कार ओर ग्रामोद्योग के संगठन का आंदो- 
ल्ञन चलाकर उद्योगों को विकेंद्रित करना होगा। देश के विकें- 
द्वित उद्योगीकरण के बाद लोगों के पास जो पूंजी एकत्रित 
हुई है, वह अलनुत्पादक होकर खत्म हो जायगी। संपत्तिदान- 
यज्ञ से इस प्रकार की पूँजी के खत्म होने की प्रक्रिया में वेग 
आयगा | 

यह सही है. कि कुछ ऐसे उद्योग रह जायेंगे, जिन्हें केन्द्रित 
ढंग से ही चलाया जा सकता है। ऐसे उद्योग पूँजी-निरपेक्ष नहीं 
हो सकेंगे ऐसे उद्योगों को श्रमिकों की सहकारी . समिति के 
हाथ में सॉपना होगा। संपत्तिदान-यज्ञ का आन्दोलन आगे 
बढ़ने पर आपको पूरा-का-पूरा कारखाना भी मिल्ेगा। और 
जैसे पूरा-का-पूरा गाँव मिलने पर उसकी व्यवस्था हम अपने 
आदशं के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह पूरा- 


का-पूरा कारखाना मिलने पर उसे सामूहिक रूप -से श्रमिकों 
द्वारा चलवाने का प्रयोग भी करेंगे और क्रमशः सारे अनिवाये 
केंद्रित उद्योगों को श्रमिकों के हाथ में सॉप देने का आंदोलन 
चलायेंगे। ये सब कार्यक्रम संपत्तिदान-यज्ञ के अन्तगत हैं । 


पुरानी धारणा के अनुसार आप कह सकते हैं कि ये सरकार 
के हाथ में क्यों न जायँ। लेकिन अगर आपको शासनहीन 
समाज कायम करना है तो सारा कार्यक्रम उसी दिशा में होना 
चाहिए। हमको दंड-शक्ति को क्षीण करने की बात सोचनी 
चाहिए, न कि उसे मजबूत करने की। वर्षों से देश के नेता 
शासन ओर म्याय-विभाग को अलग करने का आन्दोलन कर रहे 
हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं ? इसलिए कि हमारी राय में अगर 
शासन और न्याय एक ही हाथ में रहेगा, तो न्यायशक्ति को 
शासन के ज्षेत्र में इस्तेमाल किया जायगा | इसी तरह अगर हम 
दमन का साधन और उत्पादन का साधन एक ही हाथ में रखेंगे, 
तो उत्पादन को दमन के काम में लाकर दंड-शक्ति अपने को 
सजबूत बनाने को कोशिश करेगी। यही कारण है कि हम 
अनिवाय केंद्रित उद्योगों को भी सरकार के हाथ में न रखकर 


जनता द्वारा चालित स्वतंत्र ओर सामूहिक संस्था के हाथ में 
सांपना चाहते हैं । 


प्रश्त--पश्चिसी ओयद्योगिक मुल्कों में भी विकेद्रीकरण की 
बात की जा रही है, तो उसमें ओर सर्बोदयी विकेंद्रीकरण में 
क्या फक है ? 


उत्तर--पश्चिम में जो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, उसमें 
उत्पादन की पद्धति बदलने की बात नहीं है । वे पूँजीवादी पद्धति 
को बदलकर श्रमवादी पद्धति नहीं कायम करना चाहते। उनका 


पा 


विकेंद्रीकरण भौगोलिक है, यानी बम्बई में सारी कपड़े की मिल॑ 
न होकर जिन इलाकों में रूई पेदा होती है, उन इलाकों में जगह- 
जगह एक-एक मिल रखी जाय | 

एक दूसरे किस्म का विकेंद्रीकरण जापान में चल रहा है । 
उसमें कुछ-कुछ कुटीर-उद्योगों की बात भी है, लेकिन बह पूँजी 
निरपेक्ष स्वावलम्बी पद्धति नहीं है। वह केंद्रित पूँजी संचालित 
दसस्‍्तकारी पद्धति है । 


प्रशन--लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में ग्रामोद्योगी विकेंद्री- 
करण कैसे चलेगा ? क्‍या आप विज्ञान को स्वावलम्बन की 
बलिवेदी पर चढ़ाना चाहते है ? 


उत्तर--यह सवाल ग्रायः सभी आधुनिक पढ़े-लिखे लोगों के 
दिमाग में आता है। इसका कारण यह हे कि लोग विज्ञान का 
मतलब नहीं समझते । विज्ञान कोई एकांगी वस्तु नहीं है, वह 
तो प्रकृति के सबोगीण नियम के आधार पर बना है। किन्तु 
लोगों ने शायद विज्ञान का मतलब सिफ यंत्र-शास््र समझ लिया 
है। विज्ञान केवल यंत्र-शासत्र नहीं है। राजनीतिशाख्र, समाज- 
शाख; अथशाख्र, मनोविज्ञान, शरीर-तत्त्व आदि सब विज्ञान के 
विभिन्न अंग हैं। जो चीज विज्ञान के सारे अंगों का सामंजस्य 
नहीं रत सकती, वह अवेज्ञानिक है। कोई यंत्र यंत्र-शासत्र के 
अनुसार पूण होने पर भी यदि राजनैतिक, आर्थिक या मनो- 
वैज्ञानिक संतुलन की रक्ता नहीं कर सकता तो, वह अवैज्ञानिक 
यंत्र हे ओर उसका इस्तेमाल विज्ञान के खिलाफ है। इसलिए 
हम उन यंत्रों को अवैज्ञानिक मानकर त्याज्य कहते हें, जिनके 
प्रचलन से राजनैतिक तानाशाही, आर्थिक बेकारी या अन्यान्य 
मनोवेज्ञानिक तथा नैतिक दोषों की सृष्टि होती है। एक 


“- पर ++ 


छोटी-सी मिसाल लीजिए---खाद्य का वेज्ञानिक उद्देश्य स्वास्थ्य-रक्षा 
है | अगर किसी किस्म की आटा पीसने या तेल पेरने की मशीन 
से निकले हुए आदे या तेल का खाद्य-गुण घट जाता है, तो वह 
मशीन भत्ते ही यंत्र के हिसाब से वेज्ञानिक हो, लेकिन खाद्य-उत्पादन 
के ओजार के रूप में अवेज्ञानिक समझी जायगी। फिर 
यंत्रशाख एक शास्त्र है, कोई मशीन मात्र नहीं है | एक ही वेज्ञानिक 
नियम से छोटा या बड़ा यन्त्र बनता है। अगर मशीन छोटी 
हो, तो लोगों की धारणा में अवज्ञानिक है ओर बड़ी हुई, 
वज्ञानिक हो जाती है, ऐसा सोचना ठीक उसी प्रकार है जैसे 
देहात के लोग बंगन, कुम्हड़ा आदि के मामले में, यदि चीज 
छोटी हो तो उसे देशी और बहुत बड़ी हो जाने पर विलायती 
कहते हैं। आपको सममना चाहिए- कि छोटी मशीन के 
आविष्कार में वेज्ञानिक बुद्धि अधिक लगानी पड़ती है। 

दरअसल हम स्वावलम्बन की बलिवेदी पर बिज्ञान को 
बलिदाम नहीं करना चाहते, बल्कि आज की दुनिया में वेज्ञानिक 
विकास के नाम पर विज्ञान की जो हत्या चल रही है, 
रोकना चाहते 

प्रश्््--आपने यह कहा है कि गांधीजी ने शिक्षा के लिए 
वर्तमान हुजूर बनाने के कारखानों को बन्द करके सारी, शिक्षा- 
योजना शरीर-श्रम द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम. से ही 
हो, ऐसा कहकर वर्ग-परिवर्तन के लिए सक्रिय मार्ग उपस्थित 
किया था । इस पद्धति का स्वरूप आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है । 
क्या आप इस पर ब्यौरेवार प्रकाश डालेंगे ? 

उत्तर--मैंने बताया है कि सहकारी समाज में प्रत्येक व्यक्ति 
का आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तर समान होना चाहिए। इसके 
लिए आवश्यक है कि समाज की प्रत्येक प्रक्रिया ही शिक्षा का 


न दर बन 


माध्यम बने, अन्यथा प्रत्येक मनुष्य पूर्ण रूप से शिक्षित हो ही 
नहीं सकता । 

मानव-समाज में जितने कार्यक्रम हैं, वे मुख्यतः तीन हिस्सों 
में बाँटे जा सकते हैं : 

(१ ) उत्पादन की प्रक्रिया, 

( २ ) समाज-व्यवस्था, 

(३ ) प्रकृति के साधनों की खोज । 

प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर सृत्यु तक इन तीन कार्यक्रमों 
में से किसी-न-किसी कार्यक्रम में लगा रहता है। यही कारण 
है कि गांधीजी ने इन तीनों कार्यक्रमों को शिक्षा का माध्यम 
माना हैं ओर यह कहा है कि शिक्षा की अवधि जन्म से मृत्यु 
तक होती है । इ 


पहले उत्पादन की प्रक्रिया को लीजिये। उत्पादन के दो 
हिस्से हैं--कृषि और उद्योग । कृषि का काम शिक्षा के सभी स्तरों 
के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जैसा 
कि मैंने कहा है, सर्वोदय समाज में उद्योगों के तीन प्रकार होंगे-- 
ग्रह-उद्योग, ग्राम-उद्योग और राष्ट्र-डद्योग । 


गृह-उद्योग की प्रक्रिया बुनियादी दर्जों के लिए माध्यम 
होगी । ग्राम-उद्योग की भ्रक्रिया उत्तर बुनियाद के लिए और 
राष्ट्रटल््योग की प्रक्रिया उत्तम बुनियादी यानी विश्वविद्यालय के 
दर्जों के लिए माध्यम रहेगी | इस प्रकार उद्योग के सभी प्रकार 
शिक्षा के माध्यम के रूप में शिक्षण-संस्थाओं के मातहत हो 
जायँगे । फिर आज जो एक बहस चलती रहती है कि केन्द्रित 
उद्योग सरकार के हाथ में या व्यक्तिगत पूँजीपति के हाथ में या 
स्वतंत्र संस्था के हाथ में रहेगा, वह खतम हो जायगी। वह 


«* पर्दे « 


किसीके हाथ में नहीं रहेगा। वह शिक्षण-अ्क्रिया - का अंग 
होकर चलता रहेगा । 


सामाजिक वातावरण का माध्यम इस प्रकार से इस्तेमाल 
“ किया जा सकेगा--पुरानी तालीम में शिक्षक छात्रों को घर के 
लिए सबक दिया करते हैं, उसी तरह समाज-व्यवस्था, सर्वे आदि 
के विषय में नयी तालीम के विद्यार्थियों को घर के लिए सबक 
देना होगा । विभिन्न कक्षाओं के लिए हलके और कठिन तरह- 
तरह के सबक होंगे ओर उनके माध्यम से विभिन्न विषयों की 
जानकारी करायी जायगी | इस प्रकार समराज-व्यवस्था भी जब 
शिक्षण के माध्यम के रूप में इस्तेमाल होगी, तब संचालित समाज 
के स्थान पर स्वावलम्बी समाज सहज ही चल सकेगा। उस 
समय ग्राम-पंचायत गाँव की संचालिका न होकर शिक्षार्थियों के 
शिक्षक के रूप में रहेगी | 


उसी तरह प्राकृतिक साधनों की खोज के कार्यक्रम भी 
योजनापूर्वक शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने होंगे । 


यह योजना की सामान्य रूपरेखा है। अधिक ब्यौरे के 
लिए आपको प्रत्यक्ष काय में लगना होगा । 


हमारा सर्वोदय-साहित्य 


“ ( विचोत्रा ) 
न्िवेणी ॥) 
सर्वोदय की ओर |) 
भूदान-प्रश्नोत्तरी 2) 


विनोबा-प्रवचन (संकलन) ॥)) 
पाटलिपुत्र में विनोब्रा (संकलन) |) 


भगवान के दरबार में +) 
साहित्थिकों से ॥) 
( धीरेन्द्र मजूमदार ) 
शासन-मुक्त समाज की ओर ।*) 
आजादी का खतरा 7) 
बापू की खादी ॥) 
क्रांतिकारी चरखा 2) 
थुग की महान चुनौती ) 
नयी ताल्लीम ॥) 
स्वराज्य की समस्या ॥) 
चरखा-आन्दोलन की दृष्टि ओर 
योजना &) 
ग्रामराज 7) 
( श्रीकृष्णदास जाजू ) 
संपत्तिदान-यज्ञ ) 
व्यवहार-शुद्धि |) 


खर० भा० चरखा संघ का 
इतिहास शा) 
चरखा-संघर का नव-संस्करण १॥) 
चरखें की तात्विक मीमांसा. १) 
( दादा धर्माधिकारी ) 


मानवीय क्रांति |) 

क्रांति का अगला कदम 9 

साम्ययोग की राह पर |) 
( अन्य लेखक ) 


सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र ।) 


विनोबा के साथ ५) 
पावन प्रसंग |>) 
भूदान-आरोहण |) 
गो-सेवा की विचारधारा 5) 
श्रम-दान ) 
भूदान-यज्ञ (नाटक) १) 


सामाजिक क्रान्ति और भूदान (प्रेस में) 
संत विनोबा की उत्तरभारत यात्रा १।) 


भूदान-दीपिका +) 
साम्ययोग का रेखाचित्र +) 
धरती के गीत ो। 
भूदान-यज्ञ गीत-संग्रह “9 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशुन 
राजघाट, काशी ७ मगनवाड़ी, वर्धा 


भआम-राज 


धीरेन्द्र मजूमदार 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाद, काशी 


प्रकाशक 

अ० वा०' सहसबुद्धे 

मंत्री, अखिल भारत सर्वे-सेवा-संघ 
वर्धा (म० प्र०) 


प्रथम संस्करण : १५,००० 
अक्तूबर, १९५५ 
मूल्य : चार आना 


मुद्रक 
सम्मेलन मुद्रणालय 
अयाग 


हमारे गाँव 
हिन्दुस्तान शहरों में नहीं है। हिन्दुस्तान गाँवों में बसता है । इसलिए 


अगर हम अपने ग्रामीणों के जीवन में सुधार, विकास कर सकें, तो बाकी 
का कुल सुधार अपने आप हो जायगा। 


आज सम्पत्ति देहात से शहरों में होकर विदेश चली जाती है। इस 
प्रवाह को बदल देने की जरूरत है जिससे देहाती सम्पत्ति देहात में ही रहे 
और देहात स्वावलम्बी बनें। 


आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह बसाया और बनाया जाना चाहिए 
कि जिससे वह सम्पूर्ण तथा नीरोग रह सके। आवश्यकतानुसार गाँव में 
कुएँ हों जिनसे गाँव के सब आदमी पानी भर सकें, सबके प्रार्थना-घर या 
मन्दिर हों। सावेजनिक सभा आदि के लिए एक अलग स्थान हो । गाँव की 
अपनी गोचर भूमि हो । सहकारी तरीके की एक गौशाला हो । ऐसी प्राथमिक 
और माध्यमिक शालाएँ हों, जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्वप्रधान रखी जाय । 
गाँव के अपने मामलों का निपटारा करने को एक ग्राम-पंचायत भी हो । 
अपनी आवश्यकता के लिए अनाज, साग-भाजी, फल, खादी इत्यादि खुद 
गाँव में ही पैदा हों । एक आदी गाँव की मेरी अपनी यह कल्पना है। 


--गांधी 


हर (५४ ६७ «0१ ७ एछ( 0 . .,> 


(#० विषय: 
षय-सूची 
बंदर का न्याय 
शोषण-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति- 
हिसा से मुक्ति कंसे मिले? 
जनशक्ति से चलें तभी स्वराज 


है 
११ 
१७ 
२९ 


सीता-रा्म : पूँजी के नाग-पाश से बचने का नया मंत्र ३४ 


चार रूगाओ, एक पाओ 

स्वराज की पहली सीढ़ी : ग्रामोदय-समिति 
बुद्धि और श्रम का मेल 

शंका-समाधान 


४२ 
| 
३3 
५६ 


भास-राज 


बंदर का न्याय 


आप सब देहात के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, विनोबा की बात 
सुनने के लिए और उनके द्वारा चलाये हुए भूमिदान-यज्ञ को 
समभतने के लिए। चार साल हो गये, विनोबा गाँव-गाँव जमीन 
माँगता घम रहा है और साथ-साथ देश की जनता को इन्सानियत 
का पाठ पढ़ा रहा हें। विनोबा का भूदान-यज्ञ आज देश का 
बच्चा-बच्चा जान गया है, लेकिन उसकी तह में कौन-सा विचार 
है, उसका आखिरी मकसद क्या है, आदि बातों का ज्ञान आप 
गाँववालों को कौन कहे, शहरों में रहनेवाले बड़े-बड़े पंडितों 
को भी नहीं हे। इसलिए आज में आप सबको इस आन्दोलन 
को तह में ले जाना चाहता हूँ.। 

यह तो आप सब आपस में कहते ही होंगे कि देश में गांधी 
का एक बड़ा चेला, महान्‌ संत, विनोबा घूम-घूमकर जमीन बाँट 
रहा है, गरीबों की गरीबी दूर करने के रिए। लेकिन आपको इस 
बात पर विचार करना होगा कि क्‍या इस तरह जमीन बाँटने से 
गरीबों की गरीबी दूर होगी? संत-युग से आज तक दान-पुण्य 
की परंपरा हमारे देश में रही है, फिर भी यह देश धीरे-धीरे 


६ ग्राम-राज 


कंगाल हो गया। आज गाँव-गाँव में एक ही सवाल खड़ा हे---रोटी, 
रोजी और कपड़ा। दूसरे धन-दौलत को बात तो दूर है, जब देश 
में रोटी-कपड़े का ही सवाल खड़ा हो गया है तो कौन, किसको 
और किस चीज का दान देगा, जिससे देश की गरीबी दूर हो सके ? 

आज नहीं, हमेशा ही ऐसा हुआ है कि हम लोग जो शहर- 
वासी पढ़े-लिखे बाबू लोग हैं, उनमें से कुछ दयालु व्यक्ति निकलते 
हैं, जिनका दिल गरोबों की गरोबी के लिए तड़पता रहता हैं। 
अमीरों की इस दया-भावना को देखकर संत महापुरुषों ने उन्हें 
दरिद्रनारायण की सेवा का धर्म-ज्ञान दिया हे। इस धर्म के पालन 
के लिए अमीर लोग दरिद्रनारायण की तलाश में निकले। इस 
युग में महात्मा गांधी ने कहा कि दरिद्वतारायण को बस्ती देहात 
में हैं। इसलिए उनकी सेवा करनी है तो अप सब देहातों में 
चले जाइये । 

अब सवाल यह उठता हे कि देहात के लोग दरिद्र क्‍यों हें ? 
आखिर देश की सारी दौलत की जड़ तो देहात में ही है, क्योंकि 
खेती वहीं होती है । शहरों की बड़ो-बड़ी कोठियों की छत पर 
सम्पत्ति का निर्माण नहीं हो सकता। फिर भी हालत यह है कि 
जो देहात सारी सम्पत्ति पंदा करते हें वे ही दरिद्र हैं और हम 
लोग जो शहर के रहनेवाले हैं, अभीर बनकर आप दरिद्रों की 
सेवा करने के लिए व्याकुल रहते हैं । यह अजीब बात है। में 
आपको इसी बात पर विचार करने के लिए कहूँगा । 

एक मिसाल लोजिये । आप लोग मिट्टी का कोई टीला 
बनाना चाहते हें, तो उसके लिए गड़ढा खोदकर मिट्टी लेते हें । 
फिर टीले प्र घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं । आपका घर 


बंदर का न्याय छ 


देखने में सुन्दर मालूम होता है, लेकिन उस सुन्दरता को बनाने में 
आप जो चारों तरफ गड्ढा खोदते हें, उसमें बरसाती पानी जमा 
होता है। कचरा भो उसमें जमा होकर सड़ता है। फिर उसमें से 
मच्छर, बदबू, रोग आदि पैदा होते हैं और फेलते हैं; जिससे 
आपकी शांति में बाधा पहुँचती है । आप सोचते हैं कि इन गड्ढों 
को पाटना चाहिए। तब आप क्‍या करते हें ? उस टीले में से अगर 
कुछ मिट्टी खुरचकर डालने को बात आप सोचेंगे तो गड़्ढा नहीं 
पटेगा। दूसरे स्थान से मिट्टी लाकर पाटना चाहेंगे तो दूसरे 
स्थान पर गड़्ढा हो जायगा। फिर वहाँ पर कुछ दिनों के बाद 
वही समस्या पेदा होगी। ऐसी हालत में गड्ढे की समस्या का 
हल क्या होगा, यह आप ही सोच सकते हैं। उसका सही हल 
तो पूरे टीले को गड्ढे में डालकर उसे जमीन की सतह के बरा- 
बर लाने में ही है । 
उसी प्रकार आप कलकत्ता, बम्बई, दिल्‍ली आदि बड़े-बड़े 
दहरों में बड़ी-बड़ी कोठियों के जो टीले देखते हें, उनका -निर्माण 
देहाती कमाई करनेवाले देहाती मजदूरों के पेट में गड़ढा करके 
हुआ हैं। काफी गड़ढे हो जाने पर उनका करुण-ऋन्‍्दन हमारे 
कानों में पहुँचता है। उस रोने की आवाज से हम बेचन होते हें 
और उनक॑ प्रति हमारे दिलों में करणा और दया की भावना पेदा 
होती है। फिर हम अपनो बेचेनी को शांत करने के लिए उन बेचारे 
देहाती मजदूरों की सेवा करने की बात सोचते हैँ। तो अब बताइये, 
उनकी सेवा कंसे हो, जिससे उनके पेट का गड़ढा पाठा जा सके । 
आव थोड़ा विचार करें कि आखिर हम इसके लिए करते क्या हैं ? 
८ इस सेवा-कार्य के लिए हम सम्पत्ति के उन टीलों के पास 


तक 


रे ग्रास-राज 


पहुँचते हें। उनमें से थोड़ा-सा खुरचकर चन्दे के रूप में हम 
इकट्ठा करते हें और उस फड में से अस्पताल खोलकर गरीबों 
को कुछ दवा बाँटते हें। कुछ रूई ले जाकर चंरखा चलवाते हें, 
खादी बनाकर उन्हीं टीलों के हाथ बेचते हें इस प्रकार उन टीलों 
में से और थोड़ी सम्पत्ति खुरचकर गाँववालों को वापस करते 
हैं। इसी तरह दूसरे ग्रामोद्योगों के द्वारा भी कुछ राहत पहुँचाने की 
कोशिश करते हैं। आप लोग भी इसके लिए आशीर्वाद देते रहते 
हैं। लेकिन आप बतायें कि क्या इस तरीके से कभी पूरा गड़ढा 
पटेगा ? इससे अधिक-से-अधिक इतना हो होगा कि सदियों से 
शोषण और दमन के कारण दरिद्रनारायण जो बेहोश हो गया है, 
इस राहत से होश पाकर चिल्लाने की स्थिति में आ जायगा। 

अतएव आज जब विनोबा दरिद्वनारायण की बुनियादी 
समस्या हल करने के लिए निकला है, तो आपको इस ऊपरी राहत 
की बात छोड़कर समस्या की बुनियादी बात पर पहुँचना होगा 
और उसका हल निकालना होगा। यह हल भी दूसरे लोग आपके 
लिए नहीं निकाल सकेंगे। खुद आपको ही उसे ढूँढ़ना होगा। 
' हम टीले पर बेठे हुए जब कभी आपकी समस्याओं की बात 
सोचेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा टीला खुरचने की बात करेंगे। लेकिन 
पूरे टीले को ढहा देने की बात हमारे दिमाग में आ ही नहीं सकती, 
क्योंकि उसमें हमारी आत्मरक्षा का सवाल हे। इसीलिएं में 
कहता था कि विनोबा के आन्दोलन की तह में क्‍या है, इस पर 
विचार करने की जिम्मेवारी आपकी ही है। 

महात्मा गांधी ने इसी बुनियादी समस्या का' हल बताने के 
लिए जन्म लिया था। उन्होंने देश भर में अहिसक समाज' कायम 


बंदर का न्याय ष्‌्‌ 


करने का सुभाव दिया था। अहिंसक समाज का मतलब यह है 
कि कोई किसी का हिस्सा न ले और सब अपनी मेहनत की कमाई 
खायें। लेकिन यह हो कंसे ? आज तो दुनिया की हालत विचित्र 
हो गयी हे। किसान औरं मजदूर की पैदावार चाट जानेवाले 
बहुत लोग पेदा हो गये हें। वह भी किसान के घर में सोधे डाका 
डालकर नहीं, बल्कि उनकी तरह-तरह को सेवा करने के बहाने 
से। बाबू लोग क्‍या सेवाएँ करते हें, उनका स्वरूप क्‍या है, यह 
आप सबको समभ लेना चाहिए। 
सबसे बड़ी सेवा तो राज्य-व्यवस्था की हैं। आप सब नासमरऋ 
हैं, इन्तजाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका इन्तजाम हम कर 
देते हें, महज मजदूरी लेकर। यह तो आप सब जानते ही हें कि 
बच्चे पर दया उसके माँ-बाप ही कर सकते हें, दूसरे नहीं। तो 
जो धन-दौलत है उस पर भी रहम उसे पेदा करतेवाले ही कर 
सकते हैं। हम इन्तजाम करनेवाले तो उसे पेदा नहीं करते, 
इसलिए उसे बेरहमी से इस्तेमाल करते हें ओर इस' कारण हक 
से ज्यादा खा भी लेते हें। इस बात को अच्छी तरह समभने के 
' , लिए में आपको बचपन में पढ़ी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ । 
आपँमें से जो लोग पढ़े-लिखे हैं, उन्होंने यह कहानी पढ़ी भी 
होगी । ह 
कहानी है बन्दर और बिल्ली की । दो बिल्लियाँ बड़ी मेहनत 
से कहीं से कुछ खोआ लायीं। खोआ को बराबर-बराबर बाँटने 
में कुछ मतभेद हुआ। यह सारा हाल एक बन्दर देखता रहा। 
उसके मुँह में पानी भर आया। उसने पास आकर बाँटने की 
जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लो। उसने एक तराज्‌ लाकर, अंदाज 


2० ग्राम-राज 


से खोए के दो हिस्से किये और दो पलड़ों में उन्हें चढ़ाया। एक 
पलड़ा जब अधिक वजन से भुकने लगा, तो उसने उसमें का 
थोड़ा-सा खोआ निकालकर खा लिया। अब दूसरा पलड़ा भारी 
पड़ने छगा, तो उसने दूसरे पलड़े के खोए में से भी थोड़ा-प्ता निकाल 
कर खा लिया। इस क्रिया से सारा खोआ धीरे-धीरे बन्दर के 
पेट में चला गया और बेचारो बिल्लियाँ भखी ही रह गयीं। 





आता ७७% भर क् छ्झ बिक किला, 5, छा ७७३२ चर 33% "व ञआ्क् क ञ््ष ॥ ७ बृद 


करनेवालों' के पेट में चला जाता हैं और आप भूखे रह जाते हैं। 

अब आपको समभना होगा कि यह राज्य-व्यवस्था किस 
तरह फेली और उसकी जन्म-कथा क्‍या है। तभी आप इस बो 
से मुक्त होने का रास्ता खोज सकेंगे । 


शोषण-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति 


एक ऐसा भी जमाना था जब दुनिया में कोई राजा नहीं 
था। उसको जरूरत नहीं थी। जहाँ कहीं पानी मिल जाता था 
वहीं लोगं भुण्ड बनाकर बस' जाते थे। वे आपस में मिलकर 
खेती-बारी करते थे और शिकार भी करते थे। धीरे-धीरे आबादी 
बढ़ी और आपस में कुछ भगड़ा-टण्टा भी होने लगा। ऐसे भगड़ों 
से हिंसा पेदा हुईं । इससे लोग परेशान हुए। उन्होंने देखा कि इस 
तरीके से तो जिन्दा रहना ही मुश्किल है और जिन्दा तो सभो 
रहना चाहते हैं। दुनिया में जितने किस्म के भय हूं, उनमें मरने 
का भय सबसे बड़ा होता है। 
भागवत में एक कथा हैँ कि एक बार लोग परेशान होकर 
चना के पास पहुँचे और उनसे कहा कि महाराज, हम लोगों के 
आपसी भगड़े के मारे आपकी सृष्टि का हो नाश होने का भय पैदा 
हो गया हैं। अतः हमारे प्राण बचाने के लिए और अपनी सुष्टि 
को रक्षा के लिए आप कुछ उपाय करें। ब्रह्मा ने सोच-समभकर 
लोगों का झगड़ा मिटाने के लिए पृथ्वी पर राजा भेजा। तब से 
शांति-स्थापन के लिए राजा का जन्म हुआ। यह पौराणिक कथा 
हैं। पर, वस्तुतः मनुष्य ने राज्य-प्रथा का आविष्कार तभी किया 
था, जब पंरिस्थिति के कारण मनुष्य का स्वार्थ आपस ' में टकराने 


१२ ग्राम-राज 


लगा और मनुष्य आपस में एक-दूसरे के खिलाफ हिसा का प्रयोग 
क्रने लगे। ऐसी दशा में राजा का काम सबको शान्त तथा 
मर्यादित रखने का हुआ। फलत: वह उत्पादक काये से अलूग हो 
गया। उत्पादकों ने सोचा कि सबके उत्पादन से राज्य-कर के 
रूप में कुछ थोड़ी-थोड़ी सामग्री राजा को दी जाय। क्रमश: 
राजा का काम बढ़ने लगा, क्योंकि जब लोगों को एक सरदार 
मिल गया, तो स्वभावत: वे निश्चिन्त हो गये और इस कारण 
उनमें सुस्ती भी आने लंगी। जनता को राजा को आवश्यकता 
दिन-दिन अधिक महसूस होने रूगी। दूसरी तरफ राजा के अधि- 
कार ओर दक्ति बढ़ने के कारण उसमें मद का विकास हुआ और 
वह प्रजा का निर्देलन भी करने लगा। धीरे-धीरे प्रजा को राजा का 
'इस प्रकार का अत्याचार खलने लगा और वह राजा को हटाने 
की बगत सोचने लगी। उसने समझा कि अधिकार और शक्ति 
पाकर राजा मदांध हो गया हैं और अब वह प्रजा को भलाई 
नहीं सोच सकता । वह राजदंड को प्रजा के भगड़े के निराकरण 
में इस्तेमाल करने के बजाय अपनी शक्ति और सत्ता को बढ़ाने 
में ही इस्तेमाल करता है। अतः प्रजा ने विद्रोह किया और राजा 
को सिहासन से उतार दिया। 

लेकिन ऐसा करते में लोगों ने एक बहुत भारी भूछ की । 
प्रजा-पीड़न में राजा का हो दोष नहीं था। किसी भी संकट 
के लिए सामाजिक व्यवस्था जिम्मवार होती है, न कि उसे 
चलानेवाला व्यक्ति । जनता का संकट इसलिए नहीं था कि.राजा 
के हाथ में दंड था। बल्कि इसलिए था कि दंड-शक्ति द्वारा समाज 
कें-संचालन को प्रथा कायम हो गयी थी और जब दंड के नीचे 


शोबण-मुक्ति के लिए शासन-म॒क्ति १३ 


प्रजा आ जाती है तब दंडधारो अपनी सत्ता संगठित करने में उसका 
उपयोग तो करेगा हो; क्योंकि सत्ता-आ्रप्ति के साथ-साथ उसकी 
वृद्धि की चेष्टा स्वाभाविक है। दंड रहेगा तो चलेगा ही। 

लोगों ने इस तत्त्व को नहीं समभा। उन्होंने व्यक्ति को ही 
दोषी माना, प्रथा को नहीं। उन्होंने राजदंड को राजा के हाथ से 
' निकालकर जनता के प्रतिनिधियों की पालंमेन्ट के हाथ में सौंप 
दिया। लेकिन नतीजा और खराब ही हुआ। सेयाँ भये कोतवाल 
अब डर काहे का ।” जब प्रतिनिधियों के हाथ में दंड चला गया तो 
स्वभावत: जनता को इस बात की आशा' हुईं कि नया दंडघारी 
प्रतिनिधि-मंडल राजा से अधिक जनता को सेवा करेगा, क्योंकि 
ये उनके हो अंग हैं। दूसरों ओर जब प्रतिनिधि-मंडल के हाथ में 
राज-दंड तथा शक्ति आ गयी, तो स्वभावत:ः उनमें अपने अधिकार 
तथा सत्ता की वृद्धि की प्रवृत्ति जाग उठी और उनको आकांक्षा . 
इस दिशा में आगे बढ़ने लगी। जनता की यह आकांक्षा कि राज्य 
द्वारा जन-जीवन की अंधिक-से-अधिक व्यवस्था हो और अधिकारी 
की यह आकांक्षा कि अधिकार-वृद्धि हो ,-इन दोनों आकांक्षाओं 
ने मिलकर जनता के जीवन पर नयी राज्यव्यवस्था का अधिपत्य 
पहले से भी ज्यादा स्थापित कर दिया। दिन-दिन यह प्रक्रिया 
आगे ही बढ़ती गयो। आज तो उसका स्वरूप अत्यन्त भयंकर 
हो गया है। 

आज आप लोग देहात में रहते हुए भी राज्य के बोझ का 
अनुभव कर रहें हेँ। देश भर में व्यवस्था और प्रबन्ध के बहाने 
अंसंस्य लोग घूम रहे हैं। आपके ही गाँव में कितने इन्स्पेक्टर 
और डिप्टी आते हैं, उसका कोई ठिकाना है ? सुबह से घड़ी 


ढ़ ग्रास-राज 


लेकर बैठ जाइये, एक अधिकारी आता है और कहता है कि “में | 
टीका लगानेवाला अधिकारी हूँ। दूसरा आता है तो कहता है 
कि 'में खाद का गडढा देखनेवाला अधिकारी हूँ।” इस प्रकार 
कोई सड़क, कोई खेतो तो कोई मछली, मुर्गी पालने को ही बात 
बताने के बहाने से आपके गाँव में आपके इन्तजाम के लिए आता 
है और इन्तजाम के लिए आपसे फीस भी लेता है। ये सब आपके 
सेवक हैं, नौकर हैं; लेकिन अजीब बात यह है कि नौकर मालिक 
से सौगुने अच्छे कपड़े पहनते हें और खाते हैं, तब आप समझ 
सकते हैं कि मालिक की दशा क्या होगी। 

इस प्रकार जब आप गहराई से विचार करने लगेंगे तो आपको 
मालम होगा कि यद्यपि राज्यव्यवस्था जनता के घरेलू भगड़े 
निपटाने के लिए शुरू हुई थी; तथापि उसने बढ़ते-बढ़ते आज 
सम्पूर्ण मानव-जीवन को आत्मसात्‌ कर लिया है। आज 
जनता राज्यरूपो शिकज के नोचे दबकर मरना चाहती है। जो 
कुछ आप पैदा कर रहे हैं, वह सब सरकारी नौकरों को खिलानें 
में ही चला जाता है, तो आपको खाने के लिए कहाँ से मिलेगा ? 
आप लोग शोषण की समस्या के बारे में सुनते होंगे। कहते हूँ 
कि पूँजीपति शोषण करता है इसलिए उसका नाश करना चाहिए। 
लेकिन आज तो पूँजीपति और पूँजी से चलनेवाला शासन यानी 
राज्यपति, दोनों अपने-अपने ढंग से जनता का शोषण कर रहे 
हैं। दोनों ऐसे मिल गये हें कि एक को दूसरे से अलग करना कठिव 
है। किसी देश में पूँजी के हाथ में राज्य हे (जेसे अमेरिका, इंग्लेंड: 
आदि) तो कहीं राज्य के हाथ में पूँजी हे (जेसे रूस) | बाहरी 
रूघ चाहें जो हो, सत्ता और पूँजी का गठबंधन हर जगह है । 


शोषण-मुक्ति के लिए शासन-मुक्ति रे 


आपको यह समझाया जाता है कि पूँजीपति आपका शोषण कर 
लेता है, इसलिए उसका अन्त करना चाहिए। लेकिन केवल इतने 
से ही काम नहीं चलेगा। पजोपति आज के जमाने में राज्य से 
अलग चीज नहीं हे। अगर आप गहराई से सोचें तो देखेंगे कि 
पूँजी चाहे पूंजीपति के हाथ में हो, चाहे राज्य के हाथ में, आपकी 
स्थिति में बहुत अन्तर नहीं पड़ता। इसलिए आपको एक साथ 
पूँजी और राज्य, दोनों से मुक्त होना पड़ेगा । तभी आप जो पैदा 
करते हैं उसका चेन से उपभोग कर सकेंगे। 

आप लोग सोचते हें कि अंग्रेज गये तो आपका काम पूरा 
हो गया और आपको आगे कुछ करना ही नहीं हैं। यही कारण 
हैँ कि स्वराज्य-प्राप्ति के बावजूद जब आपकी तकलीफ खतम न 
होकर बढ़ती हो जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं। फिर इस 
परेशानी के कारण आप दूसरे लोगों को शिकायत करते हैं। 
लेकिन इस' शिकायत से तो आपको समस्या का समाधान होने- 
वाला हैं नहीं। उसके लिए सारी परिस्थिति पर विचार करना 
होगा और उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ़ना होगा। 
आखिर आप लोगों ने अंग्रेजी शासन से मुक्त होना क्यों चाहा ? 
क्या इसीलिए अंग्रेजों से लड़े कि हमें विदेशियों का राज्य पसन्द 
नहीं था ? इस देश की परम्परा में ऐसी अरुचि की बात तो है 
ही नहीं। हज़ार वर्ष से कई विदेशी जातियाँ यहाँ आयीं और 
उन्हींने हम पर राज्य किया। लेकिन हमने कभी उन्हें हटाने को 
कोशिश नहीं को । तो अंग्रेज़ के आने के बाद दो सो वर्ष के अन्दर 
ही अजादी की बात क्‍यों सूफी ? इसलिए इस प्रइन पर आपको 
गहराई से सोचना चाहिए। बात यह है कि पहले जो लोग आये, 


१६ | ग्राम-राज 


वे हमारे देश में केवल हुकूमत करते रहें। देश का शोषण उन्होंने 
नहीं किया । अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करने के लिए नहीं आये। 
वे शोषण के लिए आये। देश का शोषण इतना ज्यादा होने लंगा 
कि सारो जनता कंगाल हो गयी। इस कंगालियत को हालत से 
निकलने के लिए हम लोगों ने शोषण से मुक्त होना चाहा। 
इसीलिए हमने अंग्रेजों को हटाना चाहा। इस तरह हमारी लड़ाई 
वास्तव में अंग्रेजी राज्य से नहीं; बल्कि शोषण से रही है। यही 
कारण है कि गांधोजी हमेशा कहते थे कि विदेशी राज्य हटाना 
स्वराज्य का पहला कदम हे। असली स्वराज्य तो तब होगा जब 
शोषणहीन-समाज कायम हो जायगा। 

अतएव असलो' स्वराज्य तो शोषणहीन यानी शासनमुक्त 
समाज है। शासनमुक्त समाज का अर्थ यह नहीं है कि समाज में 
कुछ व्यवस्था ही न हो। देखना तो यह हैँ कि समाज में व्यवस्था 
भी कायम रहे ओर साथ-साथ शासनम॒क्त भी हो जायें। यह केसे 
होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। 

समाज में जब तक संचालन की आवश्यकता होगी , तब तक 
शासन को भी जरूरत रहेगी। अतः आपका मनचोहा समाज 
संचालित नहीं होगा, यह निश्चित है। संचालन नहीं रखंना है, 
तो सहकारी-व्यवस्था स्थापित करनी हैँं। लेकिन संचालंन 
यानी शासन से मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप अपने-अपने गाँव 
में अपनी व्यवस्था अपने आप चला लें। इसोंको गांधीजी 
स्वावलम्बी समाज और विनोबा ग्राम-राज कहंते हँ। अपने 
गाँव में अपना राज हो जाय तो सरंकारी नौकरशाही के राज से 
मक्ति मिल जाय। हल 


हल 
हिंसा से मुक्ति केसे मिले ? 
शासन के भयंकर संघटन के कारण जनता का शोषण होता 
है,इतना ही नहीं; बल्कि राज्य के बोफ के कारण उसका दमन भी 
होता हैं । इसलिए आज को दुनिया में राज्यव्यवस्था आशीर्वाद के 
बदले अभिशाप साबित हो रहो हैं। तमी तो हम शासनमुक्त 
ग्रामराज' चाहते हें। आज को दुनिया को हारूत ऐसी हे कि 
बिना शासनमुक्ति के इन्सान को जिन्दगी खतरे में पड़ गयी है। 
आपमें से बहुत से देहात के भाई काफी पढ़े-लिखे होंगे। आपको 
मालम होगा कि जितने पढ़े-लिखे लोग हें वे हर बात में विज्ञान 
को दुह्ाई देते हैं । यहाँ तक कि वे कहते हैं कि गांधीजी भले हो 
महात्मा रहे हों, लेकिन वे इस वेज्ञानिक-युग के आदमी नहीं थे। 
वे कहते हैं कि इस युग में गांधी की राह चलने रायक नहीं हे। 
. उनको राय में गांधोजी दुनिया को हजार वर्ष पीछे घसोट ले 
जरना चाहते थे। लेकिन में आपको बताना चाहता हूँ कि आज 
का युग वैज्ञानिक-पुग है इसीलिए गांधीजी का जन्म हुआ, ताकि 
वे विज्ञान के संकट से मानव-समाज का उद्धार कर सके । 
5 आप मन. में सोचते होंगे कि भला विज्ञान कहीं संकट का 
क्फस्म़ हो. सकता हे ?- विज्ञान ने तो मनुष्य को तरक्की को है। 
युह्द.छीकू' है कि विज्ञन ने मानव-समाज का बड़ा कुल्थाण किया 
२्‌ 


१८ ग्रास-राज 


है, लेकिन विज्ञान की तरक्की के साथ-साथ मनुष्य का मस्तिष्क 
अगर वैज्ञानिक नहीं हुआ तो वह विज्ञान ही अपने कत्ल का 
साधन बना लेगा। 

एक कहानी है । एक आदमी ने एक बन्दर पाला था। उसने 
अपने पालतू बन्दर को बहुत से हुनर सिखा दिये थे। बन्दर भी 
उसका भक्‍त था और उसकी सेवा किया करता था। उस आदमी 
के पास एक तलवार. थी। बन्दर ने अपने मालिक को तलवार से 
एक आदमी. का गला काटते देख लिया था और उसने तत्काल' 
यह बात सीख भी ली थी। दिन को जब मालिक सोता था तो 
बन्दर उसके शरीर पर से मक्खियाँ उड़ाता था। एक दिन एक 
मकक्‍्खी किसी तरह काबू में नहीं आ रही थी और घूम-घूमकर 
मालिक के बदन पर बठती थी। बन्दर को बहुत गुस्सा आया। 
उसने सोचा कि अब इसे मार ही डाला जाय। मालिक की परे- 
घात्ती उसे सहन नहों होती थी। उसने कट तलवार उठाकर 
मकक्‍्खी पर चला दी। मकक्‍्खी उस समय मालिक की गर्देन पर बेठी 
थी। मकक्‍्खी तो उड़ गयीं, लेकिन मालिक_ की गर्देन कट 
गयी। क्‍ 

. विज्ञान चाहें जितना उपयोगी हो, लेकिन वह बन्दर के हाथ 

पड़ जायगा तो खुद ही सारे मानंव-समांज का ध्वंस' कर देगा। 
ऐसा क्‍यों होगा, इस पर आप विचार करें। - 

प्राचीनकाल से सनातन धर्म की शिक्षा अहिंसा. परमो 
घमम: की रही है। लेकिन अन्याय के प्रतिकार के लिए या धर्म 
की स्थापना के लिए हिंसा की भी इजाजत रही है। छोग आपसी 
अंगड़ा निपटाने के लिए भी हिंसा का प्रयोग करते रहे हैं।सिफफे 


हिंसा से मुक्ति कंसे मिले? बे 


हिंसा की इजाजत थी, इतना ही नहीं; बल्कि विशेष परिस्थिति 
में उसे आपद्धर्म भी माना गया था। धर्मयुद्ध में प्राष-त्याग 
करने से सशरीर स्वर्गलाभ होता है, ऐसी बात पढ़ने को मिलती 
है। पहले जब विज्ञान का युग .नहीं था, तब ऐसी बातों से शायद 
विशेष नुकसान नहीं था। लेकिन आज ऐसी बात चल नहीं 
सकती। 

गांधीजी ने दुनिया को अहिसा का एक नया संदेश सुनाया। 
उन्होंने हर हालत में हिसा के परित्याग की बात सुनायी, क्योंकि 
, अगर नित्यधर्म और आपद्धरमम,दोनों अहिसा का न हो, तो परम- 
धर्म अहिसा' यह सिद्धान्त सध नहीं सकता। अगर नित्य-जीवन में 
हिंसा की मान्यता रही तो उसको परिणति अहिसा नहीं हो 
सकती; यह आप आसानी से समभ सकते हैं। इसलिए महात्मा 
गांधी समाज के प्रत्येक मामले में अहिसा का ही प्रयोग करने को 
कहते थे। वे दुनिया में एक अहिसक-समाज कायम करना चाहते 
थे, क्योंकि वह समाज के जीवन को नेतिक एवं आध्यात्मिक॑ 
बनियाद पर संघटित करना चाहते थे। 

आजकल पढ़ें-लिखे लोगों को नंतिक तथा आध्यात्मिक बातों 
सें कुछ नफरत हो गयी है। आपके यहाँ भी ऐसे बहुत-से पढ़ें-लिखे 
व्यक्ति आते होंगे, जो कहते हैं कि नेतिक और आध्यात्मिक 
आधार की बात भूठी है, यह सब पूँजीपतियों का ढोंग है; वे इस 
प्रकार की बातें करके ठगना चाहते हें, इत्यांदि। आप लोग 
भी कभी-कभी ऐसी बातों में बहक जाते हें। इसलिए थोड़ी देर 
केंलिए में ग्रांधीजी के नेतिक तथा आध्यात्मिक उहदृंश्य कीं बात 
छोड देता हूँ। | 


२७० बास-राज 


आप भेरे सामने बंठे हें और में आपसे बात कर रहा हूँ, 
यह तो वास्तविक चीज है न? बहुत से अंग्रेजी पढ़े भाई भी नहों 
कह सकेंगे कि हम लोग आज जो एक साथ मिले हें वह एक स्वप्न 
है। तो में आपको बताना चाहता हूँ कि आज का युग वेज्ञानिक- 
युग है। इस युग में यदि अहिंसक-समाज की स्थापना न हुईं 
तो परलोक को बात तो दूर, इस लोक में भी हम और आप 
जिन्दा नहीं रह सकेंगे। अर्थात्‌ आज के जमाने में चाहे जिस 
कारण हो, अगर हिसा की मान्यता रहो तो मानव-समाज 
जिन्दा नहीं रह सकेगा। ऐसा क्‍यों ? यह में आपको बताना , 
चाहता हूँ। 

आपको मालूम है कि विज्ञान के वरदान से दुनिया में बहुत 
से भस्मासूरों का जन्म हो गया है। भस्मासुर की कहानी आपको 
मालम है न? शिवजी के वरदान से उसमें वह शक्ति आ गयी 
थी कि जिसके सिर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाता ।भस्मासुर 
अपनी शक्ति को परीक्षा के लिए शिवजी पर ही अपना हाथ 
रखना चाहता था। उसी तरह आज की दुनिया में एटम बम, 
हॉंइड्रोजत बम और ऐसे-ऐसे बहुत से बमों का आविष्कार हुआ 
है, जिनको विज्ञान के वरदान से भयंकर भस्मशक्ति प्राप्त हुईं 
है। और में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भस्मासुर अपनी 
शक्ति को परीक्षा के लिए आपको टूटी भोपड़ियों पर अपने. 
हाथ नहीं रखेंगे; बल्कि वें अपनी शक्ति की परीक्षा कलकत्ता, 
बम्बई, लन्दन, न्यूयार्क, मास्को आदि: बड़े-बड़े वेज्ञानिक केन्द्रों . 
पर ही करेंगे। सोचने को बात हे कि तब विज्ञान को क्‍या दंशां 


होगी ? 


हिसा से सुक्ति कंसे मिले ? २१ 


अतएव आज' को समस्या विज्ञान के' वर-पृत्रों के हाथ से 
विज्ञान को ही बचाने को है। केवल विज्ञान को रक्षा का हो 
सवाल नहीं है, बल्कि सारे मानव-समाज को रक्षा का प्रदन है। 
मतलब यह कि इस वेज्ञानिक-युग में इन्सांन को यदि जिन्दा 
रहना है तो उसे हिसा को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अगर यह 
नहीं करना चाहते हो तो आत्मरक्षा के लिए हो विज्ञान को छोड़ना 
पड़ेगा । आज आपके सामने विज्ञान और हिसा, दो में से एक 
को चुनने का सवाल हैँ। अब आप हो बताइये कि इनमें से आप 
किसे चुनना चाहते हें? साफ हैँ कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 
मानव-कल्याण के लिए विज्ञान को अपनाकर हिसा को हो 
छोड़ना चाहेगा। 

यही कारण हे कि दुनिया में जितने मुल्क हैं; सबके नेता 
एक स्वर से कह रहे हैं कि दुनिया को हिसा से मुक्त होना है। 
रूस, अमेरिका, चोन, इंग्लंड जेसे बड़े-बड़े फौजी मुल्कों के नेता 
भो कहने लगे हें कि आपसी भगेगड़ा ज्ञांति से निपटाया जाय, 
युद्ध से नहीं। रूस, अमेरिका आदि सभी देशों के नेता यह मानते 
हैं कि उनका अपनाज्ष्पना पक्ष हो धर्मपक्ष है। फिर भी उसको 
रक्षा के लिए वे युद्ध नहीं चाहते । यानी आज के युग में धर्मे- 
स्थापना के लिए भी लोग हिसा नहीं चाहते; क्योंकि वे मानते 
हैं कि ऐसा करने से संसार भर के मनुष्यों का नाश हो जायगा। 

इस तरह आप देखेंगे कि दुनिया के सभी राष्ट्रनायक्‌ दो 
राष्ट्रों के ब्रीच का मामला तय करने के लिए युद्ध के बदले अहिसक 
तरीके की ही खोज में हैं। लेकिन एक राष्ट्र के अन्दर, व्यक्ति और 
व्यक्ति के बीच का मामला तय करने में या एक श्रेणी ओर दूसरी 


श्र ग्रास-राज 


श्रेणी के बीच का मामला तय करने में हिसात्मक तरोका चलता 
रहा तो क्या राष्ट्रों के बीच के मामलों में अहिंसा को अपनाना 
संभव होगा ? नित्य समस्या का समाधान हिसा से करते रहना 
और आखिर में एक देश और दूसरे देश के बीच की समस्या 
खड़ी होगी तो हिसा के अभ्यासी लोग मिलकर अहिसा का 
निर्माण करेंगे, यह क्या संभव होगा ? ह 
आत्मरक्षा प्रकृति का नियम है। इन्सान जो कुछ सोचेगा 
और करेगा उसको बुनियादी भूमिका आत्मरक्षा की चेष्टा ही 
होगी । इन्सान को सबसे ज्यादा डर मरने से होता हैं। वह मरना 
नहीं चाहता। ऐसी हालत में वह हर बात को जिंदा रहने की 
भूमिका के खाते में लिखेगा और उस हिसाब से जिसमें नुकसान 
होगा उसे छोड़ देगा और जिसमें लाभ होगा उसे ही अपनायेगा। 
पुराने जमाने में अहिसा परमो धर्मे:' के सिद्धान्त को मानते हुए 
अन्याय के प्रतिकार में या धर्म-संस्थापन' के लिए जो हिसा को 
इजाजत रहो है, वह भी सामूहिक आत्मरक्षा को ही थी। एक कंस 
या जरासंध और कुछ उसके साथी हजारों मनुष्यों पर जब हिसा 
का चक्र चला रहे थे तब कुछ लोगों की हत्या करके हजारों 
लोगों को हिसा के आक्रमंण से बचा लेने में आत्मरक्षा की भूमिका 
में लाभ ही दोखता था, चाहे वह लाभ तात्कालिक ही क्‍यों न हो। 
लेकिन उसी आत्मरक्षा की भूमिका में आज भगगड़े निपटाने के 
लिए भी अगर हिसा का उपयोग किया जाय तो व्यापक विध्वंस 
के कारण सामूहिक हानि का ही खतरा है। इसीलिए आज की 
परिस्थिति में लोग इसे छोड़ देना चाहते हें। 
.*“ छेकिन हिंसा को छोड़ने की चिंता में मनुष्य एक बुनियादी 


हिसा से भुक्ति कंसे मिले ? २३ 


गलती करता ह। वह युद्ध तो नहीं चाहता लेकिन एक राष्ट की 
आन्तरिक समस्या के समाधान में हिसा को अनिवार्य मानता है। 
दुनिया में लोग कहते हैँ कि समाज के शोषण को खत्म करने के 
लिए तथा एक श्रेणी और दूसरी श्रेणी के भेद को मिटाने के लिए 
तो हिसा का तरीका ही सफल हो सकता है। अहिसा से समस्या 
का समाधान नहीं होगा। आन्तरिक समस्या के समाधान में भी 
अगर हिसा का उपयोग किया जाय तो उसीके विकास से अन्त- 
रष्ट्रीय हिसा की सृष्टि होगी। फलस्वरूप मानव-समाज का 
नाश हो जायगा। * 

डाक्टरों में एक कहावत मशहूर हैं। किसी डाक्टर ने एक 
मरीज का आपरेशन किया था। जब वह बाहर निकला और 
लोगों ने मरीज का हाल पूछा तो उसने कहा कि आपरेशन तो 
सफल हुआ लेकिन मरीज टेबल पर ही मर गया । .यही हालूत 
ईहसा हारा समस्याओं के समाधान की बात सोचनेवालों को 
होगी। अगर हिसा द्वारा समाज की किसी समस्या को हल करने 
की कोशिश की जाय, तो समस्या का शायद समाधान हो जायगा 
लेकिन उस समाधान का उपयोग करने के लिए संसार में कोई 
मनष्य ही नहीं रह जायगा। विज्ञान कारण आज को 
दुनिया की स्थिति यही हं। 

यही कारण है कि महात्मा गांधी को आज सारा संसार युग- 
पुरुष मानता हैं । आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी भी देश 
के प्रतिनिधि जब भारत में आते हैं तो पहले गांधीजी की समाधि 
थर माला चढ़ाते हें। वे ऐसा केवल उनके महात्मापन के कारण 
नहीं. करते, क्योंकि अत्यंत भौतिकवादी चीन के नेता भी गांधीजी 


रे ग्रास-राज 


की समाधि .पर फूल चढ़ाते हें। गांधीजी के प्रति संसार की यह 
श्रद्धा केवल इसलिए ही नहीं है कि उन्होंने दुनिया में मानवता के 
विकास के लिए समाज को नेब्रविक तथा आध्यात्मिक स्तर पर 
संघटन के उद्देश्य से सामाजिक अहिंसा को बात कही है; बल्कि 
इसलिए भी कि उन्होंने अहिसक प्रतिकार की बात कहकर युग- 
समस्या के समाधान का मार्ग भी उपस्थित किया है। 

यह सब तो है फिर भी दुनिया के सारे राष्ट्रनायक शांति की 
खोज में भयंकर युद्ध की तैयारी में छंगे हुए हें। इस अन्तविरोध 
के कारणों को भी ढूँढ़ने की आवश्यकता है । बात यह है कि मनुष्य 
की बुद्धि तो हिसा-मुक्ति की कायल है। परिस्थिति उसे ऐसा 
सोचने को बाध्य करतो है। लेकिन उंसका संस्कार हिसा का है। 
सदियों से मानव-समाज ने हिसा का यश-गान किया हैं। धर्म-युद्ध 
में प्राणत्याग कंरने से आदमी सीधे स्वर्ग में चला जाता है, ऐसा 
दुनिया के सब लोग कहते रहे हेँ। इसलिए यद्यपि बृद्धि अहिसा 
चाहती हैँ तो भी संस्कार मनुष्य को हिंसा की ओर हे 
जाता है । आपको माल्म है कि जब कभी बुद्धि और संस्कार का 
विरोध होता हैं तो साधारणत: संस्कार की ही विजय होतो है। 
एक साधारण मिसाल से यह बात आपकी समझ में आ जायगी। 
आप लोग कभी बीमार पड़ते हें तो वेद्य कह देता है कि खटाईं 
और मिचचे का परहेज करो। आप बुद्धिपूर्वक उसे सही मानते हैं 
और कहते हैं कि ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन खाना खाते 
समय आपका संस्कार थोड़ा-बहुत खठाईं, मिर्च खिला ही देता 
हूं। झहर के पढ़े-लिखे लोग--सभी मानते हैं कि बिना छेटा हुआ 
चावल स्वास्थ्य के लिए अच्छा हे। ऐसा वे कहते भी हैं। लेकिन 


हिंसा से मुक्तित कैसे सिले? २५ 


उनकी थाली में जब बिना छँटे चावल का भात प्रोस' दिया 
जाता हैं तो उनकी शक्ल बदल जातो है। वे एकदम नाक सिकोड़ 
लेते हें; क्‍योंकि बूद्धि चाहें जितना बिना छेंटे चावरू को बात 
करे, संस्कार उन पर विजयी हो ही जाता हैं। यह सहो है कि 
ऐसे बहुत से सात्तिविक पुरुष होंगे जिनकी बुद्धि संस्कार पर विजय 
प्राप्त करती हैं; लेकिन ऐसे लोग बिरले हो होते हैं। उन्हें हम 
साधू, संत और ऋषि कहते हें। 
इस तरह आज के संसार की हालत यह है कि सब लोग 
चाहते हैं कि दुनिया का काम अहिसा से चले । लोग हिंसा से मुक्त 
हो जायें, लेकिन उनका संस्कार उन्हें ढकेल ही देता है। इसलिए 
आपको सोचना होगा कि इन्सान के संस्कार में से किस तरह हिसा 
निकालकर अहिसा को भावना पेदा की जाय। अतएव हमें 
कोई खास कोशिश नहीं करनी है कि लोग गांधीजो को अहिसा 
को समभे। वस्तुत: इस बात के प्रचार की आवश्यकता नहीं है 
और न इसके लिए महात्मा गांधो जेसे युग-पुरुष को जन्म लेने 
की हो आवश्यकता थो। आज के वेज्ञानिक प्रगति के युग में 
मनुष्य अहिसा को मानने के लिए मजबूर है। गांधीजी के जन्म की 
आवश्यकता तो दुनिया को हिसा-मुक्ति का रास्ता दिखलाने को 
थी, क्योंकि अगर गांधी का जन्म न होता तो अहिसा को जरूरत 
महसूस करने पर भी उसे पाने का रास्ता न मिलने के कारण 
इन्सान इधर-उधर भटकता रहता। वह जिस विराट वेज्ञानिक 
प्रगति के कारण हिंसा को छोड़ने के लिए ब्याकुल हो रहा है 
उसी विज्ञान के कारण चर्खे को आवश्यकता को नहों सोच पाता । 
बात यह है कि ऊपर से देखने से विज्ञान के साथ चर्खें का मेल 


२६ ग्रास-राज 


नहीं बेठता है। आप लोग तो सुनते ही हैं कि लोग गांधीजी के 
चर्खे का मजाक उड़ाते हेँ। वे उस पर हँसते हें और कहते हैं 
कि इस वैज्ञानिक-ग्रुग में चर्खें की बात करना बेवकूफी है। 

लेकिन महात्मा गांधी ने चर्खे को अहिसा का प्रतीक कहा। 
में आपको बताऊँगा कि गांधीजी ने ऐसा क्‍यों कहा। 

आप सबको मालम है कि शिक्षा और दीक्षा से मनुष्य का 
स्वभाव और संस्कार बनता है। इसलिए गांधीजी शिक्षा में 
अहिसक कान्ति करना चाहते थे। वे चाहते थे कि देश की शिक्षा- 
पद्धति ऐसी हो जिससे मनुष्य के अन्दर अहिंसा की भावना पेदा 
हो सरके। लेकिन केवल शिक्षा और दीक्षा से ही काम नहीं चलता 
हैं। इससे चाहे जितना अहिसा का उदय हो, अगर समाज की 
व्यवस्था तथा पद्धति ऐसी ही रहे कि मनुष्य के हृदय में निरंतर 
हिसा उत्पन्न होती रहें तो अनन्तकाल तक अहिसक शिक्षा के 
नतीजे से भी मनुष्य का संस्कार अहिंसामय नहीं हो सकेगा। 

किसी होज में पाती भरने के लिए: जरूरी है कि उस पर 
पानी का नल खोल दिया जाय। लेकिन साथ-साथ यदि उसमें से 
पानी निकलने का रास्ता बन्द न किया जाय तो अनन्तकाल तक 
नल खुला रहने पर भी हौज नहीं भरेगा। उसी तरह अहिंसक 
शिक्षा के साथ मनृष्य-हृदय का हिसा-प्रवेश-द्वार अगर खुला रहा 
तो अनन्तकाल तक अहिंसक संस्कार नहीं बन पायेगा। इसलिए 
आपको इस बात की खोज करनी होगी कि किन-किन कारणों 
से हमारे हृदय में हिसा का प्रवेश होता रहता है। 

अगर थोड़ी गहराई से विचार करेंगे तो स्पष्ट हो जायगा 
पके शासन की संस्था और शोषण की परिस्थिति के कारण ही 


हिंसा से मुक्ति कंसे सिले ? २७ 


मानव-हृदय में निरंतर हिसा का प्रवेश होता रहता है। आप 
कहेंगे कि शोषण के कारण हिंसा पेदा होने की बात तो समझ में 
आती है, लेकिन शासन को वजह से हिसा केसे पैदा होती है, 
यह बात समभ में नहीं आती। कुछ लोग तो उल्टे यह समभते 
हैँ कि शासन से ही समाज में हिसा मर्यादित रहती है। इसलिए 
'इस प्रइन पर आपको कुछ अधिक गहराई से विचार करना 
होगा, क्योंकि काफो बारोक दाशनिक तत्त्व के आधार पर 
विचार करने पर ही यह बात समझ में आयेगो। 

विज्ञान का नियम हे कि दुनिया में कोई भी क्रिया होती हैं 
तो तत्काल उसको प्रतिक्रिया होती है और यह प्रतिक्रिया भी 
क्रिया के अनुरूप ही होती हें। आप किसी जगह पर घूंसा मारें 
तो आपने जो चोट पहुँचाने को क्रिया की उसको प्रतिक्रिया में 
आपके हाथ में भी चोट महसूस होगी। उसी तरह मनुष्य पर 
शासन को जो किया होती हे, उसके हृदय में उसको प्रतिक्रिया 
"भो होगी ही। 

शासन को शक्ति दंडशक्ति होती हैं। वह दंड--सजा देने 
के सहारे ही सब काम करता है। आप शासन को क्‍यों मानते 
हैँ ? इसलिए कि आपको डर है। यदि नहीं मानेंगे तो सजा हो 
'जायगी। आप जरा विचार करें कि यह दंड-शक्ति याने सजा देने 
की शक्ति हिसा-शक्ति है या अहिसा-शक्ति ? यह सही है कि 
राजदंडरूपी हिंसा को समाज ने कबूल कर रखा हैं, लेकिन हैं 
वह हिसा हो । और यह हिसा निरंतर मनुष्य पर इस्तेमाल होती 
रहती है। इस हिसक क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होगी ? प्रतिहिसा 
ही होगी न? इस तरह शासन के अस्तित्व के कारण मनुष्य के 


२८ ग्राम-राज 


हृदय में निरंतर हिसा और प्रतिहिसा को क्रिया चलती रहती 
है, जिससे उसकी आदत और संस्कार में हिसा की भावना जड़ 
पकड़ लेसो है। ऐसी हालत में अगर मनुष्य के संस्कार से हिसा 
निकालनो है तो यह जरूरी है कि इस समाज में से शासन को 
समाप्त किया जाय। यानी समाज में एक शासन मुक्त-समाज 
की स्थापना की जाय। यही कारण है कि गांधीजी कहते थे कि 
अहिंसा के लिए “राजसत्ता' का लोप होना चाहिए।. ... 


जनशक्ति से चलें तभी स्वराज 


आप देहात के लोगों को शासन-मुक्ति को बात नयी मालूम 
होती है, लेकिन दुनिया में जो लोग शासन चलाते हें वे भी अब 
शासन-मुक्ति की बात करने लगे हें। आपने कम्युनिस्टों का नाम 
सुना होगा। जिन कम्युनिस्ट मुल्कों में सारा काम राज्य के 
जरिये से ही होता है, यानो जहाँ राज्य का संघटन सर्वब्यापो हैं, 
वहाँ भी लोग कहते हैं कि संसार की शांति के लिए शासन का 
लोप होना ही चाहिए। लेकिन वे मानते हैं कि शासन ही शासन 
को खत्म करेगा । इसलिए वे दिन-ब-दिन उसे मजबूत करते 
जा' रहे हैं। उनकी समझ में यह नहीं आता है ऐसा' कैसे हो 
सकता हैं। कोई आदमी अपने हाथ से अपना गला काट ले तो 
उसे पागल कहते हें, क्योंकि! सृष्टि का नियम आत्मरक्षा है, 
आत्महत्या नहीं । अतएवं अगर राज्यव्यवस्था को खत्म करना 
हैं तो यह काम राज्य-शक्ति द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए 
राज्य के बाहर की ही किसी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। 

राज-शक्ति के अलावा यदि कोई शक्ति हे तो वह हैँ जन- 
शक्ति। ऐसे तो पढ़े-लिखें छोग आपको समकायेंगें कि राफज़- 
शक्ति भी कोई अछूग शक्ति नहीं है, क्योंकि जन-शक्तति ने ही 
उसे -पेदा किया' हैं। लेकिन आप" लोगों ने मुगल “बादशाह के 


३० ग्राम-राज 


जमाने की कहानी तो सुनी हो होगी कि कई बादशाहों के बेटों 
ने अपने बाप को कैद कर सारो शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। 
बेचारा बाप बेटे के बन्धन के नीचे पड़ा रहता था। उसी तरह 
राज्य-शक्ति यद्यपि जन-शक्ति की ही बेटी है, लेकिन उसने 
अपनी माँ को ही अपनी मुट्ठी के नीचे बाँधकर गिरफ्तार कर 
रखा है। आज बेचारी जन-शक्ति राज्य-शक्ति के नाग-फाँस 
में इस तरह बंधी हुईं है कि उसके लिए हिलना-डोलना असम्भव 
- हो गया है। इस बात को समभने के लिए आज की दुनिया में 
जितनी किस्मों की राज्य-व्यवस्थाएँ चल रही हें; उन्हें समभना 
होगा। ' 
आप लोगों ने पिछले महायुद्ध की कहानी सुनी होगी। 
हिटलर का भी नाम सुना होगा। वह और उसके साथी जिस 
प्रकार की राज्य-व्यवस्था चलाते थे, उसे तानाशाही' कहते हें। 
उसका नाम हैँ फासिस्टवाद। रूस आदि देशों में जो व्यवस्था 
'चलती है, उसे कम्युनिस्टवादी राज्य कहते हैं। वह भी तानाशाही 
की ही एक किस्म है। तानाशाही मलकों में ज॑नता को कौई 
स्वतंत्रता नहीं रहती । जीवन के हर हिस्से में राज्य का दखल 
रहता है। हैसे राज्य को लोग सर्वाधिकारी राज्य' कहते हें। 
सर्वाधिकारी राज्य में सारा अधिकार राज्य का होता है और 
जनता उनके डर से यंत्र जेसी चलती रहती है। लोग कहते हें 
कि ऐसे राज्य में प्रजातंत्र नहीं है। वे प्रजातंत्र की कुछ दूसरी ही 
कल्प्क्कू करते हें। हिन्दुस्तान में आज जेसा शासन चलता हैं 
बॉकि राजनेतिक भाषा में प्रजातंत्र' यानी 'जनता का राज्य 
कहंक्े हैं । इंएलैण्ड , अमेरिका आदि देशों में इसी प्रकार की शज्ब- 





जनदाक्ति से चलें तभी स्वराज्य ३५ 


व्यवस्था हैँ, जिसे वे पालंमेण्टरी राज्य-व्यवस्था' कहते हैं। 
ऐसे राज्यों को वे स्वराज्य' कहते हें, लेकिन गांधीजी उसे 
स्वराज्य नहीं मानते थे। वे कहा करते थे कि इंग्लेग्ड, अमेरिका 
आदि देशों में स्वराज्य' नहीं है क्योंकि उनकी राय में आम 
लोग वोट देकर जो पालंमेण्टवाली सरकार बनाते हैं, वह 
वास्तविक स्वराज्य' नहीं है। वह तो एक वेधानिक प्रजातंत्र मात्र 
है। यानी वह 'एक किताबी स्वराज्य है, अमली स्वराज्य' नहीं। 

मेरी इस बात को सुनकर पढ़े-लिखे लोग परेशान होते हैं। 
वे कहते हें कि फासिस्टवादी, कम्युनिस्टवादी राज्यों को सर्वा- 
घिकारी तो अवश्य कहा जा सकता हे, लेकिन पालेमेण्टरी राज्य 
को सर्वाधिकारी राज्य कंसे कहा जाय॑। पालंमेण्टरी राज्य के 
इतिहास पर और उसकी दिन-दिन होनेवाली प्रगति पर अगर 
गहराई से गौर करेंगे तो मेरी बातों को आप ठीक समझ जायेंगे। 

पुराने जमाने में दुनिया में राजाओं का. राज्य चलता था। 
राजा के बाद उसका बेटा' राजा होता था। जनता पर कौन 
राज्य करे, इसका निर्णय स्वयं जनता नहीं करती थी। इसलिए 
राजा चाहें जिस तरह से काम करें उस' पर जनता बोल नहीं 
सकती थी। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर राजा धीरे-धीरे 
मनमाना हो गया। इससे प्रजा को तकलीफ हुईं। प्रजा ने स्रोचा 
कि उस पर किसी गेर का राज्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन 
राज्य चलाये इसका फैसला वह खुद कर ले, तभी दुनिया में 
शक्ति 'काथम होगी.। इस विचार से जनता ने राजा के' हाथ से 
राज-दंड छीनकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में दे 
दिया+ इसंसे एक नयी परिस्थिति पेदा हुईं। 


३२ ग्राम-राज 


राजा के हाथ से प्रतिनिधि के पास शासन की बागडोर 
चली जाने से जनता की आशा बढ़ो। कहावत हें--सेयाँ भये. 
कोतवाल अब डर काहे का।' जब अपना स्वामी ही कोतवाल 
होता हैं तो दरवाजा खोलकर निश्चिन्त सो जाने की इच्छा 
कुदरती होती है। जब जनता के सेयाँ यानी उसके अपने आदमी 
के हाथ में राज-दंड.आ गया तो संभवतः जनता को जाशा बंधी 
कि प्रतिनिधि-मंडल राजा से अधिक उनकी व्यवस्था चलायेगा। 
' मनुष्य का स्वभाव होता हैँ कि उसके हाथ में अंधिकार 
आने पर वह उसे बढ़ाना चाहता है। इसके अनुसार नये प्रतिनिधि- 
मंडल की आकांक्षा भी अधिकार बढ़ाने की ही रही। इस' प्रकार 
एक ओर से जनता द्वारा अधिकार से अधिक दायरे में राज्य- 
व्यवस्था की चाह और दूसरी ओर से प्रतिनिधि-मंडलू द्वारा 
अधिक-से-अधिक अधिकार-बुद्धि की आकांक्षा, इन दोनों के मिल 
जाने - से दिन-दिन जन-जीवन के अधिकाधिक हिस्से पर 
शासन का दखल बढ़ता चला जा रहा हैं। और आज तो राज्य का 
नाम सर्वकल्याणकारी राज्य रखा जा रहा है। यानी आजकल 
आप लोगों के विचार में राज्य ही हर समस्या का जिम्मेदार है, 
इस' सिद्धाल्त ने सन्‌ में घर कर लिया है। लेकिन आंपने इस 
सिद्धान्त पर. कभी गौर भी किया हैं क्‍या ?' 
. _ सर्वेकल्याणकारी राज्य का महत्त्व क्या हैं? उसका पत्तलब 
तो आप रोज पटना, लखनऊ; दिल्ली की सड़कों पर देखते ही' हें । 
देश के निवासी भूख और बीमारी से परेशान हैं, उसके लिए 
लोग: लम्बे-लम्बे जुलूस निकालते हैं। राज-भवन' के साम॑वे:चारे | 
लगाते हें। रोजी-रोटी' दे, नहीं तो. गद्दी" छोड़ दो इसका 


जनगशक्ति से चलें तभी स्वराज्य ६] 


मतलब यह है कि आपकी राय में एक आदमी भी भूखा रहे तो 
राज्य जिम्मेदार; एक आदमी बेकार रहे तो राज्य जिम्मेदार; 
यहाँ तक कि पोखरे से पानी भरकर लाते समय यदि आपके घर 
की बहु-बेटी के पर में काँटा गड़ जाय तो भी राज्य जिम्मेदार; 
क्योंकि सड़क को साफ रखने की जिम्मेवारी भी राज्य की हैं ! 
आप विचारें तो सही। एक भी आदमी भूखा न रहे, यदि इस बात 
की जिम्मेदारी राज्य पर है, तो उस राज्य को यह अधिकार भी 
देना होगा कि वह देखे कि कोई व्यक्ति अपनी पाचन-शक्ति से 
एक दाना भी ज्यादा तो नहीं खा रहा है ? यदि यह अधिकार 
उसकी नहीं मिलेगा, तो सबको रोटी देने की जिम्मेवारी भी उस 
पर नहीं रह सकती। बर्थात्‌ अगर जनता के सर्वेकल्याण की 
तथा सारी समस्याओं की जिम्मेवारी राज्य पर रखना है, तो 
समाज के सर्वस्व पर अधिकार भी उस राज्य के ही हाथ में दे 
देना होगा। सर्वेस्व के अधिकारी राज्य को ही सर्वाधिकारी राज्य 
कहते हें न ! इसका मतलब यह है कि आज दुनिया में जितने प्रकार 
कौ राज्यव्यवस्थाएँ चल रही हें, सब सर्वाधिकारी हैं। यही कारण 
हैं कि गांधीजी कहते थे कि संसार में कहीं भी स्वराज्य नहीं है । 

'. अगर राज्यशक्ति यानी शासन का दायरा सर्वव्यापक है तो 
उसके बाहर की शक्ति यानी जन-शक्ति के सामने फिर सवाल 
उठता है कि वह किस छोर से उसे तोड़ना शुरू करे। जब शासन- 
सत्ता ने सारे समाज को पूर्णेरूप से घेरे में बाँध लिया है तो यह 
सवाक बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि घेरे से बाहर निकछे 
बित्ता उसे विघटित करना कठिन है। इसलिए आपको झासन को 
समाप्त करने के तरीकों पर विचार करना ही होगाः।. 

३ 


$ ४३४ 


'सीता-राम' ; पूजी के नाग-पाश से बचने 
का नया मंत्र 


अगर आप चाहते हें कि किसी ऐसे मकान को तोड़ दिया 
जाय जो दूसरे के कब्जे में है, तो पहले आपको उस मकान पर 
कब्जा करना होगा, तभी उसे विधिपूर्वक तोड़ सकेंगे। इसी 
प्रकार अगर आप शासन को विघटित करना चाहते हैं तो पहले 
आपको उस पर कब्जा लेना होगा। लोग कहेंगे कि जब जनता 
ही वोट देकर शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजती 
है, तो प्रतिनिधि के जरिये शासन पर जनता का कब्जातो है 
ही। फिर कब्जा लेने का सवाल कहाँ उठता है? मैंने पहले ही 
कहा है कि यह कब्जा केवल वैधानिक है, वास्तविक्क नहीं है 
अर्थात्‌ वह किताबी है, असली नहीं है। असली .कब्जा तभी माना 
जा सकता है, जब उस पर जनता का सीधा नियंत्रण हो। गांधीजी 
के साथियों ने आज से ३० साल पहले जब उनसे पूछा था कि 
आपको राय में सोधे कब्जे का मतलब क्या है, तो उन्होंने हमें 
वेधानिक स्वराज और असली स्वराज का मतलब बताया था। 
उन्होंने कहा था कि जितने बालिग स्त्री-पुरुष हैं और जिन्होंने 
शरीरश्रम द्वारा राज्य की सेवा की है, उन सबके वोट:से जब 


सीता-राम इ्५ 


सरकार बनेगी, तभी स्वराज्य होगा। लेकिन साथ-साथ यह भी 
बताया था कि केवल इतने से ही वास्तविक स्वराज्य नहीं होगा। 
उन्होंने आगे कहा था कि केवल कुछ लोगों के गदहियों पर चले 
जाने से ही स्वराज्य नहीं होता है, बल्कि अधिकार का दुरुपयोग 
होने पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सीधा विरोध करने की शक्ति 
मिलने में ही स्वराज्य है। 

अतएव. शासन-सत्ता को तोड़ने के लिए प्रथम आवश्यकता 
यह हैँ कि जनता में ऐसी शक्ति पेदा हो, जिससे अधिकार का 
दुरुपयोग होने पर वह अधिकारी के विरोध में विद्रोह कर सके। 
यह तभी हो सकता है, जब जनता की परिस्थिति विरोध करने 
के अनुकूल हो। परिस्थिति अनुकूल न होने पर इच्छा रहते 
हुए भी विरोध करना कठिन होता है। आज तो परिस्थिति ही 
प्रतिकूल है, क्योंकि आज जनता की जान अधिकारी की मुट्ठो 
में है। यह केसे है, इसे हम अब देखेंगे। 

आज संसार में मनुष्य के जिन्दा रहने की जितनी सामग्री 
है, उसके उत्पादन की पद्धति पूँजी पर आश्रित है। इसका मतलब 
यह हे कि. लोगों की जान पूँजी पर लठकी हुईं हे। कहावत है 
कि जिसके हाथ में जान, उसके हाथ में आन।” जब अधिकारी 
के हाथ में जनता की जान रहेंगी, तो जनता चाहे जितनी शक्ति- 
दालो हो, वह अधिकारी का विरोध नहीं कर सकेगी। 

बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक राक्षसपुरी के तमाम 
राक्षसों ने अपनी-अपनी जान एक भ्रमर के अन्दर रखकर उसे 
एक स्थान पर सुरक्षित रख दिया था। एक दुबले-पतले राजकुमार 
नें उतकी नगरी में पहुँचकर उस भ्रमर को अपनी मुट्ठी में कर 


३६ ग्राम-राज 


लिया था। एक-एक राक्षस' एक ग्रास में उस' राजकुमार को 
खाने की शक्ति रखता था, फिर भी उनको जान राजकुमार 
की मुट्ठी में होने के कारण वे सबके सब उसके गुलाम बन गये थे। 

वस्तुत: जान मनुष्य की सबसे प्यारी वस्तु है। संसार में 
संतान के लिए माता का प्रेम सबसे ऊंचा हे। फिर भी इतिहास 
में यह बात लिखी है कि ऐसे मो्क अक्सर आते हें, जब अपनी 
जान बचाने के लिए माताएँ भी अपने बच्चों को संकट में छोड़कर 
भाग जाती हें। तो साधारण जनता के लिए स्वतंत्रता चाहे 
जितनी प्यारी हो,जब उसे आजादी और जान में से एक को चुनना 
होगा तो वह आजादी को छोड़कर जान को ही चुनेगी। यह सही 
हैँ कि ऐसे बहुत से महापुरुष निकल हें, जिन्होंने आजादी के लिए 
जान दे दी है। लेकिन ऐसे लोगों को आप शहीद कहते हैँ और 
उनकी पूजा करते हें। अर्थात्‌ ऐसे लोग बिरले होते हें। इसलिए 
अधिकार के दुरुपयोग का विरोध करने की शक्ति अगर चाहिए 
तो ऐसी स्थिति पंदा करनी होगी , जिससे जनता की जान अधि- 
कारो की मूट॒ठो में न रहे। 

ऐसी स्थिति पंदा करने के लिए एक आध्िक क्रान्ति की 
_ जरूरत हं। इसका अर्थ यह हे कि पूँजी-आधारितः उत्पादन को 
बदलकर श्रम-आश्वित उत्पादन पद्धति कायम करनी हैँ । दूसरे 
शब्दों में पूँजीवादी उत्पादन-पद्धति बदलकर श्रमवादी उत्पादन- 
पद्धति कायम करनी होगी। लोग कहेंगे कि इसके लिए पूँजी के 
बाहर जाने की जरूरत क्या हैं? राज्य एक वस्तु है और पूँजी 
दूसरी वस्तु हैं। लेकिन आपको मालम है कि आज संसार में 


किक] 


'खज्यम ओर पूंजी अलग-अलग नहीं रह गयी हें। संसार में दो 


सीता-राम ३७ 


ही प्रकार को व्यवस्थाएँ चलती हेँ। कहीं राज्य के हाथ में पूँजी 
है, तो कहीं पूँजी के हाथ में राज्य है। -दोनों में फर्क ही कया हैं ? 
पूँजी और सत्ता के गठबंधन के जो दोष हें, वे दोनों में हैं। 
अ्थंशास्त्र के पंडित कहेंगे कि आपको पूँजी और श्रम की 
बात में केवल शब्द का हो फेर है। दोनों तों एक ही चीज हें, 
क्योंकि पूँजी भी कोई आसमान से नहीं टपकती है; श्रम को ही 
जमा करके पूँजी बनी है। यह बात सहो है,लेकिन उसमें फर्क 
है। यह सही है कि श्रम जमा करके पूँजी बनती है लेकिन वह 
पूँजी तभी बनती हें, जब श्रम मनुष्य के शरीर से बाहर निकल- 
क्र एक जगह इकट्ठा होता है। तो पूँजी चाहे घनीभूत श्रम ही 
क्यों न हो, वह मनुष्य-शरीर के बाहर की चीज है। इसलिए 
श्रमिक के बाहर के लोग उस' पर कब्जा कर लेते हें। यद्यपि 
पूँजी की पेदाइश श्रम से ही हुईं है, फिर भी जिस प्रकार राज्य- 
शुक्ति ने जन-शक्ति को बाँध रखा है, उसी तरह पूँजी ने श्रम 
को अपना दास बना रखा है। यही कारण हैँ कि दुनिया पूँजी 
की गुलाम हो गयी हे और पूँजी की गुलाम होने के कारण ही 
बह राज्य के नाग-पाश में जकड़ गयी हैँ। इसलिए में कह रहा था 
कि जनता को आन को रक्षा के लिए उसको जान की पूंजी के 
बाहर निकालना जरूरी है। इसीलिए पूँजी-आश्रित उत्पादन- 
पद्धति बदलकर श्रम-आश्रित उत्पादन-पद्धति कायम करने 
की आवश्यकता हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अहिसक ' 
संमांज-रचना के लिए शासन-मुक्त समाज कायम करना जरूरी 
है, तो इसके लिए पहली आवश्यकता पूँजी-मुक्त आथिक जीवन 
हैं। यही कारण है कि विनोबा कांचनमुक्ति की बात पहले 


३८ ग्राम-राज 


करते हें और यह कहते हें कि भूमिदान-यज्ञ हमारी क्रान्ति का 
पहला कदम हैं। तमाम उत्पादत का मूल साधन भूमि है, इसलिए 
जरूरत इस' बात को हूँ कि झासन-मुक्ति की क्रान्ति के लिए 
पहले भूमि को पूंजी के हाथ से निकालकर श्रम के हाथ में लाया 
जाय। इसीलिए हम नारा लगाते हेँ कि भूमि किसकी, जो 
जोते उसकी।” 

अतएव आज हमें सबसे पहले देश की भूमि-समस्या 
को हल करना होगा। आज पैसा छगाने से भूमि मिलती है। 
इन तरीकों को हमें बदलना होगा और ऐसा करना होगा' कि 
जमीन की पैदावार उसीको मिले, जो उस पर श्रम करता है। 

भूमि के वँटवारे के बारे में एक मूलभूत सिद्धान्त भी 
समभ लेना चाहिए | अगर भूमिदान-यज्ञ अहिसक' समाज यानी 
शासन-मुक्त समाज की स्थापना का पहला कदम है, तो शासन के 
बिना' समाज की सुव्यवस्था चले, ऐसा भी होना चाहिए। इसके 
लिए यह जरूरी है कि आज व्यवस्था के लिए जो ऊपर से समाज 
का संचालन और नियंत्रण चल रहा है, उसे बंदल देना होगा। 
ओर 'संचालन-प्रथा के बदले सहकारी यानी साभेदारीज्था 
कायम करनी होगी। साभा मनुष्य का होता है, सम्पत्ति का नहीं। 
इसलिए भविष्य के समाज में सब लोग मिल-जुलकर श्रम करेंगे 
ओर श्रम से जो कुछ पेदावार होगी, उसका उपभोग करेंगे। 
ऐसे समाज का रूप एक परिवार का होगा। परिवार में उत्पादन 
के साधन तथा सम्पत्ति सारे घर की होती है; किसी एकः' की 
नहीं। अतः भूमि का मालिक कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि सारा 
याँव होगा। भूमिदान-यज्ञ , भूमि का ग्रामीकरण' करने के लिए है । 


छि 


सीता-रास बेर 


भूमि का ग्रामीकरण करके उस पर जो पेदा करेगा, पैदावार 
उसकी होगी। तभी वह श्रमवादी उत्पादन-पद्धति' हो सकेगी। 
लेकिन भूमि प्र तो केवल कच्चा ही माल पंदा होगा। उसका 
पक्‍का माल बनाने के लिए उद्योग चाहिए। तो आप विचारें 
कि श्रमवादी आथिक व्यवस्था में उद्योग का स्वरूप क्या होगा ? 
उसे पँजी के हाथ से निकालकर श्रम के हाथ में देना होगा। 
आज केन्द्रित उद्योगों के अधीन जो बड़े-बड़े कल-कारखाने 
और उद्योग चल रहे हें उनके बदले में आपको घर-घर और 
गाँव-गाँव में चर्खा-कर्घा , ढंकी-चक्‍्की, कोल्ह-धानी और दूसरे 
गृह-उद्योग और ग्रामोद्योग चलाने होंगे। इसलिए भूमि-दान- 
यज्ञ आन्दोलन के साथ-साथ केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार के आन्दोलन 
को भी शामिल किया गया हे और इसलिए विनोबाजी भूमि- 
दान-यज्ञ और ग्रामोद्योग को अभिन्न मानते हें। वे कहते हें कि 
मेरे लिए ये दोनों सीता-राम' जैसे हें। 

लेकिन आज हम लोग इस अत्यंत जरूरी प्रोग्राम के बारे में 
उदासीन हैं। यह आन्दोलन आज प्रस्ताव के कागज में ही पड़ा 
हैं। आप इसे अमल में नहीं लाते हें। में आपसे कहना चाहता हूँ 
कि इस आन्दोलन के बिना भूमि-दान-यज्ञ भी गुमराह हो जायगा। 
! केन्द्रित उद्योग के बहिष्कार द्वारा उद्योगों का विकेन्द्रीकदरण 
किये बिना भूमि उल्टकर पूँजी को मुट्ठी में चली जायगी, 
क्योंकि वेसी स्थिति में भूमि-केन्द्रित उद्योगों को कच्चा' माल 
सप्लाई करने के लिए उसकी सेविका, दासी हो जायगी।.जब 
उद्योग पूँजी के हाथ में रहेगा तो सम्भवतः उसे राज्य को मुट्ठी 
में रहना पड़ेगा! और उसके लिए राज्य द्वारा केन्द्रित राष्ट्रीय 


श्ि 


४७० ग्रासनरशज 


योजना बनेगी। राष्ट्रीय योजना केवल उद्योगों के लिए नहीं 
बन सकती। कच्चे माल का उत्पादन भी उस योजना का अंग 
होगा। इसका मतलब यह है कि भूमि का उत्पादन भी ऊपर से 
राज्य द्वारा नियंत्रित होगा। फिर भूमिदान-यज्ञ शासन-मुक्ति 
का पहला कदम होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। इतना हो 
होगा कि राज्य का दखल सीधे भू-क्रमिक पर होगा। भू-स्वामी 
की मध्यस्थता खतम हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में राज्य का 
नाग-पाश बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार 
के बिना भूमिदान-यज्ञ का आन्दोलन समाज को शासन-मुक्ति 
की ओर न ले जाकर सर्वाधिकारी राज्य-संघटन में मदद 
पहुँचायेगा, अतः हम सचेत हो जायें। 

केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार से सहज ही पूँजी का निराकरण 
हो जायगा। पूँजी किसे कहते हैं, आपको मालम है न? अर्थ- 
शास्त्र में पूँजी ओर संपत्ति, ये दो चीजें अछग-अलग मानी गयी हैं। 
लेकिन वस्तुतः वे दोनों एक ही चीज हैं। मान लीजिए, आपने 
अपनी पेटी में एक हजार रुपया रख दिया है और उसे खर्च 
करते हैँ, तो उसे आप सम्पत्ति कहेंगे। लेकिन अगर आप उसी 
रुपये को व्याज पर चला देते हें और उसको लगाकर नयी सम्पत्ति 
पैदा करते हें तो वह हजार रुपया आपको पूँजी हो जायगी। 
मतलब यह हुआ कि जिस सम्पत्ति को सन्तान होने लगती है 
वह पूँजी हो जाती है। केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार से बड़े-बड़े 
कारखानों में जो पूँजी लगी हुईं है, उससे नयी पूँजी पैदा नहीं 
हो सकेगी, क्‍योंकि कारखाने बन्द हो जायेंगे। इस तरह 
किःसंतान हो जाने पर वह पूँजी फिर सम्पत्ति में बदल जायगी। 


सीता-राम ४३ 


लोग कहते हैं कि निःसंतान की गति नहीं है। वह निर्वश 
हो जाता है। उसका वंश तभी तक चलता है, जब तक उसकी 
खुद की आयु रहती हे। तो पूँजी के सम्पत्ति में बदलने से जब 
वह खच होने लगेगी, तो वह क्रमशः समाप्त होती जायगी। 
लेकिन कोई क्रान्तिकारी उसको अपने आप समाप्त होने तक 
इन्त्रजार नहीं कर सकता। इसलिए संत विनोबा उसकी आयु 
घटाने के लिए सम्पत्ति-दान-यज्ञ की बात करते हें, जिससे जन- 
जीवन जल्दी से पूँजी के कब्जे से मुक्त होकर श्रम के आधार पर 
प्रतिष्ठित हो सके, ताकि इस प्रकार से पूँजी के बाहर निकलकर 
जनशक्ति-राज्य को विघटित करने की ताकत पा सके। ,..- 


8 
चार लगाओ, एक पाओ 


इस' प्रकार से आर्थिक क्रान्ति द्वारा वास्तविक लोकतंत्रीय 
राज्य कायम होने के सिलसिले से ही शासन के विघटन की प्रक्रिया 
शुरू हो सकती है। वह किस तरह हो सकती है ,इस पर अब हम 
विचार करें। 

जसा कि मेंने बताया है, इसकी शुरुआत तो भूमिदान- 
यज्ञ से ही होगी। फिर भूमि का दान, प्राप्ति, वितरण, केन्द्रित 
“उद्योगों का बहिष्कार, ग्रामोद्योगों की स्थापना आदि. कार्यक्रम 
चलाना होगा। अब प्रश्न यह है कि ये सब कार्यक्रम किस प्रकार 
चलें। अब तक जो काम चलता रहा, उसे आप ग्रामवासी अपनी 
ओर से नहीं चलाते थे। हम लोग कुछ सा्वेजनिक कार्येकर्ता 
गाँविगाँव में आते हें और आपके लिए कुछ काम कर देते हें। 
किसी गाँव में आपसे सहानुभूति और सहयोग मिलता है और 
किसी गाँव में नहीं मिलता है। भूमि-प्राप्ति तो होती है, लेकिन 
आप लोग विचार समभकर लोगों से नहीं माँगते हें । उसी तरह 
से अगर आज गाँवों में कुछ ग्रामोद्योग भी चलते हैं, तो हम लोग 
अखिल भारतीय या प्रान्तीय या जिला संस्थाओं की ओर से 
उस चलाते हूँ। गाँव के छोग जेसे किसी भी व्यापारी कारोबार 
में काम करते हूं, उसी तरह हमारे ग्रामोद्योग में काम करते हें। 


चार रूगाओो, एक पाओ ४३ 


आपकी ओर से कोई प्रेरणा नहीं हे। आप भी समभते हें कि चलो, 
गाँव की बेकारी दूर करने के लिए ग्राम-उद्योग चलाकर हम लोगों 
ने आप पर बहुत उपकार किया है। सम्पत्तिदान के बारे में तो 
आप समझ ही बेठे हें कि हम शहर की सम्पत्ति के ढेर में से 
कुछ खुरचकर ला देंगे। हम जब गाँव में आते हैं, तो आप लोग 
दरख्वास्त पेश करते हें कि गाँव में कुआ बनवा दीजिये, सड़क 
बनवा दीजिये, स्कूल बनवा दीजिये आदि। और यदि आपकी 
दरख्वास्त के मृताबिक कार्य न हुआ तो शिकायत करते हैं। 
इसका मतलब यह है कि आप जनता का राज्य अर्थात्‌ गांधी का 
स्व॒राज्य चाहते ही नहीं। 
अब जरा विचार तो करें कि अगर इसी तरह बाहर से 
आकर काम करना हो तो राज्य की ओर से वेसा हो ही रहा है, 
फिर हम लोगों की क्‍या जरूरत ? राज्य की ओर से सारा काम 
होने का मतलब आपके लिए कितना भारी बोभ है, यह तो में 
पहले ही बता चुका हूँ। इतने बोक से आपको संतोष नहीं होता 
है; तो लोगों का नया बोक अपने सिर पर हम लादना चाहते 
हैं क्या? राज-सेवकों की भारी फौज आपके गाँव में आपके 
कल्याण के लिए तो आती ही है; उसके अलावा ज़न-ग्ेवकों 
की भी फौज चाहिए क्‍या? आप खा-पीकर जिंदा भी रहना 
चाहते हैं या अपनी सारी पेदावार तरह-तरह के सेवकों को 
खिलाने में ही खत्म करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सरकार 
'का पूरा बोध रहे और फिर हम-आप सरकार के बीच के दलाल 
बनें ? इन दरख्वास्तों का मतलब कया है, इसे हम सोचें । 
- में एक बार बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में पद-यात्रा कर रहा था। 


है 2.॥ 'ग्रामनराज 


एक गाँव में सरकारी अस्पताल था। वहाँ का डाक्टर काफी 
अच्छा आदमी था। मेंने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि 
अस्पताल में चौबीस हजार रुपये सालाना खच्च होते हैं। चौबीस 
हजार रुपये के बजट में दवाओं का मद दो ही हजार का था, 
बाकी तनख्वाह और दूसरे फूटकर कामों में खर्च होता था। 
ये चौबीस हजार रुपये आते कहाँ से हैँ? लोगों की ही जेब 
से। इसका मतलूब यह हुआ कि अगर हम दरख्वास्त देकर 
अपने गाँव में अस्पताल खुलवाना चाहते हूँ, तो दो हजार रुपये 
की दवा के लिए चौबीस हजार रुपया देना होगा। केवल चौबीस 
हजार ही नहीं, बल्कि' यह चौबीस' हजार रुपया हमसे वसूल 
करने के बहाने गाँव से लेकर दिल्‍ली तक जो मोटी-मोटी तनख्वाह- 
वाले कर्मचारी तेनात हैं, उनका तथा अस्पताल खोलने और उसका 
मुआइना करने आदि के लिए जिन अफसरों की फौज तैनात 
हैं उन सबका वेतन, सफर-खर्च आदि भी आपको ही देना पड़ेगा। 
वह भी पाँच-छ: हजार रुपये से कम न होगा। अर्थात्‌ दो हजार 
रुपये की दवा पीने के पीछे आप तीस हजार रुपये खर्च करते हें। 
उसी तरह स्कूल के पीछे यदि पाँच हजार रुपये का खत हूँ तो 
उसके लिए हमको कम-से-कस दस' हजार रुपया देना ही होगा। 

अतएव अगर हम चाहते हें कि शासन-मुक्त समाज यानी 
जनता का स्वराज्य हो, तो इस सारे आन्दोलन का स्वरूप ही 
बदलना होगा। इसके लिए गाँव-गाँव में गाँव की अपनी समिति 
बनानी होगी और आन्दोलन के सिलसिले से जो काम चलता 
है, उसे आपको अपनी प्रेरणा, नेतृत्व, व्यवस्था तथा आन्तरिक' 
साधनों से हो चलाना होगा। पुराने जमाने में ऐसा हीं होता था ॥ 


चार रुगाओ, एक पाओ ४५ 


गाँव में पुरोहित के रूप में अपना नेतृत्व होता था। माँव के लोग 
यज्ञ में आहुति चढ़ाते थे और अपने कल्याण का सारा काम 
अपने आप कर लेते थे। कभी संयोग से कोई राक्षस गाँव के यज्ञ 
को नष्ट करना चाहता था तो वे राजा के पास पहुँचते थे। राजा 
को इतनी सेवा के लिए एक-दो आने बीघा लगान भी दे देते 
थे। गाँव का बाकी प्रबंध वे खुद करते थे और अपनी सम्पत्ति 
अपने आप उपभोग करते थे। बाहरो सेवकों को खिलाने-पिलाने में 
ही खत्म नहीं करते थे। यह जो आज का सिलसिला चल रहा 
हैं, उसे तो अंग्रेजों ने देश को चूसने के लिए शुरू किया था। में 
यहाँ कह देना चाहता हूँ कि जब तक आप हम सिलसिला 
जारी रखेंगे तब तक हमारा शोषण होता ही रहेगा। 

लोग कहेंगे कि सदियों के शोषण और निर्देलन के कारण 
हम बेहोश हो गये हैं। अपने आप काम चलाने की आदत न होने 
से हमारी बुद्धि मंद पड़ गयी है । इसलिए पुराने जमाने के लोगों 
जेसी अब हमारी योग्यता नहीं रही। हम क्‍या करें और कंसे 
करें, यह सब सृूभता ही नहीं। इसलिए हमको रास्ता बताने 
के लिए आप ज॑ंसा नेता तो चाहिए ही। में इस बात को मानता 
हैँ कि आपको हमारी सेवा की जरूरत है। लेकिन जरूरत भर 
ही हमसे काम लोजिये। हमसे रास्ता पूछें; लेकिन काम अपने 
आप करें। आज तो हम आपका सारा काम कर देते हैं। पर जैसा 
दूसरे लोग आपकी सेवा के बहाने सदियों से आपको चूसते रहे 
हैं, उसी तरह हम भी आपका ही खाते रहेंगे। दूसरे की कमाई 
खाने को आदत पड़ जानेपर हमारा पेट दिन-ब-दिन बढ़ता ही 
जायगा। कहावत मशहूर है: मुफ्त का चन्दन घिस मेरे लाला | | 


ड्द ग्राम-राज 


इंसलिए विनोबाजी देश को आजादी कायम रखने की 
दृष्टि से ग्राम-राज्य की स्थापना का जो क्रान्तिकारी संदेश 
सुना रहें हें उसे चलाने की जिम्मेदारी आपको हा लेनी होगी, 
क्योंकि यह क्रान्ति आपकी है। परेशानी हमारी नहीं, आपकी 
है। हम तो आप लोगों के मत्थे अच्छा जीवन बिता ही रहे हैं। 
इसलिए आप जिम्मेदारी को किस तरह चलायेंगे, यह में आपको 
बताना चाहता हूं। । 


डर 


2 


स्वराज की पहली सीढ़ी ; ग्रामोदय-समिति 
गुविगाँव में ग्राम-समिति बनानी होगी। इसका « -गाँव में ग्राम-प्रमिति बनानी होगी। इसका नाम 


ग्रामोदय समिति या ग्राम-राज्य समिति रखें या कोई भी नाम 
7-22: नल धर ज क्न मे व जज फल वह आपकी हो होगी। समिति को गाव को आ्िक्‌ जाँच 
होगी। कितनी और कसी जमीन है, कितने भूमिहीन हैं 
और उनके लिए कितनी जमीन चाहिए, यह सब माल्म करना 
होगा। फिर जितने लोग स्वराज्य चाहते हैं वें सब एक' साथ 
जत्था बनाकर भूमिवानों से भूमि माँगने जायेंगे तथा उसे भूमि- 
हीनों में वितरण करेंगे। जमीन जो मिलेगी, उसमें कुछ परती, 
कुछ आबादी भूमि होगी। आप जिन भूमिहीनों को भूमि देंगे, 
उनके लिए साधन-दान माँगना होगा, ताकि वे उस पर काम कर 
सकें। गाँव में साधन बहुत नहीं है, तो भी जो कुछ मिल सके, 
लेने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद एक-एक अंचल से 
कुछ लोग शहरों में जाकर सम्पत्ति-दान माँगने का काम करेंगे। 
आप कहेंगे कि शहरों में जाकर माँगने की फुरसत कहाँ ? फ्रसत 
तो आपके पास भरपूर है। गाँव के सारे धंधे, इन्तजाम आदि 
' सब तो शहरवाले ले गये हैं। फ्रसत के कारण ही तो आप कंगाल 
हुए हैें। जितना समय शहरों में जाकर मुकदमा लड़ने में बिताया 
जाता है; उतना समय अगर सम्पत्तिदान-यज्ञ में लगाया जाय 


८ ग्राम-राज 


और गाँव का भगड़ा गाँव में ही निपटा लें तो जितनी सम्पत्ति की 
कचहरी-देवता के कदमों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हें, वह सब 
बच जाय। उस सम्पत्ति तथा साधनदान से गाँव के सभी 
भूमिहीन आबाद हो जायें। ये सब काम करने के लिए आपं॑ 
हमारी सलाह और मार्म-दर्शन ले सकते हें और उतने भर 
के लिए हमको खिला भी सकते हेँ। इन कामों को चलाने 
की अगर आपमें योग्यता नहीं हैँ तो कई गाँव मिलक्र 
शिक्षण-शिविर चला सकते हूँ और उसमें हम लोगों को बला 
सकते हैं। 

इतने से ही आपको समस्याओं का अन्त नहीं होंगा। 
ऊपर का काम पूरा करने के बाद भूमि का ग्रामीकरण करना 
होगा। यानी सारी भूमि ग्रामराज्य के हाथ में लाती होगी। 
फिर जरूरत और मेहनत की क्षमतानुसार उसे लोगों में बाँटना 
होगा, जिससे वे उस पर पैदा करके गुजर कर सकें। फिर इस 
बात की सूची बनानी होगी कि गाँव में पूँजीवादी उद्योगों का 
कौन-कौन माल इस्तेमाल होता हैं। उनका उसी तरह बहिष्कार 
क्रना होगा, जिस तरह आजादी की लड़ाई के दिनों में हम विदेशी 
साल का ब्रहिष्कार करते थे। उसके स्थान पर ग्रामोद्योगों का 
संगठन' करना होगा। 

यह सब काम करने के लिए गाँव के लोगों की योग्यता 
बढ़ानी होगी। इसलिए शिक्षा को व्यवस्था भी ग्राम-समि। शिक्षा की व्यवस्था भी ग्राम-समितति 
को ही करनी होगी।जो लोग दिन भर मेहनत करके खात हें, 
उनके लिए रात्रि-पाठशाला और बाकी के लिए बनियादी 
दिक्षा-शाला चलानी होगी । 


स्वराज की पहली सीढ़ी ४९ 


आप कहते हैं कि देहातों में साधन ही क्या रह गये हैं, तो 
में शहरों से साधन-दान-यज्ञ का रास्ता बताता हूँ। किन्तु देहात 
में एक बहुत बड़ा साधन मौजूद है । दर असल वही आपके लिए 
एकमात्र पूँजी है। वह हैं शरोरश्नम को पूँजो । आपको सूमिति 
को गाँव में श्रमदान का अनुष्ठान चलाना होगा। इससे गाँव को 
जमीन तोड़ना, कुआ बनाना, तालाब खोदना, बाँघ बाँघना 
आदि सभी काम करना होंगा। इससे गाँव का संगठन तो मजबूत 
होगा ही, एक' साथ काम करने की वजह से अमीर-गरीब का 
भेद-भाव भी मिटेगा। बसे गाँव में कोई अमीर हे ही नहीं। 
उनकी बस्ती तो शहरों में हो है। गाँव में तो कुछ कम गरीब 
औरं कुछ ज्यादा गरोब हें। फिर भी उनमें कुछ भेद- 
भाव है ही। श्रम-दान-यज्ञ इस छोटे भेदासुर का नाश करके 
ग्राम-राज्य कायम करने की ओर ले जायगा। 

इस प्रकार आथिक तथा सामाजिव तथा सामाजिक कार्यक्रम द्वारा ग्राम- 
समिति को योग्यता बढ़ेगी और उसका संगठन मजबूत होगा । की योग्यता बढ़ेगी और उसका संगठन मजबत 
फिर जब समितियों में इतना आत्मविश्वास हो जायगा कि राज्य 
द्वारा संचालित कई विभागों का काम वे अपने आप चला सकती 
हैं तो उतने विभागों के लिए वे शासन से मुक्त होने की माँग कर 
सरकंगी। इस तरह अंत में आपको सत्ता-दान-यज्ञ आन्दोलन चला- 
कर श्ासन-मुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जिस तरह भूमि- 
पतियों से भूमि तथा श्रम और सम्पत्तिवानों से श्रम और सम्पत्ति 
का दान माँगते हूँ, उसी तरह जिनके हाथ में सत्ता हे, उनसे सत्ता 
का भी दान माँग्रेंग ओर जिस तरह भूमिवान तथा सम्पत्तिवान 
अभी दान दे रहे हें, उसी तरह सत्तावान भी अपने हाथ से सत्ता 

है म 





म० ग्रास-राज 


छोड देंगे ।'हम जिस अनुपात में उनसे सत्ता छुड़ाते जायँंगे, उसी 
अनुपात से करमुक्त भी होते जायेंगे । इस प्रकार हम शासन- 
रूपी इमारत की एक-एक इंट गिराते हुए केन्द्रीय शासन से 
मुक्ति पाने की ओर आगे बढ़ेंगे और गांधीजी के स्वराज्य को 
कायम करते चलेंगे । 


बुद्धि और श्रम का मेल 


मेंने आपसे कहा कि वास्तविक स्वराज्य के लिए यह जरूरी 
हैं कि समाज की व्यवस्था सहकारी हो, संचालित न हो। सहकार 
बराबरी के लोगों में ही हो सकता है। कोई ज्यादा धनी हो और 
कोई बहुत गरीब रहे, तो उनमें आपस में सहकार नहीं हो सकता. 
और न शोषक ओर शोषित के बीच में ही सहकार चल सकता 
है। प्रकृति के नियम के अनुसार पाँच उँगलियों के भेंद जेसा 
कुछ भेद जरूर रहेगा। लेकिन ,उन पाँच उँगलियों में. फर्के 
उतना ही होगा, जितना स्वाभाविक हैँ । विनोबाजी कहते हैं 
कि एक उंगली एक फूट की हो और दूसरी दो इंच की, तो 
मुट्ठी नहीं बंध सकती। अर्थात्‌ समाज में अधिक विषमता 
रहने पर सहकार नहीं सध सकता । यही कारण है कि विनोबाजी 
साम्ययोग की बात करते हेँँ। वे चाहते हें कि समाज की 
विषमंता दूर होकर समता कायम हो। आपको इस प्रइन पर भी 
विचार करना होगा। 

आज की दुनिया विशेष रूप से दो श्रेणियों में विभाजित 
हो गयी हैँ । एक वे, जो शरीरश्रम से उत्पादन करके खाते हें और 
दूसरे वे, जो व्यवस्था और वितरण करने के बहाने बिना उत्पादन 
क्रके खांतें हैं। एक को श्रमजीवी कहते हैं और दूसरे को बुद्धि- 


बुद्धि और श्रम का सेल भ्र्३ 


संघर्ष करने लगता है, तो इन्सान इन्सान नहीं रहता ।-वह शैतान 
हो जाता है। फिर जो हुआ है वह आपने देखा हो है। वर्ग-संघर्ष 
चाहे धर्म को बुनियाद पर हो, चाहे आथिक आधार पर हो वह 
सब वर्ग के सामूहिक संघर्ष का हो रूप होता है। फिर जो कांड 
होता है, उसको रूप-रेखा में थोड़ा*बहुत भले ही फर्क हो, लेकिन 
मूल स्वरूप एक हो होता है । इतलिए गांधीजी और उनके शिष्य 
विनोबा कहते हैं कि श्रेणी-हीन समाज को स्थापना के लिए श्रेणी- 
संघर्ष नहीं चाहिए। श्रेणी-परिवर्तत चाहिए। मतलूब यह कि 
आप लोगों में जो बाबू लोग यानी हुजूर लोग हें, उन्हें शरोरश्रम 
का अभ्यास कर श्रमजीवी बनना होगा। अर्थात्‌ उन्हें वर्ग-परिवर्तेन 
'की ऋन्‍न्ति में शामिल होना होगा । 

साथ-साथ आज' जो केवल श्रमजीवी हैं, उनको बौद्धिक 
विकास करना होगा, ताकि प्रत्येक के जीवन' में बुद्धि और श्रम 
के समन्वय से पूरी मनृष्यता का विकास हो। आज तो पूरा 
मनुष्य कहीं है हो नहीं। जो पढ़े-लिखे बुद्धि-जीवी हैं, वे हाथ-पेर 
से कीढ़ी हें और जो हाथ-पर से मिहनत करते हें, वे दिमाग से 
गोरू हें। पढ़े-लिखे लोगों ने हेड' और हुण्ड' के रूप में समाज के 
दो टुकड़े कर दिये हें। ईंब्वर ने हर आंदमो को दिमाग और 
शरीोर दोनों दिया है, ताकि वह दोनों को चलाकर अपनी जीविका' 
चलाये और समाज की सेवा भी करे। लेकिन आदमी ने परमेदवर 
के भी विधान को उलटकर दिमागवाले ओर दरीोखालहे, 
ऐसे दो टुकड़े करने को कोशिश की है । कुदरत का कानून टूटने 
पर वह बेठी नहीं रहतो। कानून तोड़नेवाले को सजा देती ह। 
मनुष्य ने जब आज प्रकृति के नियमों का उल्लंघत क्रिया,. तो 


भूड ग्राम-राज . 


उसके कारण संसार में इतनी अशान्ति, युद्ध और विग्रह का 
बोलबाला है। फलस्वरूप सारा विश्व ध्वंस को ओर जा रहा है। 

अतएव एक ओर बुद्धिजीवियों को शरौरश्रम से उत्पादन 
करने की शक्ति पैदा करनी होगी और दूसरी ओर श्रमजीवियों 
में समुचित शिक्षण से व्यवस्था-शक्ति पेदा करनी होगी। यह 
सब कार्यक्रम आपको अपने लिए यानी प्रौढ़ों के लिए करना हैं। 
आनेवाली पीढ़ी के लिए तो आपको वेज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित 
शिक्षण का कार्यक्रम चलाना होगा। महात्मा गांधी इसके लिए 
पूरी योजना बताकर गये हें। वह योजना हें-नयी तालीम को 
योजना, जिसे आप बुनियादी शिक्षा' या बेसिक शिक्षण' कहते 
हेँ। आज देश में जो पद्धति चल रही है, उससे तो लोग बाबू' 
ही बनते हें। इस पद्धति को अंग्रेजों ने इसलिए चलाया था, 
कि उन्हें शासन और शोषण के दलाल मिल सकें। उसमें 
अगर मजूर का बेटा घुस जाय तो शुद्ध हुज्र होकर ही निकलता: 
है और फिर किसी मजूर के कन्धे पर बेठकर खाना चाहता है। 
अगर घर से बाहर कोई मजूर उसे बंठने के लिए नहीं मिलता 
है, तो घर जाकर घरवालों के कन्धों पर बेठ जाता है। इसलिए 
में अक्सर आजकल के स्कूल और कालेजों को हुजूर बनाने का 
कारखाना कहा करता हूँ। 

यही कारण हे कि सोलह साल पहले जब पहले-पहल स्वराज्य 
को भलक दोखने लगी, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के चलाये 
हुए हुजू्‌र-कारखानों को तोड़कर, देश में बुनियादी शिक्षा चलाने 
पर जोर दिया। यह शिक्षा किताब के जरिये नहीं; बल्कि हल- 
बेल, फावड़ा-कुदाल, चर्खा-कर्षा, ढेंकी-चक्‍्की, कोल्ह-घानी 


बुद्धि और असम का मेल ५५ 


आदि उत्पादन के कामों के जरिये दी जाती है । गांधीजी ने 
तो असली स्वराज्य कायम करने के लिये ही ऐसी सलाह 
दी; लेकिन बदकिस्मती से आपके दिल में गांधी का आदर 
है, लेकिन दिमाग में गांधी के लिए जगह नहीं है । ऐसी शिक्षा- 
यद्धति से आप लोग नफरत करने लगे । गांधी को बेवकूफ समभने 
लगे । कहने लगे कि अगर कुदाल ही चलाना है, तो घर पर 
कुदाल नहीं हे क्‍या ? स्कूल में भेजनें की जरूरत ही क्‍या? 
लेकिन आपकी समझ में यह नहों आया कि अंग्रेज तो यही 
चाहते थे कि कुदाल चलानेवाले गोरू रह जाये और पढ़वने- 
वाले कोढ़ी रहें। गांधीजी बुनियादी शिक्षा द्वारा सबको आदमी 
बनाना चाहते थे। वे हरएक को बुद्धिमान तथा वेज्ञानिक 
श्रमजीवी' बनाना चाहते थे, जिससे हरएक उत्पादक का 
बौद्धिक विकास हो और तब वे आपस में अपना इन्तजाम करके 
बाहर के अफसर, इन्स्पेक्टर या डिप्टी की सेवाओं को स्वीकार 
करने से इनकार कर सकें, ताकि दुनिया में ग्रामराज्य स्थापित 
होकर शासन-मुक्त स्वराज्य कायम हो सके । 

क्या आप हम लोगों की सलाह लेकर आपसी संगठन द्वारा 
खापू का यह स्वप्न पूरा कर सकेंगे ? अगर नहीं कर सकेंगे तो 
आप अनंत काल तक लूटे जायँंगे और आज जो दुदेशा है, वह 
दिन-ब-दिन बढ़ती ही ज़ायगी और आखिरकार आपका सर्वेनाश 
हो जायगा। 


शंका-समाधान 


शंका--हिन्दुस्तान में जब पूरा अहिसक-समाज हो जायगा 
और बाहर के लोग हिसक रह जायेंगे तब देश की रक्षा का क्या' 
इन्तजाम होगा ? 

समाधान---आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा हो नहीं 
सकता कि हिन्दुस्तान में सर्वोदय हो गया अर्थात्‌ पूरे सर्वोदिय- 
समाज की स्थापना हो गयी ओर सारी दुनिया यों ही रह गयी। 
कोई एक विचार किसी एक देश में बँधा नहीं रहता। वह सारी 
दुनिया में फेलता है। आपके देश में यह विचार जितना तेज होगा 
उतना ही दुनिया में ज्यादा फेलेगा, क्योंकि, गांधीजी ने जिस 
समस्या को हल करने के लिए अपना संदेश सुनाया, वह समस्या' 
केवल भारत की नहीं है। वह तो विश्वव्यापी समस्या है। 

' मेंने पहले ही कहा हैँ कि विज्ञान कौ तरक्की इतनी ज्यादा 
हो गयी है.कि जिन्दा रहने के लिए ही सही, संसार भर के लोग 
हिसा से मुक्त होना चाहते हें। और हिसा-मुक्ति के लिए शासन- 
मुक्ति चाहिए ही। अतः दुनिया के लोग जिस चीज के लिए 
व्याकुल हैं, भारत अगर उसका रास्ता साकार रूप से बता सके, 
तो दुनिया उसी रास्ते पर चलने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
ऐसी परिस्थिति पेदां ही नहीं हो सकती कि भारत एक घेरे के 


दंका-ससाधान भर 


अन्दर सर्वोदय को पूरा कर दे और दुनिया आज जेसी हिंसा को 
माननेवाली रह जाय। तर्क की खातिर अगर मान भी लें कि 
आप जैसा कहते हें, बसी हो स्थिति रहेंगी तो भी हमें कोई खतरा 
नहीं दीखता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज कोई 
मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर अकेला हमला नहीं कर सकता। 
जब एक मुल्क हमला करेगा तो दूसरे किसी मुल्क को वह सहन 
नहीं होगा और वह हमला करनेवाले मुल्क पर हमला करेगा। 
इसलिए अगर कोई मुल्क भारत पर हमला करंगा, तो दुनिया 
भर में हिसक मुल्क आपस में ही लड़ेंगे। इससे हो सकता है कि 
भारत को तात्कालिक कुछ हानि हो, लेकिन सारी दुनिया के 
आपस में लड़ने के बाद लोग आज से ज्यादा हिसा के विरोध के 
कायल हो जायँगे। भारत की भी तात्कालिक जो हानि होगी 
वह उतनी नहीं होगी, जितनी भारत के भी युद्ध में शामिल 
होने में होती। 

इसके अलावा एक और बात आपको समभनी चाहिए। 
दुनिया में कोई बिना कारण कुछ नहीं करता। हर क्रिया के पीछे 
कुछ मतलब होता है। जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला" 
करता है, तो उसका उद्देश्य विजित मुल्क पर हुकूमत करना 
होता है। आपको मालम होना चाहिए कि बिना जनता के सहयोग. 
के' कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हुकूमत नहीं कर सकता। 
आप जब भारत में सहकारी जन-शक्ति का इतना पूरा संगठन 
क्र लेंगे, जिससे जनता अपने राष्ट्रीय शासन को ही अनावश्यक 
करके विघटित कर दे, तो क्‍या वह शक्ति विदेशी शासन को 
कबूल क्र उससे सहयोग करेगी ? अतएवं आपको इसकी चिन्ता - 


झट ' ग्राम-राज 


करने की जरूरत नहीं। आप एकाग्रता के साथ अपना स्वराज्य 
कायम करने में लग जाइये। 

हंका--आपने कहा कि भूमि का ग्रामीकरण करना होगा, 
तो क्या सारी जमीन इकट्ठी रहेगी और सब लोग उसमें मजदूरी 
करेंगे ? इससे तो खेती में किसीको दिलचस्पी नहीं रहेगी। 

समाधान--प्रामीकरण का अर्थ यह नहीं हे कि कुल 
सामूहिक खेती ही हो। बापू के स्वराज्य में हरएक व्यक्ति और 
परिवार के स्वतंत्र विकास का मौका है। ऐसा मौका देते हुए 
सामूहिक जीवन का अभ्यास तथा संस्कार डालना होगा । इसलिए 
हमारा तारा हें--खेत समाज का, खेती परिवार की।' इस 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूमि की योजना यह हे : 

सारी जमीन गाँव को रहेंगी। ग्राम-सभा उसमें से छठा या 
दसवाँ भाग सामूहिक खेती के छिए रखेगी। बाकी भूमि को 
परिवारों में जरूरत और योग्यतानुसार' बाँट देगी। प्रत्येक 
परिवार इस बात के लिए स्वतंत्र रहेगा कि वह अकेले खेती 
करेगा या कुछ लोगों के साथ मिलकर सम्मिलित खेती करेगा। 
जिसके पास पूरे समय काम देनेबाला दूसरा धंधा न हो और जो 
अपने हाथों से खेती करने को तैयार हो, उसे भूमि अवश्य मिलेगी । 
सामूहिक खेती प्रत्येक परिवार के श्रम-दान से चलेगी और 
उसकी पेदावार गाँव के सार्वजनिक कार्य के लिए होगी। गाँव 
की बुनियादी शाला इसी सार्वजनिक जमीन पर होगी। 

ग्रास-सभा यह भी निर्णय करेगी कि कितने साल बाद 
भूमि-विभाजन पर फिर विचार किया जायगा। इस बोच 
: परिस्थिति बदलने के कारण अगर किसीको अधिक भूमि: की 

हे । 


दंका-ससाधान घ्र्र्‌ 


जरूरत पड़ी तो सामूहिक खेती में से दी जा सकेगी। दूसरी 
ओर खेती छोड़कर दूसरे धंधे में चले जाने पर उसका खेत 
सामूहिक खेत में मिल जायगा। इस तरह सामूहिक खेत से बीच 
की परिस्थिति का भी मुकाबला किया जा सकेगा। फिर खेती 
: करने के लिए दिलचस्पी न उठने का सवाल ही नहीं उठता । 
इस योजना से दोनों बातें होंगी। प्रत्येक परिवार दिलचस्पी तथा 
बुद्धिपर्वक: काम करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा 
और सामूहिक खेती में ग्राम-समाज के सभी परिवार मिलकर 
काम करने के कारण उनसें सामाजिक भावना का निरंतर 
अभ्यास होता रहेगा, जिससे लोगों को प्रकृति में सहकारिता का 
संस्कार बनेगा और बढ़ता रहेगा । 

हंका--हल, चर्खा, कुदाली में भी लोहा चाहिए, जो 
हमारे गाँव में पेदा नहीं हो सकता, तो केन्द्रित उद्योग-बहिष्कार' 
से हम कसे जिन्दा रह सकेंगे? 

समाधान--- केन्द्रित उद्योग-बरहिष्कार' की भी एक मर्यादा 
है। किसी चीज की पूर्ण स्थिति अन्तिम स्थिति है। पूर्ण तो सिर्फ 
भगवान्‌ ही है, जो दिखाई नहीं देता। जो कुछ दिखाई देता है 
और आगे दिखाई देगा, वह सब अपूर्ण है । अतः पूँजी के बिना 
समाज का अथ्थ हे, पूँजी की गुलामी से मुक्त होना । 

प्रधानत: उद्योग तीन किस्म के होंगे : गृह-उद्योग, ग्राम- 
उद्योग और केन्द्रित उद्योग। जिन उद्योगों को आप परिवार को 
सामूहिक शक्ति से चला सकेंगे, उन्हें गृह-उद्योग' कहेंगे। उसके 
बाद जिन उद्योगों को गाँव सामूहिक शक्ति से चला सकेगा, 
ने ग्राम-उद्योग क्षेत्र में रहेंगे। बाकी उद्योग जो समाज के लिए 


है| 


६० ग्राम-राज 


अनिवायं हैं, वें सब केन्द्रित उद्योग' के रूप में रहेंगे। गृह-उद्योग 
में भी दो विभाग होंगे, एक वह उद्योग जिसमें पूरा परिवार पूरे 
समय के लिए लगेंगा और दूसरा वह जो खेती के साथ सहायक 
धंधे के रूप में रहेगा। 

अभी में बहिष्कार को जो बात करता हूँ, वह फिलहाल अन्न . 
और वस्त्र के क्षेत्र के लिए है, क्‍योंकि इन्हीं प्र मनुष्य की जान 
निर्भर रहती है । इसके उपरान्त आप जितनी चीजों का बहिष्कार 
करके ग्राम-उद्योग चला सकें, उतना ही अच्छा है। इस' विचार को 
आपको और सफाई से समझ लेना चाहिए। अन्न और वस्त्र के 
रूप में जिन सामग्रियों का आप उपभोग करते हें, उन्हें किसी 
हालत में केन्द्र से नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्हें पेदा करने के 
लिए यदि किसी औजार की आवश्यकता हो, तो वह केन्द्र से भी 
लिया जा सकता है। बात यह है कि अगर उंपभोग्य सामग्री के 
लिए केन्द्र का मुहताज रहना पड़े तो आवश्यकता पड़ने पर आप 
केन्द्रीय शक्ति का विरोध नहीं कर सकेंगे। लेकिन औजार 
केन्द्र से लिया तो विरोध के काल में जितना औजार आपके पास 
आ' चुका है, उसके सहारे आय अपना काम चला सकेंगे। इसी 
दृष्टि से औजार चलाने के लिए केन्द्र से प्राप्त बिजली, तेल आदि' 
नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी दैनिक आवश्यकता 
के लिए उत्तको मुट्ठी में चले जायेंगे। 

शंका--केन्द्रित-उद्योग बहिष्कार से यंत्रों का भी बहिष्कार 
हो जायगा। लेकिन आपने कहा है कि' आज का समाज विज्ञान 
के लिए हिसा को छोड़ना चाहता है । यंत्र-बहिष्कार में तो विज्ञान 
को ही छोड़ना होगा'। फिर पुराने जमाने में जेसा .था; अन्याग्र के 

रह 


दॉंका-समसाधान ६१ 


प्रतिकार में यदि थोड़ी-बहुत. हिसा रह जाय तो आपको आपत्ति 
क्‍या हे? 

समाधान--केन्द्रित-उद्योग बहिष्कार से विज्ञान का बहि- 
रुकार नहीं होता । विज्ञान का मतलब बड़े-बड़े यंत्र नहीं हें 
बल्कि उस यंत्र के पीछे जो शास्त्र है यानी जो प्रकृति का नियम 
है वह अर्थात्‌ प्रकृति को शक्तियों की जानकारी ही विज्ञान है। 
इस जानकारी को मनुष्य वेज्ञानिक तथा अवेज्ञानिक, दोनों तरीकों 
से इस्तेमाल कर सकता है। मनुष्य चाहे इसे अपनी जिन्दगी का 
साधन बना दे और चाहे उसे अपने संहारक के रूप में इस्तेमाल 
करे। यह निर्भर करता हे मनुष्य को बुद्धि और वृत्ति पर। आज 
दुनिया शासन और पूँजी के संगठन में लगी हुई है तो आज का 
सारा वेज्ञानिक आविष्कार उसो उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया 
जाता है, तथा उसका उपयोग लाजिमी नतोजे--युद्ध को तेयारी 
के लिए किया जाता है। जिस दिन दुनिया शासन-सुक्त स्वाव- 
लम्बी समाज के संगठन में लगेगी उस' दिन सारी वेज्ञानिक खोजे 
 उसीके लिए की जायगी। 

आपके मन में यह सवाल इसीलिए उठता है कि केन्द्रवादी 
प्रचार के कारण आपने यंत्र को ही विज्ञान मान लिया है, लेकिन 
यंत्र-शास्त्र विज्ञान की एक शाखा है। शरोर-विज्ञान, मनोविज्ञान, 
समाज-विज्ञान, राजनीति-विज्ञान, अथं-शास्त्र ये सभी विज्ञान 
हैं; बल्कि मनुष्य-समाज के लिए ये हो सब विज्ञान ज्यादा 
सौलिक हें। बाकी जितने पदार्थ विज्ञान के दायरे में आते हैं 
वे सब गौण हें। अगर कोई यंत्र, यंत्र-शास्त्र के हिसाब से पूरा 
वेज्ञानिक भी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल दरीर-विज्ञान की 


दर ग्रास-राज 


दृष्टि से हानिकारक हो तो वह अवेज्ञानिक हे। मिसाल के तौर 
प्र आठा पीसने की मिल में आठे का पोषक तत्त्व 
घट जाता है। यहं आपको मालम हूँ कि आटे का वेज्ञानिक 
इस्तेमाल शरीर को पोषण देना है, तो जिस मशीन के कारण | 
उसका पोषक तत्त्व ही घट जाता है उसे आप वेज्ञानिक नहीं कह 
सकते। वह मिल, यंत्र-विज्ञान के हिसाब से पूर्ण होने पर भी 
मानव-हित की दृष्टि से अवेज्ञानिक है। उसी तरह एक ट्रैक्टर 
पूर्ण वैज्ञानिक यंत्र है, फिर भी अगर उसके इस्तेमाल से किसी 
देश में बेकारी पेदा होती है, तो उस देश के अर्थशास्त्र के हिसाब 
से वह अवेज्ञानिक है। उसी तरह किसी यंत्र के इस्तेमाल से अगर 
आप केन्द्रीय सत्ता की मुट्ठो में चले जाते हें, तो राजनीति-शास्त्र 
के अनुसार उसका इस्तेमाल अवेज्ञानिक है। 

अतएव आप जब विज्ञान की बात सोचते हें तो एकांगी 
विचार करने से काम नहीं.चलेगा। सर्वांगीण दृष्टि से ही सोचना 
होगा। किस चीज को रखना हैं और किसको छोड़ना है, इसका 
निर्णय करने के लिए आपको विज्ञान की हर शाखा की दृष्टि से 
विचार करना होगा। इसलिए जब में वास्तविक स्वराज्य की 
स्थापना के लिए केन्द्रित उद्योगों के बहिष्कार की बात कहता 
हूँ तो समभना चाहिए कि में विज्ञान के वेज्ञानिक इस्तेमाल का 
मार्ग बतां रहा हूँ। फिर स्वावलम्बी समाज के लिए यंत्र को 
छोड़ना तो नहीं हैं। उस समय आविष्कार की दिशा ही बदल 
जायगी। अगर हमको लगें कि बिजली की शक्ति आवश्यक है तो 
हमें विकेन्द्रित तरीके से बिजली पैदा करने के आविष्कार में 
रंगना होगा। जब सामान्य व्यक्ति सूयंकिरण को केन्द्रित कर-के 


शंका-ससाधान द्फे 


घर में आम जला सकते हैं, खाना बना सकते हें तो उसे और 
अधिक केन्द्रित करके घर-घर में बिजली पदा करना असंभव 
हैं क्या ? में आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े-बड़े यंत्रों के आवि- 
प्कार में जितनी वेज्ञानिक बद्धि की जरूरत है, उससे ज्यादा. 
बारीक बद्धि इस प्रकार की खोज के लिए चाहिए 

इन तमाम बातों को समझने के लिए यंत्रों की मर्यादा के 
आधार को समभ लेना चाहिए। सर्वोदय की दृष्टि से किसी यंत्र 
को छोड़ना या इस्तेमाल करना सनातन नियम नहीं होगा॥ 
देश और काल के हिसाब से परिस्थिति के अनुसार ही हर यंत्र 
पर विचार करना होगा। उस निर्णय के लिए बुनियादी तत्त्व 
येहें: 

(१) राजनैतिक तत्त्व--जनता का राज्य यानी स्वराज्य 
में जो कुछ भी केन्द्रीय व्यवस्था बच जायगी, वह भी अगर अधिकार- 
वृद्धि के लिए या और किसी कारण शासन-शक्ति का दुरुपयोग 
करने लगें तो जनता को उसके लिए विरोध में विद्रोह करने को 
परिस्थिति निरंतर कायम रखनी होगी, नहीं तो स्वराज्य की 
रक्षा नहीं होगी। इसलिए एसे किसी भी यंत्र का हम इस्तेमाल 
नहीं करेंगे, जिसकी व्यवस्था या चालक-शक्ति के लिए किसी 
केन्द्रीय संगठन पर भरोसा करना पड़े। 

(२) आर्थिक ततक््व--ऐसा यंत्र इस्तेमाल नहीं करना हैं, 
जिससे देश में बेकारी पेदा हो; चाहे वह यंत्र विकेन्द्रित शक्ति से 
हो क्‍यों न चले। | 

(३) सामाजिक तरुव--यंत्र जिस' काल में इस्तेमाल होगा 
उस काल को जनता के बौद्धिक स्तर को भी देखना होगा 


च्द्ड ग्राम-राज 


क्योंकि अगर उसकी जटिलता ऐसी रही, जिससे उसको मरम्मत 
के लिए भी किसी विशेषज्ञ-वर्ग को आवश्यकता हो, तो भी श्रेणी- 
हीन समाज की दृष्टि से वह हानिकारक हो होगा। 

उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार कोई यंत्र अमेरिका, कनाडा, 
आस्ट्रेलिया और रूस जैसे हलकी (-कम) आबादी के मुल्क में चाहे. 
चल सके, लेकिन चीन, हिन्दुस्तान या जापान जैसे मुल्क में बेकारी 
पैदा करने के कारण उसका चलना अवेज्ञानिक हो जायगा। उसी 
तरह बिजलो से चलनेवाला यंत्र आज हानिकारक हो सकता है, 
लेकिन विकेन्द्रित बिजली का आविष्कार होने पर उसका इस्तेमाल 
वैज्ञानिक भी हो सकता है। उसी तरह सामाजिक स्तर की वृद्धि 
के साथ यंत्रों में भी फेर-अदल हो सकता हे। 

अतएव इन प्रश्नों पर आपको गहराई से और वेज्ञानिक 
दुष्टि से विचार करना होगा। 

शंका---आपने कहा कि पुराने जमाने में गाँव के लोग अपना 
काम अपने आप चलाते थे। लेकिन कभी ताड़का का उपद्रव हुआ 
तो लोग राजा के पास पहुँच जाते थे। इसका मतलब है कि उन 
दिनों भो कुछ हद तक राज्य था ही। शासनमुक्त समाज में 
ऐसी जरूरत पड़ जाय तो हम क्या करेंगे ? क्या! उस'समय भी 
कुछ ह॒द तक शासन रहेगा? यदि रहेगा तो उसकी सीमा' क्‍या 
होगी ? 

समाधान--वेसे तो पूर्ण एक भगवान ही होता हे, अतः पूर्ण 
शासनहीन समाज भी भगवान्‌ का ही रूप होगा, अर्थात्‌ अदृश्य 
रहेगा। शासनमुक्त-समाज का साकार रूप शासन-निरपेक्ष 
समाज ही होगा। इंसका मतलूब यह है कि' साधारंणतः समाज 


शंका-ससाधान दर 


स्वावलम्बी रहेगा। लेकिन थोड़ा-सा बचा हुआ शासन रहेगा 
ही। वह जरूरत पड़ने पर रेलगाड़ी की जंजीर का काम करेगा। 
मेंने कहा है कि ऐसा समाज सहकारी होगा, संचालित नहीं। 
संचालित समाज वह होता है, जिसे ऊपर से चलाया जाता हैं। 
सहकारी समाज नोचे को मूल आबादो के आपसी सहयोग से 
चलता हैं। 

आज जो सरकारें चलती हूं, वे एक तरह समाज का शीर्षासन 
ही हैं। आज समाज को जड़ ऊपर और शाखा नीचे है। पेड़ की 
जड़ वहाँ रहती है जहाँ से वह अपने पोषण के लिए ,रस' खींचती हे 
और उसको शाखा आसमान की तरफ रहती है। आज को दुनिया 
की सरकारें रस तो जनता से लेती हें लेकिन उनकी जड़ 
आंसमान की ओर हे। उनकी जड़ दिल्‍ली, लन्दन, न्ययाक्क, 
मास्क्रो आदि नगरों में हैं और शाखाएँ-प्रशाखाएँ देहातों की ओर । 
यही कारण हैँ कि आपको पता नहीं रहता कि आपका इन्तजाम 
केसे, कहाँ से और कौन करता है। पता चले भी तो कंसे ? सारा 
संचालन ऊपर से होता हे। इस व्यवस्था को उलट देना है । 
दिल्‍ली, रूखनऊ या' पटना में बेठकर लोग तय नहीं करेंगे कि 
आम-पंचायत का कामऔर अधिकार क्‍या हे? वह निर्णय 
आपको करना होगा। 

ग्राम-सभा यह तय करेंगी कि समाज की कितनी जिम्मेवारी 
गाँव के लोग मिलकर उठा सकते हैं। उस हिसाव से आप अपना 
विधान बनायेंगे। फिर आप इस बात की सूची तेयार करेंगे कि 
कितनी चीजें आपके लिए अनिवाये रूप से आवश्यंक हें। जिल्हें 
आधघ गाँव की सम्मिलित शक्ति से नहीं कर सकेंगे, ऐसी चीजों 

५;क्‍ 


६६ पग्रास-राज 


के लिए जिम्मेवारों जिले को सौंपेंगे और उस जिम्मंवारी को 
चलाने के लिए अपनो गाँव-सभा से प्रतिनिधि भेज देंगे। इसी 
तरह जिला निर्णय करेगा कि कितनी जिम्मेवारों उसको है और 
कितनी जिम्मेवारी प्रान्त की होगी। फिर प्रान्त राष्ट्रीय केन्द्र 
के लिए निर्णय करेगा और राष्ट्रीय केन्द्र अपने बचे काम अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय केद्र के लिए रखेंगे। इस तरह समाज-व्यवस्था की 
जड़ गाँव में रहेगी और धोरे-धीरे सूक्ष्म होते हुए अन्तर्राष्ट्रीय 
केन्द्र पर पहुँचकर करोब-करीब बिन्दुवत्‌ हो जायगी। इस 
योजना' से गाँव-स्वावरूम्बन के आधार पर अखिल विश्व- 
परिवार का भी संगठन होगा। यही हे बायू के स्वराज्य का 
चित्र। 

हंका--ग्राम-राज्य के नाम से तो आप लोग एकदम छूटी 
लेना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम योग्य नहीं होते हैं, तब तक * 
आप लोगों के संगठन को आवश्यकंता रहेगी। आपके खयाल में 
उसका क्या स्वरूप होगां ? 

समाधान--हाँ, यह सहो है कि आप लोग सदियों तक 
सरकार माई-बाप' कहकर दूसरों का भरोसा करते रहे । ऐसो 
बृद्धि अंग्रेजों ने हमको सिखायी है। उन्होंने यह बात इसलिए 
सिखायो कि आप अपने बारे में कुछ न सोचें, उन्हीं की ओर 
ताकते रहें, ताकि पीछे वे लूट मचा सकें। जेब काटनेंवाले का 
तरोका मालूम हे न! वह एक ओर बातचीत में अपनी ओर 
फंसा रखता हे और दूसरे हाथ से जेब. काट लेता है। इस तरह 
सदियों तक को आदत के कारण आज हमने अपनी भछाई को 
बात भी सोचनी छोड़ दी हें । तकलीफ होने पर दूसरे के पांस 


शंका-समाधान ६७ 


दौड़कर जाते हेँ। इसलिए यह सही है कि कुछ दिन शिक्षा देने 
के लिए हमारी जरूरत हैं। 

लेकिन सवाल यह है कि हम आपके बीच रहें भी तो किसके 
सहारे रहें। आज तो हम राज्य या पूँजी के सहारे रहते हें। राज्य ' 
से मदद लेकर या पूँजीपतियों से चंदा माँगकर आश्रम बनाकर 
रहते हैं तथा आपके बोच में आकर काम करते हैं। भीष्म-द्रोण 
को कहानी मालम है न! उनका दिल पांडवों की भलाई की ओर 
ही था। उनकी सारो सहानुभूति और प्रेम पांडवों के लिए था। 
फिर भो चूँकि उनको परवरिश दुर्योधन की ओर से हुई थी, 
इसलिए मौके पर उन्हें दुर्योधन का ही साथ देता पड़ा। हम' लोगों 
की परवरिश राज्य की ओर से, पूँजी की ओर से होगी तो हमारी 
सहानुभति चाहे जितनी आपके लिए हो, हमारा आशीर्वाद हंमेशा 
उनको ही दीर्घायु बनाने के लिए होगा। जब तक यह स्वरूप 
रहेंगा, हम चाहे जितने दिन आपके बीच में काम करें, हमारे 
जरिये आपका ग्राम-राज्य नहीं स्थापित होगा। 

इसलिए अगर आपको हमारी आवश्यकता हें तो पहली 
जरूरत यह हे कि हम पूँजी के भरोसे जिन्दा न रहकर अपने श्रम 
और आपके श्रम-दान से जिन्दा रहें। अतः हमारा संगठन भी 
ऊपर से नीचे न जाकर, नीचे से ऊपर जाना चाहिए। तो सबसे 
पहले गाँव में सबको मिलकर यह तय करना होगा कि हमें 
अंपना काम खूद चलाना है। फिर रास्ता बताने के लिए हमसे 
जरूरत पड़ें तो ज़िस तरह से आप किसी भी गुरु-पुरोहित को 
बसाते हैं, उसी तरह किसी को बसायेंगे। उनके लिए थोड़ी जमीन 
भी देनी होगी, कुछ साधन भी देने होंगे, जिससे वह और उनका 


६८ ' ग्राम-रांज 


परिवार मेहनत करके उत्पादन कर सके। अगर कुछ घटेगा तो 
आप अपने श्रम से पंदा की हुई सामग्री थोड़ी-थोड़ी देकर पूरा 
कर देंगे। इस' तरह से एक-एक इलाके के लोग जब इस' बात का 
संकल्प कर लेंगे कि हमको बाहरी राज्य नहीं चाहिए, हम ग्राम- 
राज्य ही स्थापित करेंगे और सब लोग मिलकर किसी दूसरे 
मित्र-परिवार को अपने बीच में बसा लेंगे तो थोड़े ही दिन में 
आपकी योग्यता बढ़ जायेगी । तब हमारी सेवा की आवश्यकता 
ही नहीं रह जायेगी। 

इस प्रकार से आश्रमों की भी व्यवस्था होगी। आश्रमों में भी 
जमीन, ग्रामोद्योग आदि उत्पादन के साधन होंगे, जिनसे लोग 
मेहनत करके पेदा करेंगे और जो घटेगा, उसे आस-पास के लोग 
श्रम-दान से पूरा करेंगे। ऐसे आश्रमों में खेती-बारी और ग्रामो- 
द्योगों की तरक्की की खोज होगी और आप जिन सेवकों को अपने 
बीच में बिठाना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी। इन आश्रमों में 
आपके बच्चों के शिक्षण का भी प्रबन्ध हो सकता है। 

हम लोगों का स्वरूप जब ऐसा हो जायेगा तभी हम केन्द्रीय- 


राज्य और पूंजी के बाहर निकलने के लिए आपका मार्गदर्शन 


करते रह सकेंगे | नहीं तो हमारी सहानुभूति आपके लिए और 
आशीर्वाद उनके लिए रहने से कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा। 
शंका--अगर .सब लोग दरीरश्रम से उत्पादन करेंगे तो 
व्यवस्था का काम कौन चलायेंगा ? आखिर दफ्तर, कचहरी 
डाकखाना, रेल, जहाज आदि कुछ-कुछ तो चलेगा ही । उसका 
क्या होगा ? 
. समाधान--इस बात को समभकनें के लिए श्रेणीहीन समाज 


शंका समाधान ६९ 


पर गहराई से विचार करना होगा। मेंने कहा हे कि हरएक 
आदमी को शरीरश्रम और बौद्धिकश्रम दोनों करता होगा। 
दोनों के अभ्यास और विकास से ही वह पूर्ण मनुष्य बनेगा। 
तंब आदमी बृछ्धिपूर्वक वेज्ञानिक शरौरश्रम से उत्पादन करके 
'अपने शरीर का गुजारा करेंगा और व्यवस्था का काम अधिक 
आदमियों में बाँटकर फंला देना होगा, ताकि शुद्ध बुद्धि का काम 
केवल समाज-सेवा में अपित हो सके । द 

अब रहा उस व्यवस्था का काम जो समाज के वक्ष के ऊपर 
को डाली का होगा। उनके लिए नीचेवाले ऐसा नियम बना 
सकते हैं कि वे भी अमुक अवधि तक शरीरश्रम से उत्पादन अवश्य 
करें और जिस अनुपात से वे उत्पादन करें, व्यवस्था-कार्य में भी 
उनका वेतन उसी अनुपात से मिले। इस प्रक्रिया से अनिवारये 
केन्द्रित-व्यवस्था के कारंण विशिष्ट बुद्धिजीवी वर्ग की सृष्टि 
'नहीं हो पायेगी। | 

शंका--लेकिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर जेसा विशिष्ट प्रतिभाशाली 
व्यक्ति हो तो क्या उसे भो उत्पादन-श्रम' करना होगा ? और 
होगा तो क्या प्रतिभा का दुरुपयोग नहीं होगा? 

समाधान---असाधारण प्रतिभा को बुनियाद पर समाज- 
व्यवस्था का ढाँचा नहीं बनता हे। समाज में जब कभी कोई 
असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति निकलेंगे, उत्त समय का समाज 
उनके लिए असाधारण व्यवस्था सोच लेगा। आज उसके लिए 
आप कुछ नहीं सोच सकते हें, क्योंकि जो साधारण से पर होते हैं 
उन सबको विशेषता एक किस्म को नहीं होगी। विशेषता 
का प्रकार देखकर समाज के लोग समुचित व्यवस्था कर लेगे। 


७० ग्राम-राज 


लेकिन में आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्पादक-श्रम किसी 
के प्रतिभविकास के लिए बाधक नहीं होता, बल्कि वह प्रतिभा 
वास्तविक जीवन के अनुभव के कारण ओर प्रखर होती है। 
निःसंदेह रवीन्द्रनाथ ने इस' तथ्य को महसूस' किया था। यही 
कारण है कि उन्होंने उत्पादन के अभ्यास से शिक्षण-कला का 
विचार जाहिर किया और विचार को अमली रूप देने के लिए 
गांति-निकेतन और श्री-निकेतन का संगठन किया। 

दगंका---आपने कहा है कि उत्पादन को प्रक्रिया के माध्यम 
से तालोम दी जायगी। साथ ही यह भी कहा है कि बड़े-बंड़े 
कारखाने, नहर, रेलगाड़ी आदि भी रहेंगे; तो जिनको इंजी- 
नियरिंग,डाक्टरी आदि सीखनो हे, वे केसे सीखेंगे तथा कवि और 
कलाकार का शिक्षण कंसे होगा ? 

समाधान---इंजीनियरिंग, डाक्टरी आदि केवल किताबें 
पढ़ने से नहीं आती। बचपन से हो यदि उत्पादन की प्रक्रिया का 
अभ्यास रहेगा, तो ये विद्याएँ ज्यादा अच्छी तरह समभ में आयेंगी । 
यह कंसे होगा, इसे समभने के लिए बुनियादी शिक्षा की पूरी 
योजना समभनी होगी। 

मेंने कहा है कि समाज के हर कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा 
देनी होगी और यह भी कहा हे कि सहकारी-समाज के लिए यह 
आवश्यक हे कि हर व्यक्ति का बौद्धिक, शारीरिक और सांस्कृतिक 
स्तर करीब-करीब बराबर हो। इसलिए हर व्यक्ति की पूर्ण- 
रूपेण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गांधीजी ने यह भी 
कहा है कि शिक्षा की अवधि जन्म से मृत्यु तक होती है। यह तो 
आप मानेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक किसो-न-किसी 


दांका-समाधान ७१ 


काम में लगा रहता है। रेलवे, मोटर, हवाई जहाज थ्यादि चीजें 
यदि दुनिया में रहेंगी, तो इनके उत्पादन के कारखाने कहीं तो 
रहेंगे ही। ऐसे कारखानों में आज मजदूर काम करते हैं । उस समय 
उत्पादन का काम. विद्यार्थी करेंगे। इन कारखानों में आज जो 
विशेषज्ञ, इंजीनियर आदि रहते हें वे शिक्षक होंगे। विद्यार्थियों 
के साथ प्रत्यक्ष उत्पादन का काम करते हुए उन्हें शास्त्रीय ज्ञान भी 
देंगे।ताता नगर,चितरंजन आदि जो बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्र हें, वे 
सब विश्वविद्यालय हो जाय॑ँगे। गृह-उद्योग, ग्रामोद्योग के माध्यम 
से नीचे दर्ज में शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी ऐसे केन्द्रों में जाय॑गे, तो 
उन्हें पहले ही से विभिन्न विज्ञानों की जानकारों रहेगी । फलस्वरूप 
आज इंजीनिर्यारिंग कॉलेज में जो विद्यार्थी भरती होते हैं, उनसे ये 
विद्यार्थी ज्यादा योग्य होंगे। उसी तरह कृषि, बागवानी तथा 
वनस्पति-शास्त्र में रुचि रखनेवाले लोग प्रकृति की गोद में 
विचरते रहने के कारण साहित्य, कछा तथा कविता का भी 
विकास कर सकेंगे। जिनको प्रकृति स्वभावतः: साहित्य, करा 
आदि को ओर भूको रहती हे, वे कुदरतो तौर पर ताता नगर तथा 
चितरंजन को ओर नहीं भुकेंगे। वे बचपन से ही ऐसे उत्पादन 
का काम चुनेंगे , जिससे उन्हें प्रकृति के साथ एक होकर कला के 
विकास का मौका मिले। 


हमारे प्रकाशन 


(भूदान - साहित्य) 
त्रिवेणी |) 
भगवान्‌ के दरबार में ] 
साहित्यिकों से ।)) 
विनोबा-प्रवचन (9 
गीता प्रवचन १) 
भूदान-यज्ञ (नवजीवन ) १॥) 
विनोबा के साथ १] 
मानवीय कांति |) 
ऋति का अगला कदम | 
साम्ययोग की राहपर )) 
शासन-मुक्त समाज की ओर ८) 
युग की महान्‌ चुनौती ) 
ग्रामराज का 
संपत्तिदान-यज्ञ )) 
व्यवहार-शुद्धि ) 
सर्वोदय का इतिहास-शासत्र |] 
श्रमदान ह || 
पावन प्रसंग |] 


भूदान-आरोहण ॥|) 
भूदान-दीपिका न) 
साम्ययोग का रेखाचित्र >] 
संत विनोबा और भूदान-यज्ञ ८) 
नयी क्रांति के गीत |) 
घरती के गीत ,) 
विनोबा-चित्रावली ।॥॥) 
520ए0०5%&979%8 & . मत 
7६४०८ 0-9 
3२९ए००प्र/07%7ए 80047 
90]728 0-4 


५१७०7०93 & 5 ४४४00. 3-0 
(मम - जीवन - साहित्य) 


हमारे गाँवों का पुननिर्माण १॥॥] 
ग्रामसेवा के दस कार्यक्रम १४ 
गाँव-आंदोलन क्यों ? शक 
स्त्रियाँ और प्रामोद्योग )) 
तवभारत ४] 
ग्राम-स्वालस्बन की ओर |) 
ग्राम-सेवा की योजना ) 


अखिल मारत सब-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाद, काशी 


गाँव का गोकुल 


[ मूल मराठी का हिन्दी रूपान्तर ] 


अप्पा पटवधन 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाठ, काशी 


प्रकाशक : 
अ० वा० सहखबुद्धे, 

मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, 
वर्धा (म० प्र०) 


पहली बार : २०,०० ० 
सितंबर, १९५५ 
मूल्य : चार आना 


सुद्रक : 

पं० पृथ्वीनाथ भागेंव, 
भार्गव भूषण प्रेस, 
बनारस 


ह। 


| क 


स्सफरणु 


यह पुस्तिका में अपनी दिवंगठ माता की पवित्र स्मृति को 
अत्य॑ठ मक्तिमाव से सर्मर्षित करता हैं। इस पुस्तिका 
के विचए मुझे! जितने गांधी-विनोब से मिले हैं, 
उससे भी अधिक मेरी माता से ही मिले हैं। 
आज वह जीवित होती, तो भुदान-यज्ञ- 
आंदोलन से उसे संतोष होता ओरे में 
उसमें भाग ले रहा हूँ, यह देखकर 
वह मेरी पीठ थपथपाती। 


गोपुरी | -+अप्या पटवर्धन 
ता० १७-१०- ५४ 


अनुक्रम 


१, भूदान-यज्ञ का उद्भव ओर विकास-- ७-९ 
भूदान-यज्ञ ६, गाँव का गोकुल € । 
२, सबे भूमि गोपाल की-- १०-३५ 


न्याय का नया दत्त्व ११, पुनवितरण १३, स्वामित्व का मूल १३, 
लगान का समर्थन और उसकी मर्यादा १४, छीना-झपटी १६, खरीदार 
१७, मालकियत नहीं, इनाम १८, मर्यादित स्वामित्व १८, मालकियत 
बनाम लियाकत । १६९, द्वापदी की कहाती २०, गूछामी का आख्यात 
२३, निःशृद्र पृथ्वी २९, सूदखोरी ३१। 

३. प्रइन, शंका, आशक्षेप-- ३६-५८ 
भूमि ही क्‍यों! ३६, कौन कितना भूदान दे ? ३७, स्वामित्द- 
विसरजंन ३८, छोटे टुकड़ों से उत्पादन घटेगा ४०, तब कम्युनिस्टों में और 
आपमें क्या फर्क रहा ? ४२, फिर यह ज्ञान्तिपाठ किसलिए ? ४२, हममें 
और उनमें फर्क ४४, जमीन मुफ्त में क्‍यों बाँठते हो ? ४५, खेती : एक 
नौकरी ४६, लगान बढ़ भी सकता है ४७, उचित: लगान भी लिया 
जायगा ४८, क्या यह पक्षपात नहीं है ” ४८, देने में परम आनन्द ५१, 
हमारा नवभारत ५४, सम्पत्तिदान, श्रमदान, जोबनदान ५६। 
परिशिष्ट | ५०-६४ 
नये समाज का निर्माण ( विनोबा ) 


गाँव का गोकुल 
भूदान-यज्ञ का उद्धव और विकास ३3१: 


विनोबा आज के युग के भ्रतिज्ञानेश्वर' ही हैं। जैसे 
ज्ञानेशवर के निवृत्ति और सोपान, दोनों भाई उन्हींके समान 
बुद्धिमान्‌ एवं वेराग्यशील थे, वैसे ही विनोबा के दोनों भाई, 
श्री बाठ्कोबा ओर श्री शिवाजी भी बुद्धिमान्‌, विद्वान, चुस्त 
ब्रह्मचारी एवं समाज-सेवा के लिए सबेस्व अपंण करनेवाले सेवक 
हैं। सारे संसार के इतिहास में ऐसा तीसरा उदाहरण शायद ही 
हो, जहाँ तीनों भाई परमाथ निष्ठ रहे हैं । 

बचपन में ही विनोबा ने देश-सेवा का तथा त्रह्मचये का दृढ़ 
संकल्प किया। संत-वाडःसय में उनकी विशेष रुचि थी। तुकाराम, 
रामदास, ज्ञानेशवर आदि के ग्रंथ उन्होंने बचपन में ही कंठ कर 
लिये | सन १७१४ में छोकमान्य तिछूक का 'गीता-रहस्य! ग्रंथ 
प्रकाशित हुआ | विनोबा ने उसका रूगातार चोदह बार पारायण 
किया ओर इंटरमीडियेट की परीक्षा के छिए बम्बई जाने के 
बदले वेदांत के अध्ययन के छिए काशी की राह पकड़ी। वहां 
से १९१६ में वे गांधीजी के सत्याग्रह-आश्रम में दाखिछ हुए। 


१ ज्ञानश्वर--महाराष्ट्र के ह्मनिष्ठ कवि, दाशनिक और संत- 
शिरोमणि । तेरहवीं शताब्दी में इनके कारण महाराष्ट्र का पुनरुत्थान 
हुआ। तब से आज तक महाराष्ट्र के देहातों में जब भी सामूहिक भजन 
होता है, तब 'ज्ञानेश्वर माउली” (माउली -- माता )---ज्ञानराज माउली' 
का नामघोष होता ही है । 


दर गाँव का गोकुछ 


बीच में ठीक एक बे के लिए वे वाई के पंडित श्री नारायण शादी 
मराठे के पास उपनिषदों के अध्ययन के लिए गये थे। उस 
एक वर्ष की अवधि को छोड़कर वे या तो सांबरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में या १६२१ में अपने स्वयं स्थापित किये हुए वधो-आश्रम 
में अखंड साधना करते रहे । १६४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह- 
आंदोलन का श्रीगणेश करते हुए गांधीजी ने जब उन्हींको प्रथम 
सत्थाग्रही के तौर पर चुना, तभी पहली बार बाहर की दुनिया ने 
विनोबा का नाम सुना। इसके बाद के चार साल उन्होंने जेल में 
व्यतीत किये। उस समय उन्‍होंने भारत की सारी भाषाओं का 
और लिपियों का अपना अध्ययन पूरा किया। कुरान का अध्ययन 
करने के लिए अरबी भाषा सीख ढछी। फारसी तथा अंग्रेजी 
भाषाएँ उन्हें अवगत हैं ओर संस्कृत का सारा धर्म-बाडःसय तो 
उन्होंने आत्मसात्‌ ही कर ढछिया है | भगवद्गीता पर उनकी 
अपार भक्ति है और उस ग्रंथ का उनका विशेष अध्ययन है| गीता 
का उनका समइलकोकी मराठी अनुवाद गीताई” अप्रतिम है। उनके 
भधुकरः, गीता-अवचन', 'स्थितप्रज्ञदशेन'ः आदि ग्रंथ छाखों 
निष्ठावान्‌ पाठकों के जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। 

हमने गांधीजी के युग में जन्म छिया और उनके नेतृत्व में 
काम करने का सोमास्य हमें आप्त हुआ। इससे हमारा जन्म 
साथेक हुआ। उसी अकार उनके बाद विनोबा-जैसे छोकोत्तर 
सत्पुरुष के नेतृत्व में भूदान-यज्ञ जेसे परम पविन्न आंदोलन में 
भाग छेने का सुयोग हमें प्राप्त हुआ। यह भी हमारा परम 
सोभाग्य हे । 


भूदान-यज्ञ 


अप्रेल, १७५१ में हेदराबाद (दज्षिण ) के समीप शिवराम- 
पलली गांव में सर्वोदिय समाज का सम्मेलन हुआ | उसमें भाग 


भूदान-यज्ञ का उद्भव और विकास ७ 


लेने के लिए विनोबा वधों से हेदराबाद पेदर गये। सम्मेलन 
समाप्त होने के बाद तेलंगाने में जमींदारों ओर किसानों के बीच 
जो विग्रह की अग्नि सुलग रही थी, उसका उपयुक्त हूछ निकालने के 
उद्देश्य से विनोबा ने तेरंगाने की पदयात्रा प्रारंभ की । उस यात्रा 
में तारीख १८-४-५१ को पोचमपल्ली गाँव में, विनोबा की प्राथना- 
सभा में वहाँ के हरिजनों ने विनोबाजी के सामने अपनी निरा- 
धार स्थिति रखी ओर प्राथना की कि यदि विनोबा उन्हें सरकार 
से पयाप्त भूमि दिला देंगे, तो वे छोग बिना किसीको छेड़े या 
सताये, मेहनत-मजदूरी करके सुख-संतोष से अपना गुजारा कर 
लेंगे। उनकी वह माँग विनोबा को उचित मालूम हुई और उन्होंने 
वहाँ की सभा में उपस्थित जमींदारों से वहीं ग्राथना की कि वे 
अपने इन गरीब भाइयों के लिए थोड़ी-थोड़ी जमीन दें । १६ हरि- 
जन कुटुम्बों के लिए, प्रति कुट्ुम्ब पाँच एकड़ के हिसाब से, 
अस्सी एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। श्रोताओं में से एक 
तरुण सज्जन श्री रामचन्द्र रेडी खड़े हुए ओर उन्होंने घोषणा की 
कि में अपनी जमीन में से सो एकड़ अच्छी जमीन हरिजनों को 
अर्पित करता हूँ । 

विनोबा ने साना कि मुझसे परमेश्वर प्रसन्न हुए, इसका यह 
चिह्न है । सज्जनों का हृदय ही परमेरवर का निवास-स्थान हे। प्रत्येक 
मनुष्य मूछतः सज्जन ही हे। उसके हृदय में परमेश्वर का ही 
निवास होता है । वह सोता हो, तो भी सच्ची भक्ति की पुकार से 
वह जागता हे और प्रकट होता है, इसका यहाँ उन्हें अनुभव हुआ। 
उस दिन से विनोबा जहाँ गये, वहाँ उन्होंने जमीन-मालछिकों से 
भूमि-हीनों के छिए भूमि माँगी और अत्येक स्थान पर सज्जन 
भू-स्वामियों ने उन्हें जमीन दी भी । इस प्रकार उस समय तेलू- 
गाना में बारह हजार एकड़ भूमि प्राप्त हुई । 

तेलंगाना की यात्रा समाप्त कर विनोबा पेदलछ ही बधो छोटे । 


८ गाँव का गोकुल 


थोड़े ही दिनों बाद उन्हें जवाहरलालूजी का निमंत्रण, दिल्‍ली आकर 
मिलने के लिए, आया। जहाँ तक हो सके, विनोबा सिक्के का उप- 
योग करना टाछते हैं। क्योंकि, पेसे से ही समाज में कई प्रकार 
के अनर्थ हो रहे हैं। वास्तव में पेसा सम्पत्ति नहीं हे | वह तो केवल 
संपत्ति-द्शेक मुद्रा हे, एक रुका हे। किंतु आज के व्यवहार में फोटो 
ने मनुष्य को ओर चिट्ठी ने छेखक को पदच्युत कर उसकी जगह 
हड़प ली है। इसलिए व्यवहार से इस छल्िया पेसे को निकाल 
बाहर करने पर विनोबा जोर देते रहते हैं। रेल, मोटर, विमान 
आदि का श्वास बिना पेसे के हो नहीं सकता। इसके अतिरिक्त 
पेदल चढनेवाला स्वतंत्र होता है, अपने मन का शाजा होता है। 
पेदछ चलने से और भी कई बातें सिद्ध होती हैं। इसलिए विनोबा 
यथासंभव पेदछ ही चलते हैं। आवश्यकता होने पर तो बेलगाड़ी 
या घोड़ागाड़ी का उपयोग कर लेते हैं। दिल्‍ली भी वे पेदछ ही 
गये। रास्ते में भूदान का प्रचार जारी ही था। तपइचयों, विद्धत्ता, 
चितन, अतिभा तथा चारिज्य के कारण बिनोबा की वाणी में ऐसी 
शक्ति आ गयी है कि जिन-जिनके कानों में उनकी अम्ृततुल्य 
वाणी पहुँचती है, वे उनके भक्त बन जाते हैं। विनोबा को दिल्‍ली के 
रास्ते में भी काफी भूदान मिछा। वहाँ से वे कार्यकर्ताओं के 
आग्रह से उत्तर प्रदेश में गये। वहां उन्हें चार-पाँच छाख एकड़ 
जमीन मिली ओर भूदान-यज्ञ-आंदोछन का यश चारों ओर फेलने 
लगा। अग्रेल, १९४२ में बनारस के समीप सेवापुरी में स्बोदिय 
समाज का सम्मेलन तथा सर्वे-सेवा-संघ की सभा हुई। उसमें 
सर्वे-सेवा-संघ ने आगामी दो वर्षों में सारे भारत में पचीस 
छाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का संकल्प किया। सर्वे-सेवा-संघ के 
प्रधानसंत्री श्री हंकरराव देव ने इस आंदोलन के छिए अपने- 
आपको समर्पित कर दिया ओर कई प्रदेशों में पदनन्‍्यात्राएँ कीं । 
विनोबा ले यह स्पष्ट कर दिया कि ये पचीस छाख एकड़ तो 


भदान-यज्ञ का उदभव और विकास 8 


केवल पहली किस्त होंगे। १९५७ तक कुछ पांच करोड़ एकड़ 
जमीन दान में प्राप्त कर भूमिद्दीनों में बॉटनी है। इसी नि३चय से 
विनोबा काम कर रहे है । 


गाँव का गोकुल 


उत्तर प्रदेश की यात्रा पूरी कर विनोबा ने बिहार की पुण्यभूमि 
में प्रवेश किया। बिहार बुद्ध भगवान्‌ की भूमि हैे। वहां 
बविनोबा ने अपना यह निहइचय घोषित किया कि जब तक 
बिहार की भूमि-समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं होगा 
अथोत्‌ जब तक वहाँ बत्तीस छाख एकड़ जमीन नहीं 
सिलेगी, तब तक वे बिहार छोड़कर नहीं जायँंगे । उनका 
वह ॒ महान्‌ संकल्प भी बहुत अंशों में पूरा हो गया है। दो 
वर्षों में पचीस छाख एकड़ से अधिक जमीन मिल गयी। 
बिहार में £ अक्तूबर, १९५४ तक २९ छाख, १७ हजार एकड़ 
जमीन मिली है। शेष भूमि भी अब अवश्य सिलेगी, इस विश्वास 
से प्राप्त भूमि के बँटवारे की ओर अब अधिक ध्यान दिया जा रहा 
हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में विनोबा को कई परे-के- 
पूरे गाँव दान में मिले हैं। जहाँ जमीन बड़े पेमाने पर वितरित 
होती हूँ, वहाँ भूमि-दाताओं तथा भूतपूंब भूमि-हीनों के बीच सदू- 
भावनाओं ओर नयी आशाओं की उमंग आती है और गाँव में 
नवजीवन का संचार होने छगता है । गाँव गोकुछ” बन जाता है । 
विनोबा की इच्छा है कि भारत का अत्येक गाँव इस प्रकार गोकुछ 
बने । हम सबकी भी इच्छा यही हो सकती है । कोन नहीं चाहता 
कि हमारा अपना गाँव अदालत के फेसलों से नहीं, बल्कि गाँव- 
वालों के पारस्परिक प्रेम, ऐक्य तथा संतोष से' अपना जीवन 
सम्पन्न करे ओर वह गोकुल बने । 

गाँव का गोकुछ बनाने की सामथ्य भूदानन्यज्ञ में «० «० 


सबे भूमि गोपाल की २: 


दूसरे प्रकार की सम्पत्ति के लोभों की अपेक्षा भूमि का लोभ 
सबसे अधिक बलवान है। पाव ( ३ ) कट्ठा जमीन के लिए छोग 
हाईकोर्ट तक छड़ते हैं। और आप छोग कहते हैं कि जमीन- 
मालिक अपने पूवजों की कमायी हुई, पुरतों से उनके खानदान के 
कब्जे में रही हुई जमीन शांति से ओर श्रेम से भूमिह्दीनों को 
दे दें। यह केसे होगा ? 

कैसे होगा, यह क्या पूछते हैं ? हमारी आँखों के सामने 
प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। पिता जिस प्रकार अपने श्राणों से 
भी अधिक प्रिय और प्रेम से प्रतिपाछित कन्या बड़े प्रेम तथा 
भक्तिभाव से बड़े समारोह के साथ बर को सौंप देता हे और 
ऊपर से कुछ अलूंकारादि देकर अपने-आपको कृताथ मानता है, 
ठीक उसी प्रकार जमींदार और गरीब छोटे जमीन-माल्कि भी 
भूमिहीनों को, अपनी आज तक की असामियों ( कोलदार ) और 
मजदूरों को भूमि अर्पित करने में तथा बेठ, हुछ और जुआ 
आदि देने में अपने को धन्य मानते हैं । 

सब ऐसा ही करें और धन्य हों। जो श्रेम से नहीं देंगे, उन्हें 
. देने के लिए कल कानून बाध्य करेगा। कानून के रास्ते में रुकाबटें 
आवबें, तो शायद बछवा भी हो । उसमें सबकी हानि होगी । किंतु 
भूमि का पुनर्वितरण किसी हारूत में भी टछ नहीं सकता। 

बलवा होगा कहना डराना-धमकाना नहीं हे । वह तो एक 
संवेदनापूर्ण पूर्ब-सूचना हे। 

किंतु यदि छोग भूदान-यज्ञ का पवित्र संदेश समझने को 
कोशिश करेंगे, तो वह उन्हें जरूर जँंचेगा ओर यदि बहुत छोग 
उस तत्त्व का आचरण करेंगे, तो उससे सबका कल्याण ही होगा । 


सबे भूमि गोपाल की ११ 


मुझे यह विश्वास है कि छोग मानेंगे ओर प्रेम से तथा शांति 
से भूमि-वितरण होगा, कानून भी यथासमय होगा, हो भी रहा 
है ओर विरोध करने का दुःसाहस भी कोई नहीं करेगा। 

लेकिन उसके छिए भूदान-यज्ञ के पीछे जो सद्विचार है, उसे 
छोगों को भक्कीमाँति समझा देना चाहिए। उनकी शंकाओं का, 
कठिनाइयों का तथा आशंकाओं का निवारण करना चाहिए। इस 
पुस्तिका का यही उद्देश्य हे। बिनोबा का तो सारा जोर विचार- 
प्रचार पर ही हे । लिहाज-मुहब्बत के लिए भय से या दबाव से 
कोई एक चप्पा भर जमीन न दे। समझ में आने पर, बात दिभाग 
में खप जाने पर ओर जी में भाने पर छोग अपने-आप देंगे ओर 
दूसरों से दिलवायेंगे। किसीके मना करने पर भी वे नहीं मानेंगे। 
जो अनिवाय प्रेरणा हमें इस विचार का प्रचार करने के लिए 
४३ कर रही है, वही प्रेरणा उनसे भूमि दिलछाये बिना कैसे 
रहेगी ! 


स्याय का नया तत्त 


सामाजिक न्याय समय के अनुसार बदलता रहता हे। 
“स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हें”, राष्ट्रॉं-राष्ट्रों के बीच 
न्याय का यह नया तत्त्व लोकमान्य तिरूक ने दुनिया के सामने 
रखा ओर उसीकी परिपूर्ति के रूप में महात्मा गांधीजी ने 
“भारत छोड़ो” की महत्त्वपूणं घोषणा की | परिणाम यह हुआ 
कि कुल पाँच साल में ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये । उनके 
पश्चात्‌ छह सो राजा-महाराजाओं ने अपनी राजगद्दियाँ शीघ्र ही 
छोड़ दीं। साम्राज्य गये, राज्य गये, जागीरें गयीं, मनसबदारी 
गयी, इनामदारी जा रही हे । इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ; बल्कि 
अन्याय का निराकरण ही हुआ। इंग्लेण्ड के राजा को, पुतंगाल 
के राजा ने बम्बई द्वीप दहेज में दियाथा। पूना क्के दूसरे 


१२ गाँव का गोकुल 


बाजीराव ने महाराष्ट्र का राज्य एल्फिन्स्टन साहब के सिपुर्द किया 
था, किन्तु उसी पूना में स्वराज्य की एवं उसी बस्बई में “भारत 
छोड़ो” की छछकार उठी न! फरासीखियों से भी हमने भारत 
पर से अपने स्वामित्व का अधिकार छोड़ने को कहा ओर उन्होंने 
' हमारी बात मान भी छी। पोचुंगीज नहीं मान रहे हैं, इसलिए 
हम उन्हें उद्ण्ड कहते है और क्या यह भी नहीं कहते कि 
जमाना उन्हें हमारी बात मानने को बाध्य करेगा ? 

फिर वही न्याय सव नंबरों के राज्यों' के छिए भी छागू हुए 
बिना कैसे रहेगा ? जमीन-माछिक राजा ही तो हुआ। छेड 
माने भूमि ओर छॉड माने पति ! असामी उनकी रेयत या अजा 
हुई ! सब तरफ के राज्य समाप्त हो गये, फिर भा ये छिटपुट 
राज्य कैसे ठहर सकते हैं. ? बदह्यदेश त्रह्मी छोगों का हे। थिवा 
राजा अंग्रेजों की शरण गया या केद हुआ | इतने से ही ब्रह्मदेश 
पर अंग्रेजों को राज्य करने का अधिकार आप्त नहीं हो जाता। 
एल्फिन्स्टन को महाराष्ट्र दे देने का अधिकार ही बाजीराव को 
नहीं था। स्वराज्य तो हर देश के छोगों का अविभाज्य अधिकार 
है। इस अधिकार का न तो कोई दान कर सकता हे ओर न 
अपहरण । यदि कोई छे लेता है, तो बह चोरी का मार लेगा । उसी 
न्याय से मैं जिसे जोतता हूँ, बह जमीन मेरी हे, उसका लंगान 
माँगने का किसी ओर को क्या अधिकार है ? तो कहते हैं कि मेरे 
दादा ने उसके दादा को कज-अदायी में जमीन की बिक्री का 
दस्तावेज लिख दिया था । किंतु भूमि तो ईइवर की देन है । मनुष्य 
उसे कमाके फसल उपजावे, यह ईइवबर की या प्रकृति की कह 
लीजिये, योजना हे। मेरे दादा को उसे बेचने का अधिकार नहीं 
था, उसके दादा को खरीदने का नहीं था। यदि पहले कभी 
रहा हो, तो भी वह अब रद हो जाना चाहिए । 

जिस्‌ प्रकार स्वराज्य सारे राष्ट्रों का अविभाज्य अधिकार है, 


सबे भूमि गोपाल की १३ 


उसी ग्रकार परिश्रम से जीविका कमाने का अत्येक नागरिक को 
मूलभूत नैसर्गिक अधिकार है। उसका मुख्य साधन भूमि है। 
परमेश्वर ने पहले भूमि का निर्माण किया ओर बाद में सलुष्य 
का निर्मोण किया है । भूमि' का यह जन्मसिद्ध अधिकार कोई 
किसीको बेच नहीं सकता और न उसे कोई प्राप्त कर सकता है । 


पुनर्वितरण 


इसलिए जब भूमि का पुनर्वितरण होगा, ओर हरणक को 
उसके हिस्से की जमीन मिलेगी, तभी छोकतंत्र की परिपूर्ति होगी। 
छोकशाही के तत्त्व के आधार पर हमने स्वराज्य माँगा ओर उसी 
बुनियाद पर वह हमें मिला | जिस तत्त्व के अनुसार साम्राज्य नष्ट 
हुए ओर राज्य स्वतंत्र हुए, उसी तत्त्व के अनुसार अब जमींदारी 
मिटकर जोतनेवाले काइतकार स्वतंत्र होने चाहिए। जमीन की 
ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। छोकझ्ाही में सभी राजा हैं अथोत्‌ 
सभी छोग जमीन के माछिक हैं । 

स्वामित्व का मूल 


भूमि की मालकियत का आरंभ मूलतः दो प्रकार से हुआ : 
जमीन कमाने के कारण या हड़प लेने के कारण | यह स्वाभाविक 
ओर उचित भी था कि जो मनुष्य जिस जमीन पर बस गया, 
जहाँ उसने अपना पसीना टपकाकर झाड़-अंखाड़, कॉटे-कंकड़ 
निकाछकर जसीन साफ की, गढ़े पाठे, जमीन समतल की, खेतों 
की मेड़ें बनायीं, समतल भूमि में पेड़ छगाये, बावड़ी खोदी 
ओर मोट छगायी, वह जमीन उसकी समझी जाय। प्रारंभ में 
किसीने भूमि बत्रह्मदेव से तो नहीं खरीदी थी । हरणक को 
केवल परिश्रम से ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ। 

शुरू में जिस तरह जोतनेवाले को ओर परिश्रम करनेवाले 
को जमीन की मालकियत मिलती, उसी तरह आज के ज्ोतनेवाले 


१४ गाँव का गोकुल 


को वह क्या न मिल ? शुरू का जोतनेवाला यदि कुछ मालदार 
हो जाने से, दूसरे किसी अधिक छाभदायी रोजगार में छग जाने 
से खेती करना छोड़ दे, तो उसकी माछकियत भी क्‍यों न नष्ट होनी 
चाहिए ? 

खेती, जमीन की चाकरी है और फसल हे उसका वेतन । जो 
चाकरी करता हे, उसीको पूरा वेतन मिलता है। उसे अपने वेतन 
का कुछ हिस्सा पहले के नोकर को देना नहीं पड़ता । 

परंतु मौजूदा काइतकार को यानी भूमि के वर्तमान चाकर 
को, अलबत्ता जमीन के माछिक को यानी पुराने चाकर को वेतन 
यानी फसल का कुछ हिस्सा देना चाहिए, ऐसा रिवाज पड़ गया 
है। डिप्टी कलेक्टर की जगह प्राप्त करने के लिए अगर कोई तह- 
सीलदार की जगह छोड़ दे, तो नया तहसीलदार पुराने तहसीछ- 
दार को कुछ छूगान नहीं देता । कुछ प्राथमिक अध्यापक अधिक 
कमाई की आशा से मास्टरी छोड़कर रसोइये बन जाते हैं; तब 
उनका स्थान जिन बेकारों को मिलता है, वे उन रसोइयों को उस 
अध्यापक की जगह का किराया नहीं देते। बेकार रहने पर भी 
पढ़ा-छिखा व्यक्ति इतना बुद्धू नहीं बनेगा। फिर मूछतः जो किसान 
है, वह अगर अधिक कमाई की आशा से खेती छोड़ वकालत करने 
लगता है, तो उसकी जगह पर आनेवाछा काइतकार वकील साहब 
को बटाई क्‍यों दे १ क्या इसलिए कि बह भोला-भाला हे ? 


लगान का समर्थन और उसकी मर्यादा 


नहीं, यह केवल भोरापन ही नहीं हे। सबसे पहले के किसान 

ने प्रारंभ में बंजर भूमि में अपने खून का अर्थात्‌ परिश्रम की 
खाद देकर उसे कमाया, उपजाऊ बनाया। उसमें आम लगाये, 
अमरूद लगाये, उन्हें सींचा, संभाला और दीघेकाल तक उनकी 
सेवा-चाकरी की, तब कहीं बीस-पचीस वर्ष के बाद उसे उनके 


सब भूमि गोपाल की १५ 


फल चखने को मिले। अब जब वह दूसरे के हवाढे जमीन करके 
चला जाने छगा, तो दूसरा मनुष्य बिना परिश्रम के मिले हुए बने- 
बनाये आम-अमरूद का हिस्सा मूल किसान को दे, यह उचित 
ही हे। यही 'लगान'! कहायगा। जेसा आम-असरूद आदि 
फल-वृत्तों का गान, बैसा ही धान की खेती का भी। किंतु 
भूमि का यह छगान लेना जैसे मुनासिब साबित होता हे, बैसे ही 
कितनी मुद्दत तक वह वसूछ किया जाय, इसकी भी कुछ मयोंदा 
होती है । दस-बीस बरस की मेहनत से जमीन उपजाऊ बनायी, 
इसलिए अगर छगान लेना उचित है, तो आगामी दस-बीस 
साल तक उसका अनुपात उत्तरोत्तर कम होता जाना चाहिए। 
यावचन्द्रदिवाकरो छेते रहना उपयुक्त नहीं हो सकता । 

उदाहरणाथे, छोटेछाल ने एक होटछ खोला और उसकी साख 
जमायी। अब उसी जगह पर वही धंधा चलाने के छिए प्यारे- 
छाल ने उसे लिया, तो इस साख के लिए ( अंग्रेजी में जिसे 'गुड- 
विल कहते हैं ) प्यारेछाल, छोटेछाल को वार्षिक कुछ रकम दे, 
यह उचित है और ऐसा रिवाज भी है । लछेकिन यह व्यवस्था कुछ 
बरसों तक ही रहेगी। बाद की साख तो प्यारेछाछ की कार- 
गुजारी और सिफत पर निभेर करेगी । 

भूमि का छगान भी साख की तरह कुछ मयादिति समय तक 
लेना ही शोभा देगा। छोटेछाल प्यारेलाल से रुबे समय तक या 
बड़ी रकम माँग नहीं सकता । यदि वह माँगता है, तो प्यारेलाछ 
कहेगा कि मुझे तेरी साख की कोई आवश्यकता नहीं है । पुइत- 
द्र-पुश्त तुझे हिस्सा देते रहने की अपेक्षा में अपनी हिम्मत पर 
तेरे ही सामने होटछ चलाऊँगा और अपना सिक्‍का जमाऊँगा। 

किंतु जेसे होटछ नया खोला जा सकता है, बैसे भूमि नयी 
बनाने की गुंजाइश अब नहीं रही। सब जमीनों पर कब्जा हो 
चुका हे। जो जितनी जमीन हथिया सका, उसने उत्ती हथिया 


१६ गाँव का गोकुल 


ली है ओर अब नये आनेवालों के सिर फोड़ने के रिए यह 
बलिराज! सोंटा छेकर तैयार है। जो नया आया हे, वह बेचारा 
गरीब ( बे-घरबार का ) है, उसकी इस पुराने घाघ माछिक के 
सामने एक न चली । उसे तो पीढ़ियाँ तक शिकमी किसान के 
नाते असामी बनकर ही मेहनत-मशक्कत करते रहना होगा । 


छीना-झपटी 


भूमि का स्वामित्व मूल में जेसे मेहनत-मशक्कत से प्राप्त हुआ, 
बेसे ही वह जोर-जबरदस्ती से हड़पकर ग्राप्त की गयी हे। 
जमीन की मालकियत के बारे में “जिसकी छाठी उसकी मेंस” 
का सिलसिला बराबर चलता आया है। यूरोपियनों ने अफ्रीका, 
अमेरिका आदि भिन्न-भिन्न अदेशों पर अपने-अपने राष्ट्र के 
निशान फहराये। उस समय से वे देश उनके मूल निवासियों 
सहित उन राष्ट्रों की मालकियत बन गये। अब एशिया के छोग 
वहा खेती करने जाने की सोचेंगे और वैसा प्रयत्न करेंगे, तो उन्हें 
वहाँ के सत्ताधारी छोगों की तोपों का शिकार होना पड़ेगा । 

जिस श्रकार बड़े-बड़ों की जोर-जबरदस्ती चल रही है, उसी 
प्रकार मानना होगा कि जमीन के पट्टेदारों ( खातादारों ) की 
हुकूमत भी चाहे बह कानून से भले ही कायम की गयी हो, कम या 
अधिक मात्रा में जबरदस्ती पर ही आधारित हे। रेलगाड़ी 
के प्लेटफॉम पर आकर ठहरते ही जैसे कुछ मुठमदे मुसाफिर 
अच्छी जगह रोक लेते हैं, बेसे ही जिसके लिए संभव हुआ, उसने 
अच्छी और उपजाऊ भूमि हड़प छी। बाद में आनेवाढों को 
या तो निकृष्ट भूमि से संतुष्ट रहना पड़ा या फिर दूसरों के 
असामी बनकर उनकी मेहरबानी पर जीना पड़ा । जमीन-मालिक 
ही कानून बनानेवाले भी थे। ( हिंदुस्तान में भी स्वराज्य-प्राप्ति के 
_पूब बड़े-बड़े पट्टेदारों को ही मत-दान का अधिकार था। ) स्पष्ट है 


सबे भूमि गोपाल की १७ 


कि वे अपनी सुविधा के ही कानून बनाते थे। बढिष्ठों ने जमीन 
आपस में बाँठ ली ओर दुबंलों को मेहनतकश काइतकार बनाकर 
बिना श्रम से मिलनेवाले गान पर वे ऐश-आराम करने लगे । 


खरीदार 


लेकिन कुछ जमींदार कहेंगे कि हमने न तो जमीन पर जबर- 
दस्ती कब्जा किया और न सिर्फे बह हमें मेहनत पर मुफ्त मिली ' 
है। हमने नकद कीमत देकर जमीन खरीदी है । 
पर आपने वह खरीदी किससे १ या तो ज्ञुल्मी माहिक से 
ली होगी या जोतनेवाले मालिक से। अथोत्‌ बेचनेवाले को 
जितना और जैसा अधिकार था, उतना ही अधिकार आपको श्राप्त 
हुआ। चोरी का सोना खरीदने पर चोर का उस पर जितना 
अधिकार होता है, उतना ही खरीदार का होता है। यानी चोरी 
का पता जब तक नहीं रूगता, तभी तक उस पर खरीदार की 
मालकियत रहती है। बात खुलछते ही सोना जब्त होता है. और 
खरीदार भी अपराधी करार दिया जाता है। उसी प्रकार आपने 
यह जबरदस्ती का अधिकार जबरदस्त कीमत देकर हासिल किया 
है। अब ईश्वर ही आपकी रक्षा करे। 
जोतनेवाले परिश्रमी मालिक से आपने जमीन खरीदी हो, तो 
भी उसे सिर्फ अपनी साख यानी जमीन में की हुई तरक्की ही 
बेचने का अधिकार था। सब भूमि का असली मालिक ईश्वर ही 
है । उसके हस्ताक्षर आपके बिक्री-पत्र पर नहीं हैं। अर्थात्‌ आपने 
जोतनेवाले माछिक को “पगड़ी” दी, कीमत नहीं। दोनों 


१ बंबई की “चालों' में रहनेवाल किरायेदार अपनी जगह जब दूसरे 
किरापेदार को देते है, तो उस नये किरायेदार से नजराने के तौर पर जो 
रकम लेते हैं, वह “पगड़ी” कहलाती है। 


१८ गाँव का गोकुछ 


अवस्थाओं में भूमि के न्याय्य वितरण में रुकावट डालने का 
अधिकार आपको नहीं हे । 


मालकियत नहीं, इनाम 


यही बात दूसरी तरह से समझानी हो, तो कहना होगा कि 
भूमि मानव-समाज को ईश्वर का दिया हुआ इनास है। अर्थात्‌ 
आज के पट्टेदार केवल इनामदार हैं। इनामी हक खरीदा या बेचा 
नहीं जा सकता । जिसे इनाम मिला हो, वही उस हक का उपभोग 
कर सकता है। आज जो भूमि-हीन कृषि-मजदूर या असामी 
समझे जाते हैं, वे भी असल में' इनामदारों के हिस्सेदार ही हैं । 
उनकी असहाय ओर अज्ञान दशा में जब वे नाबाकिंग ओर अस- 
हाय थे, तब उनका अधिकार दूसरों ने हड़प छिया था। अब वे 
बालिग और समथ हो गये हैं, इसलिए उनका वह अधिकार अब 


उन्हें छोटा देना है । 
मर्यादित स्वामित्व 


इसका अथ यह होता है कि भविष्य में भूमि का संपूर्ण स्वामी 
कोई भी नहीं रहेगा। भूमि मनुष्य के स्वामित्व की वस्तु नहीं 
है। भूमि-हीनों को जो भूमि मिलेगी, बह भी स्वासित्व के अधिकार 
से नहीं मिलेगी, बल्कि योग्यता के अधिकार से मिलेगी। जब तक्‌ 
वे उस भूमि को अच्छी तरह से कमायेंगे और जब तक उनके 
पास जीविका का ओर कोई अधिक छामदायी साधन नहीं होगा, 
तभी तक उनके पास भूमि रहेगी । थे उसे बेच नहीं सकेंगे या ठेके 
पर किसी ओर को देकर वे खुद दूसरे किसी रोजगार के छिए ज[. 
नहीं सकेंगे । 
इसीका अथ है “सबे भूमि गोपाछ की”--सारी जमीन 
इईइवर की है। अथोत्‌ गाँव की, समाज की यानी सबकी | सबके 


सबे भूमि गोपाल की १९ 


सुभीते की दृष्टि से था तो उसका वितरण हो या उसकी सामु- 
दायिक जोत हो । उस पर कोई अपना निजी अधिकार नहीं रख 
सकेगा । पेसे सुरक्षित रखने का आज तक जमीन एक निरापद 
साधन था | अब वह उस रूप में नहीं रह सकती । 


मालकियत बनाम लियाकत 


साम्राज्यशाही या राजशाही को पीछे छोड़कर अब हम 
छोकशाही के रास्ते पर चल रहे हैं। इसका अथ यह है कि अब 
मालकियत की जगह लियाकत लेगी। मालरकियत विरासत 
में मिछती है लेकिन लछियाकत हरएक को अपने ग्रयत्न से प्राप्त 
करनी पड़ती हे। आज तक राजा का पुत्र राजा हुआ, दीवान का 
बेटा दीवान हुआ, कोतवाल का छड़का कोतवारू ओर चपरासी 
का लड़का चपरासी हुआ। क्‍योंकि छोगों की यह धारणा 
रही कि योग्यता भी रक्त के साथ विरासत में मिलती हे। 
ऐसी अन्याय की परम्परा चलती आयी। योग्यता भी 
खानदान से निधारित की जाती थी और अयोग्यता भी खानदान 
से ही निधोरित होती थी। “यद्यपि ब्राह्मण हो श्रष्ट, तथापि तीनों 
छोकों में श्रेष्ठ--ऐसी भोढी धारणा ब्राह्मणेतरों की भी थी; बल्कि 
यह कल्पना थी कि शूुद्र संस्कृत उच्चारण कर ही नहीं सकते। 
( उन्हें वेदाधिकार नहीं है, इसके यही माने हो सकते हैं; क्योंकि 
वेदों का अथ तो करने की जरूरत किसीको भी नहीं थी ! ) 
किंतु अब ये सब कल्पनाएँ अमपूर्ण सिद्ध हो चुकी हैं। अब आजु- 
वंशिक परंपरा के स्वामित्व की कल्पना का जीवन के हर क्षेत्र में से 
निराकरण हो गया हे। पहले देशमुख का लड़का ही देशमुख हो 
सकता था, लेकिन अब कलेक्टर के छड़के को क्लछक का काम भी 
स्वीकार करना पड़ता है ओर चपरासी का छड़का उसके ऊपर 
का हाकिम या कलेक्टर बनकर आता है। आज छोकशाही अथीत 


२० गाँव का गोकुक 


योग्यता के अलुसार अधिकार का तत्त्व सवेत्र चरिताथ हो रहा 
किक कप * २ #$ 0 4 । 

है । केवछ सब नंबर के राज्य अमी वंश-परंपरागत अधिकार पर 
'वछ रहे हैं। अथात्‌ अब उनके दिन भी रूद गये हैं । 


द्रोपदी की कहानी 


मेरे इस विवेचन पर कोई यह आपत्ति करेगा कि “जिन्होंने 
अपने परिश्रम से कमाया, पेसा रगाकर या जरूरत होने हर सरों 
से ऋण लेकर भी हाल में ही जमीन खरीदी, उन जमीन- [ 
के साथ इसमें विश्वासघात होता है, थे किराये के ढिए 
मकान बनाते, शोयर खरीदते या कम-से-कम बेंकों में पेसा 
जमा करते, तो उन्हें निबोध रूप से आमदनी होती रहती 
और वे अपनी पूँजी अपनी मर्जी के मुताबिक काम में छा 
सकते थे । परंतु आपके इस भूदान-यज्ञ के कारण ओर 
सभी तरह से मुसीबत बढ़ानेवाले कानून की बदौछत सिफे 
जमींदार-वर्ग ही पिस रहा है । आज कानून बना है कि मालिक को 
सिर्फ छठा हिस्सा ही ठेके के रूप में मिलेगा । इसी तरह के दूसरे 
कानून भी बनते चले जाते हैं। इसलिए कोई जमीन बेचना चाहे, 
तो खरीदार की भी हिम्मत नहीं होती । 

ऊपर की आपत्ति में जितना तथ्यांश है, उतना हमें भी मंजूर 
है और इस नयी नीति के कारण जिन छोगों को मुसीबत का 
सामना करना पड़ता है, उनके छिए हमें सहालुभूति भी हे । किंतु 
हरएक सुधार एक प्रकार की क्रांति ही होता है और क्रांति के चक्कर 
में कुछ व्यक्ति या वर्ग पिसते हैं। ऐसे छोगों को हरजाना या मुआ- 
बजा देने के लिए नहीं; बल्कि उनको हतवीये होने से बचाने के 
लिए, उनकी कुछ सहायता अथवा मार्ग-दशेन समाज या सरकार 
अवइय करे। हम व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करते हैं. कि 
सुधारों कःजो छोग अतिपादन करते हैं, उन्हें उन सुधारों के कारण 


छः 


सबे भभि गोपाल की २१ 


कुछ छोगों पर आनेवाली विपत्तियों के निराकरण का अयक्न भी 
करना चाहिए | आपदुग्रस्तों को भी चाहिए कि वे अपने संकीण 
स्वार्थ के कारण सधारों के विरोध का पाप न करें। उदाहरणार्थ 
शराब-बंदी के कारण द्वाराबबालों का व्यवसाय खतम ही गया 
ओर वे बेकार हो गये। किंतु शराब-बंदी का जो आंदोलन हुआ, 
वह उन्हें हानि पहुँचाने के छिए नहीं किया गया; बल्कि छोक- 
कल्याण की कामना से किया गया। अतणएव उन्हें चाहिए कि वे 
इस शुभ काय का विरोध न करें। साथ ही साथ सरकार तथा 
समाज को भी चाहिए कि अन्य उपयुक्त व्यवसायों को करने में 
शराब के व्यापारियों की सहायता करे। भारत को स्वराज्य मिला, 
देशी राज्य विललीन हुए और गोवा-मुक्ति का आंदोलन जारी है। 
इन सबके कारण क्या कम छोगों पर मुसीबतें आयी होंगी या 
आनेवाली होंगी, परंतु सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह 
आवश्यक था और हे कि उन सभी स्वार्थों का निराकरण हो, जो 
अन्याय्य सिद्ध हो चुके हैं। उसी अकार भूदान-यज्ञ की बदौ 
छत अगर कोई मुसीबत में पड़ता है, तो उसे भी विवेक से काम 
लेना चाहिए । 

भूमि निजी स्वासित्व की वस्तु नहीं है। क्रय-विक्रय की वस्तु 
नहीं है । यह विचार आज नया-सा भले ही प्रतीत हो, किंतु इससे 
पहले भी ऐसे ही कई नये-नये विचारों को अपनाकर मानव- 
समाज ने सुधार की या क्रांति की ओर ( दोनों एक ही हैं ) कदम 
बढ़ाते हुए प्रगति की है । 

उदाहरणाथ, ख्री भी किसी समय स्वामित्व की या सोदे 
की वस्तु या सम्पत्ति मानी जाती थी; छेकिन अब वह बेसी नहीं 
मानी जाती | हजरत मुहम्मद पेगम्बर के पूव अरब छोगों में ऐसी 
ग्रथा थी कि पिता की म्त्यु के पश्चात्‌ पुत्र को उसके पिता को संपत्ति 
के साथ उसकी सौतेली माताएँ भी, पत्नियों के नाते, विरासत में 


२२ गाँव का गोकुल 


मिलती थीं। हमारे यहाँ भी यह प्रथा थी कि विधवा भौजाई से 
देवर विवाह करता था | सुग्रीव ने बालि का वध करने के बाद 
उसके राज्य के साथ उसकी पत्नी अथोत्‌ अपनी भोजाई पर भी 
कब्जा कर लिया। पांडवों ने तो द्रौपदी की बाजी लगा दी और 
उसे हार गये। तब द्रोपदी अपने वर्ाभूषणों सहित दुःशासन 
के कब्जे में गयी। वह उस मालकियत के हक के आधार पर 
भरी सभा में द्रोपदी का अपमान करने रगा । पांडव महाशुर 
थे । किन्तु इकरार से उनके हाथ बँघे हुए थे। कोरवों को इकरार 
के कानून का दृढ़ आधार था। ग्रचलित कानून के आगे द्रौपदी 
विवश थी। ऐसे संकट के समय उसने ईश्वरीय कानून का 
आवाहन किया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण दौड़कर आये ओर उन्होंने 
जुआड़ियों के आपसी इकरार को तोड़कर द्रौपदी को उसके पतियों 
के सिपुदे कर दिया। 

उसी अकार यह भूमि माता है। किसान उसके औरस पुत्र 
हैं। इन पुत्रों ने शायद पेट के लिए, शायद व्यसनों के लिए या 
जूए के लिए भी, किये हुए कजे के कारण तथा ब्याज में उसे 
साहूकार के हाथ बेच दिया होगा। साहूकार की उस पर कानूनी 
मारूकियत कायम हो गयी हे। किंतु वह अपनी सुक्ति के लिए 
ईइबर का आवाहन कर रही है। 

ओर वह भ्रभु कहीं दूर से, बेकुण्ठ से गरुडारूढ़ होकर नहीं 
आनेवाछा है। सब्जन का हृदय ही प्रभु का सिंहासन है। मनुष्य 
मात्र ही सज्जन हे। साहूकारों के हृदय में भी प्रभु निद्धित हे। 
उस अभु को जगाने के लिए ही हम यह प्रभाती गा रहे हैं। 
हमारी भक्ति वास्तविक होगी तो प्रभु दोड़कर आवेंगे और भूमि- 
माता को उसके बिछुड़े हुए छाछों के साथ मिला देंगे। 

हिमालय में पंगवालर नाम की एक छोटी आदिवासी जाति 
है। वहाँ ख्री-पुरुषों का अनुपात यह है कि हर तेरह पुरुषों की 


सबे भूमि गोपाल की २३ 


संख्या के लिए स्त्रियों की संख्या बारह है। इसके अछावा एक 
पुरुष के कई स्त्रियों के साथ विवाह होने की अ्रथा प्रचलित हे । 
परिणाम यह होता है कि आये पुरुषों के विवाह होते हैं. ओर 
बाकी पुरुषों को जबरन त्रह्मचारी रहना पड़ता है। इसलिए 
अनाचार और अनथ पेदा होना अनिवाये ही है । उस जाति के 
नेताओं को अब इस पद्धति की अवॉछनीयता का भान होने 
लगा है। ५ 

भूमि का विषम विभाजन भी इसी प्रकार अनथोवह है। 
तेलंगाना में उस विषसता को दूर करने के छिए उतने हो 
अनथेकारक उपाय से काम लिया जा रहा था। परंतु भारत का 
यह सद्भाग्य हे कि ठीक समय पर विनोबा का उदय हुआ ओर 
वे उन प्रयत्नों को कल्याणकारी मार्ग पर मोड़ सके । 


गुलामी का आख्यान 


जैसे स्री एक समय विक्रय की वस्तु थी, बेसे ही पुराने जमाने 
में मा-बाप अपने बच्चे भी बेचते थे | गुलामी की प्रथा का आरंम 
इसी तरह हुआ | एक गरीब के संतानें हैं, पर उन्हें खिलाने की 
सामथ्ये उसमें नहीं हे। ऐसी अवस्था में उससे अपने बच्चों के कष्ट 
देखे नहीं जाते। वह सोचता है कि एकाध बच्चा किसीको बेच क्‍यों 
न दिया जाय ? किसी बाप को अपना बच्चा बेचने का शोक थोड़े ही 
होता है, किन्तु क्या करें ? घर में बच्चे की शोचनीय हालत 
देखते रहने की अपेक्षा यदि किसी समझ-बूझवाले छड़के को बेच 
दिया जाय तो वह रोटी से छग जायगा ओर उसकी जो कीमत 
आयेगी, उससे घर के अन्य बच्चों को भी कुछ समय तक जिलछाया 
जा सकेगा। इस तरह हिसाब करने पर गरीब-नासमझ माँ-बाप 
अपनी संतान साहूकारों के हाथ बेच डालते थे और यह सौदा 
दोनों पत्नों के छिए छामभदायी होता था। बाप को पैसे मिले-- 


२४ गाँव का गोकुल 


बिका हुआ छड़का रोटी से छूगा। देह पर कपड़ा, कंबछ, पनही, 
बिस्तर, ओढ़ना, कभी कोई बीमार हुआ तो दवा,--किसी चीज 
की कमी नहीं रही । साहूकार को भी थोड़ी कीमत में स्थायी ओर 
हुक्‍्मी, एक ही नहीं, बल्कि हर पीढ़ी में एक के पाँच, पाँच के 
पचीस--इस प्रकार बढ़ती संख्या में नोकर मिलते गये। अतएव 
माछिक नोकरों को भल्ीभाँति खिला-पिछाकर हृ्ट-पुष्ट करते 
थे (हम बैलों को करते हैं, उससे भी अधिक चिन्ता से )। वे 
उसका ब्याह भी कर देते। घर में गुलामों की संख्या यदि अधिक 
हो जाती, तो उनमें से आवश्यकता के अनुसार रखकर होष को 
बेच डाछते थे। इस तरह कमाई भी हो जाती। प्रायः सारे 
माछिक गुलामों से प्रेम का व्यवहार करते थे। ओर गुलाम भी 
अपने स्वामी के प्रति ऋृतज्ञ रहते और ईमानदारी से काम करते थे। 

गुछामी की यह प्रथा सदियों तक बड़े मजे में चछती रही, 
बढ़ती गयी और फछती गयी । गुलामों का क्रय-विक्रय बड़े पेमाने 
पर होता था। क्रय-विक्रय करनेवाले दरालछ भी हुआ करते थे। 
उनका व्यापार अन्तरोंष्ट्रीय रूप में चछता था। 


किंतु बाद में यह प्रथा ज्ञीण होती गयी। अपने एकाध-दो 
गुलामों से मालिक दया का सछूक कर सकता था, लेकिन पेशेवर 
दुछाछों का काम इस तरह दया के व्यवहार से नहीं चछ सकता 
था । ओर गुलाम भी अब पहले की तरह नहीं रहे थे । उनके भी 
सींग निकलने लगे | बाप के यहाँ किस तरह भूखों मरना पड़ता 
था ओर माहिक के यहाँ आने पर भरपेट खाने के किए किस 
तरह मिलने छगा, यह सारी पुरानी बात शुरू के शुरामों के नाती- 
पोते भूछ गये । वे हिसाब करने छंगे कि मेरे दादा को मालिक 
के दादा ने नब्बे साल पहले चालीस रुपये में खरीदा। शुरू में 
एक, बाद में पाँच ओर अब तो हम पंद्रह नोकर द्नि-रात इस 
साहछिक के,घर में काम कर रहे हैं। खा-पीकर दो आना हर 


सब भूमि गोपाल की २५ 


रोज की मजदूरी मानी जाय तो भी कया नब्बे बे में उसके 
चालीस रुपये अदा नहीं हुए ? हम मुफ्त में इनका काम क्‍यों 
करें?! इस तरह वे काम से बचने में हीले-हवाले करने 
लगे। नतीजा यह हुआ कि साहूकार के छिए शुर्ामों से 
काम लेना फायदेमंद नहीं रह गया | गुछामों से 
तो रोजी छेकर काम करनेवाले आजाद मजदूर ही अच्छे, ऐसा 
मानने की नोबत आयी। ये खायेंगे अतिद्न रुपये का, काम 
करेंगे बारह आने का और उनकी देख-रेख तथा व्यवस्था-ख्चे 
होगा तेरह आने का। इससे यही समझना बेहतर होगा कि इनके 
लिए दी हुई कीमत एकबारगी फजूलछ गयी। ये भाग जायें तो 
भी अच्छा होगा । पर वे न तो भागते थे ओर न काम ही करते 
थे! जल-मार्ग से जहाजों द्वारा दूसरे देशों में जब उनका नियोत 
होता था, उस समय कुछ गुछाम' अपने ग्राणों की परवाह न 
करते हुए समुद्र में कूद पड़ते थे | हाथ-पाँव में वजनदार बेड़ियाँ 
होने के कारण वे सीधे समुद्र की तह में ही पहुँच जाते थे। उन्हें 
बाहर निकालना भी असंभव हो जाता था। इस श्रकार बेचारे 
दलाछ का नाहक नुकसान होता था। इसछिए उसको भी इस 
व्यापार के छिए कोई उत्साह नहीं रह गया। 

इधर सहृदय माछिकों से ओर विशेषकर हमारे जेसे कंगाल 
समाज-सुधारकों से गुलामों की यह पराधीनता देखी नहीं जाती 
थी। घर में गुलामों की संख्या बढ़ने पर मालिक उनमें से दो तगड़े 
भाइयों को हफ्ते के बाजार में बिक्री के लिए भेज देते। भिन्न-भिन्न 
देशों के दो ग्राहक दोनों भाश्यों को खरीदकर अपने-अपने घर 
ले जाते। दूसरे शब्दों में हम जिस तरह बेलों को बेच देते हैं, उसी 
तरह का यह सौदा भी होता था। किंतु बेल एक-दूसरे का नाता 
नहीं पहंचानते। उनकी माँ भी बछड़े का दूध पीना बंद होते ही 
उसे भूल जाती है । आदमी की स्थिति बैसी नहीं है । उसे कौटु- 


२६ गाँव का गोकुल 


स्बिक प्रेम का ज्ञान तथा बोध रहता है। बाजार में बिकनेवाले 
गुछाम भाई और उनकी माँ एक-दूसरे के गले से छिपटकर “अब 
हम इस जन्म में एक-दूसरे को फिर से देख भी नहीं सकेंगे! 
इस विचार से फूट-फूटकर विछाप करते थे। उनका वह विछाप 
सुनकर आसपास के छोगों का भी जी भर आता था। वे मन में 
निश्चय करते कि गुरामी की यह पापी गश्रथा नष्ट होनी ही 
चाहिए । 

इस प्रकार गुलामी की प्रथा के दिन छद गये। माहिक को 
अब न तो वह आर्थिक दृष्टि से छाभकारी प्रतीत होती थी ओर न 
पारमार्थिक दृष्टि से मन का समाधान करती थी । स्वयं गुलामों के 
लिए उनकी गुलामी शरीर-सुख की दृष्टि से कष्टदायक ही थी, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । नियमित काम, पेट भर अज्न, तन भर कपड़ा 
मिलता था, कोई कमी नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। अमेरिका 
में जब कानूनन गुलामी बंद हुई ओर माढछिकों ने अपने गुलामों को 
बरी (डिसमिस) किया, तब कई गुलाम तो रोये भी। सारी उम्र से 
जो कभी अपनी जिस्मेवारी पर रहे ही नहीं थे, उन्हें अपनी स्वतंत्रता 
से बहुत चिंता हुई। कहाँ रहें, क्या खायें ! सारी बातों की कठि- 
नाई! अपनी गोशाला में सारी उम्र रहनेवाले बेल से यदि हम 
एक दिन कहें, “अरे नंदीराज, आज तक हमने तेरे कंधे पर जूआ 
रखकर, तुमसे गुलाम की तरह काम लिया, पर आज.,हमें उसके 
लिए परचात्ताप होता है। आज २६ जनवरी है, स्वातंत्य-द्वस हे, 
आज से हम तुझे पूरी तरह आजाद करते हैं। जहाँ तेरा जी चाहे 
घूमना ओर चरता रह । हमारा तुझ पर किसी ग्रकार का बंधन नहीं 
है। आवश्यकता होगी तब हम तुझे हछ या गाड़ी खींचने के छिए 
रोजी देकर बुला छेंगे। तुझे लाभदायक मालूम हो तो आ जाना, 
नहीं तो जहाँ मर्जी हो वहाँ जाना । तब बेचारा वह बेल कहाँ 
जायगा ? दिन भर इधर-उधर वक्त काटकर जाम को वापस खूँटे 


सब भूमि गोपाल की २७ 


पर आ पहुँचेगा। वेसी ही स्थिति उन गुरासों की हुईं। अथौत्‌ 
उनकी जो मुक्ति हुई वह उनके शरीर-सुख के छिए नहीं, भूत-दया 
के छिए भी नहीं; अपितु मानवता के तकाजे के कारण हुई। 
मुक्ति गुलामों की नहीं, मालिकों की ही हुई । 

ठेके पर जीनेवाले जमीन-मालिकों को में यही समझा देना 
चाहता हूँ कि इस भूदान-यज्ञ के द्वारा आपसे कुछ छीनने का 
हमारा इरादा नहीं हे । भूदान-यज्ञ आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि 
आपको कुछ देने के लिए ही प्रवृत्त हुआ है। वह आपको चक्कर 
में डालने के लिए नहीं हे, बल्कि आपकी उलझनें सुलझाने के 
लिए है। 

जमाना तेजी से बदल रहा है। समय के साथ मनुष्य भी 
बदछ रहे हैं। किसान पहले के नहीं रहे, माठिक भी पहले के नहीं 
रहे, दुनिया भी पहले की नहीं रही । पहले के जमाने में जो हो 
सका, उपयुक्त माना गया, मुबारिक हुआ, वह अब नये जमाने 
में निबाहा नहीं जा सकेगा, नहीं चलेगा ओर उपयुक्त तो हर्गिज 
नहीं होगा। 

गुझामी खतम हुई ओर उसकी जगह काइतकारी आयी। 
काइतकारों में गुलामी की जोखिम तो पूरी-की-पूरी है; किंतु सुख 
कुछ भी नहीं हे। जेसे बड़ा भाई छोटे भाई को अछग कर देता 
है, उसी तरह धूते मालिकों ने गुलामों को अछग कर दिया। किंतु 
उन्हें गुजारे के छायक भूमि भी नहीं दी। इस उछटफेर में मालिकों 
ने अपना ही उल्लू सीधा किया। काइतकारों को एक-एक साल के 
छिए जमीन ठेके से दी। पहले गुलामों की गुजर-बसर की चिता 
माहिक को ही करनी पड़ती थी । अब काइतकार को कितनी बचत 
होती हे, उसमें वह अपनी गुजर-बसर कर सकता है या नहीं, 
इसकी जिम्मेबारी मालिक पर नहीं रही। खेती में फायदा हो या 
न॑ हो, फसलछ आये या न आये, मालिक के छगान को-कोई खतरा 


२८ गाँव का गोकुछ 


नहीं। काइतकार को गुलामी के सारे खतरे उठाने पड़ते हैं, लेकिन 
सुख कुछ भी नहीं मिछता.। गुलाम को स्वतंत्रता तो मिली, किंतु 
वह स्वतंत्रता जीने की नहीं, वरन्‌ स्वतंत्रता से मरने की। 

हरणएक माछठिक बड़ी अनुकम्पा से कहा करता है, में अपने 
असामियों पर कई प्रकार से दया करता हूँ, चाहे जितनी रिआयत 
ओर छूट देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ ॥? 

किंतु असामी अब पहले जेसे नहीं रहे। पहले वे ही हमसे 
पूछने आते थे, मालिक, छगान लेने कब आते हैं ? उसे लेकर हमें 
शीघ्र मुक्त कीजिये। नहीं तो छगान देने के लिए रखा हुआ 
अनाज घरवाले ही खा जायेंगे ।” लेकिन अब छूगान की वसूली 
करने जाते हैं, तो ये दशन देने को भी तैयार नहीं होते। चार-चार 
दिन सारे गाँव में घूम-घूमकर भी हमें खाली हाथ छोटना 
पड़ता है । 

यह सब स्वाभाविक ही हे। पहले असामी जमीन-मालिक का 

अन्न खाते थे, पर अब मालिक ही असामियों का अन्न खाते हैं । यह 
बात इन दयालु मालिकों के ध्यान में नहीं आती । मालिक कहता 
है, में दयालु हँ।' असामी कहता हे, 'यह जोंक है । बालू-बच्चों ने 
ओर खी ने धूप, बारिश और जाड़े में मेहनत कर धान पेदा किया, 
उनके मुँह का कौर निकालकर में इसका घर क्‍यों भरूँ १ मेरे 
दादा ने बैठ खरीदने के लिए इस साहूकार से चालीस रुपये लिये, 
उसके ब्याज की रकम बढ़ती गयी और उसके हिसाब में इसने 
मेरा यह सोने के समान सुंदर खेत लेकर मुझे अपना असामी 
बनाया। उसके उपरांत गत चालीस वर्षों से छगान के रूप में मेंने 
उसे कम-से-कम चार हजार रुपये तो दिये ही होंगे। अब मुझ 
पर उसका कुछ देना नहीं आता। इस सबका परिणाम यह है कि 
मालिक के पल्‍ले नाज तो पड़ता ही नहीं, छेकिन थकान और 
_ गालियाँ अवश्य उसे भरपूर मिलती हैं.। 


सबे भूमि गोप।छ की २९६ 


आज कितने ही परिवार केवछ जमीन की माछकियत के 
कारण मिट्टी में सिल रहे है। उनसे पूछिये कि आपका व्यवसाय 
क्या हे ?? तो कहेंगे, 'पट्टेदारी', 'लगान वसूली” । कागज-पत्र 
मिसले, नकछें, बेलिफ पटवारी--इन सबकी सरवराई, अदालतों 
के चक्कर, साहकारों के तकाजे, बिरादरी के झगड़े आदि की 
बदोछूत बेचारों का दम निकला जा रहा हे । ओर यह सब सहें 
किसलिए ? पड़ोसी का वर प्राप्त करने के छिए। जमीन-जायदाद हं, 
इसलिए लड़कों को शिज्ञा भी नहीं दी ओर काम करने को नोकर- 
चाकर हैं, इसलिए चिराग की बत्ती तेज करने का अभ्यास भी 
नहीं रहा । बड़प्पन निबाहने के लिए ऋण हो गया और जमीन 
आदि सब रेहन रखनी पड़ी । ऐसी अवस्था छगान पर जीवन 
बितानेवाले बहुसंख्य जमीन-मालिकों की हो गयी हे। गुलामी 
की प्रथा के कारण रोम की संस्कृति छुप्त हो गयी। वही अवस्था 
प्रत्येक परोपजीबवी वर्ण की हुए बिना केसे रहेगी ? इस नियति 
से मालिक-बर्ग को बचाने के लिए भूदान-यज्ञ है । 


निःशद्र पृथ्वी 


यह सच हे कि मानव-जाति के भिन्न-भिन्न बंशों ओर घरानों 
में बुद्धि, भावना तथा कतृत्व का विकास भिन्न-भिन्न अकार से 
हुआ । कम्‌ या अधिक विकास की अवस्था के अनुरूप मालिक 
ओर शुलाम, जमींदार ओर असामी, मुकदम ओर मजदूर, राजा 
ओर ग्रजा आदि संबंध का होना उचित ही था। किंतु आज का 
युग समानता का, बंघुता का और सहयोग का है । अब किसी भी 
अकार की विषमता सही नहीं जा सकती । हमारे ये कनिष्ठ बंधु 
अब बालिग हो गये हैं और सम्मिलित सम्पत्ति का अपना हिस्सा 
माँग रहे हैं। ऊपर के वर्गों को चाहिए कि वे संतोषपूवंक उन्हें 
उनका भाग दे दें। अब कनिष्ठों के छिए कनिष्ठता जितनी असद्य 


३० गाँव का गोकुल 


होगी, उसकी अपेक्षा स्वयं वरिष्ठों के छिए वरिष्ठता कहीं अधिक 
असझ्य होगी। राजाओं को ही राजत्व से ओर ब्राह्मणों को वर्णे- 
गुरुत्व से घृणा होने छुगी है । 

मेरी अपनी तो यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि प्रथ्वी निशःशद्र हो 
जानी चाहिए। शुद्ध का अथ हे, दास। पर अब तो हम 
दासों का मुँह भी नहीं देखना चाहते | तेली, माली, अछूत और 
कुर्मी तो हमारे सगे भाई हैं। वे अपने पल्‍ले में हीनता बाँध 
लेने को तैयार हों, तो भी मैं उन्हें उसे नहीं बाँधने दूँगा। क्योंकि 
मैं अपने बदन से उच्चता को भी चिपकने देना नहीं चाहता। 
उच्चता भी एक प्रकार का कलंक ही हे। यह अछूत हे, ऐसा 
मालूम होते ही अगर उसके अति कोई तुच्छता दिखाने रंगे, तो 
उस अछूत को गुस्सा आयेगा। इसी तरह मैं ब्राह्मण वंश में पेदा 
हुआ हूँ, इसलिए मेरा कोई आदर करने छगे, तो वह भी मुझे 
अपना अपमान ही प्रतीत होता है। क्योंकि उसका अथे यह होता 
है कि मेरा व्यक्तिगत मूल्य कुछ भी नहीं है। शूद्र से मतलब हे, 
हुक्मबरदार । 

आज का समानता का युग दहाकिम ओर हुक्मबरदारी या 
फिरकावारी हर्गिज गवारा नहीं कर सकता। | 

मनुष्य मात्र में पारमार्थिक आकर्षण होता ही है। परमार्थे 
के लिए यह आकर्षण छगानदार को छगानदार और मजदूर को 
मजदूर रहने देने के लिए राजी नहीं है । हमारी गोपुरी में छोग 
मजदूरी का काम माँगने आते हैं। मेंने यह निश्चय किया है कि 
उनसे कहूँ कि तुम हमारी साझेदारी में काम करो या फिर तुम्हें 
अलग जमीन देता हूँ। स्वतंत्रता से उसे जोतों ओर जो उसकी 
उपज हो उसे तुम हमें छगान दिये बगैर खाओ। हमें मजदूर 
नहीं चाहिए । 


तालयें यह कि पारमार्थिक दृष्टि से मालिकि-मजदूर का 


सबे भमि गोपारू की ३१ 


यह इन्द्र मिटा देना चाहिए । आज ऐसा समय आया हे 
कि माछिकों का स्वार्थ भी उसीमें हे। मालिक-मजदूर' 
का कमंधारय समास' हुए बिना अब गुजारा नहीं है । 
आज काइतकारों से गान छेना ओर मजदूरों से काम लेना 

मुश्किक और घाटे का सौदा हो गया है और हो रहा है । बंध॒ता 
तथा सहयोग ही उसका इलाज है । मालिक चाहता है काम और 
मजदूर चाहता हे दाम । फिर दोनों में कशमकश शुरू होती हे। 
अब मालिक को ही मजदूर बनना चाहिए और मजदूर को 
मालिक बनाना चाहिए। दोनों को समान सतह पर आ जाना 
चाहिए। फिर दोनों मिलकर शराकत में काम करें या अल्हदा- 
अलहदा काम करें, यह सबाल सुविधा तथा अपनी-अपनी रुचि 
का होगा । 

सद॒खोरी 


जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, जमीन की माछूकियत 
का एक रूप है, जबरदस्ती का कब्जा। निरन्तर युद्ध के तथा 
अशांति के पुराने जमाने में जिसकी छाठी उसकी भस' के 
न्याय का ही प्रभाव था। विजेता अपने सरदारों को बड़ी-बड़ी 
जागीरें इनाम में देते थे। कुछ लोगों को देशमुख, देशपांडे, दूसाई 
इनासदार, मनसबदार वगैरह बनाते थे। ये अधिकारी राजसत्ता 
के और अपने बाहुबल के भरोसे अपने-अपने क्षेत्र की प्रजा पर 


१ मालिक-मजदूर+- मालिक और मजदूर, यह हुआ ंद्ध समास' । 
“जो मालिक वही मजदुर', यह हुआ “कर्मंघारय समास | माँ-बारष, यह है 
“दुंद्ध समास' । 'माँ-बाप, सरकार', यह है 'कर्मंधारय | दन्द का अथ्थ झगड़ा 
भी है। कर्मधारय अर्थात्‌ काम सम्पन्न करनेवाढा, काम को अंजाम' 
देनेवाला । 


३२ गाँव का गोकुल 


धाक जमाते थे, कर वसूलछ करते थे तथा बेगार छेते थे । 
भूमि के स्वामित्व के इतिहास का यह अध्याय निर्विवाद है। 
किन्तु इसके सिवा दूसरी एक वेध ओर सभ्यता की अश्रणाल्री से 
भी किसानों की जमीन साहूकारों तथा धनवानों के कब्जे में 
गयी। बह है साहुकारी ओर सूदखोरी की प्रणाली। उसके पीछे भी 
थोड़ी-बहुत मुठमर्दी न रही हो, ऐसी बात नहीं है। परन्तु उद्योग, 
मितव्ययता ओर संयम आदि सदूगुण भी लोभ के जाल में फेंसने 
पर किस प्रकार अनथकारक होते हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण यह 
सूदखोरी की साहकारी हे । 

गुरू में भूमि जोतनेवाले की ही थी | पर उसमें भी जो प्रथम 
आये, उन्होंने अच्छी और पर्याप्त भूमि पर कब्जा कर लिया। जो 
बाद में आये, उनके हिस्से में निक्ृष्ट तथा अपयोप्र जमीन आयी। 
हरएक अपनी-अपनी जमीन का मालिक था। और किसीको 
किसीसे कोई छेना-देना नहीं था। किन्तु निरृष्ट जमीनवाले 
किसानों को सावन-भादों में अन्न की कमी पड़ती थी। तब उन्हें 
दूसरे खुशहाल किसानों से मदद की याचना करनी पड़ती थी। 
इससे दूसरों की मुसीबत से फायदा उठाने की लोमी वृत्ति के 
लिए मौका मिला । अर्थात्‌ इससे शोषक साहूकारी पेदा हुई। 


साहकारी के पोषक एवं शोषक, उपकारक तथा अपकारक, 
धम्ये एवं अधम्ये, बट्रेखाते की . और ब्याजखोरी की, इस प्रकार 
की दोनों पद्धतियाँ संसार में चल रही हैं। 'धम्यं साहूकारी' वह 
है, जो पड़ोसी की अड़चन के समय दोड़कर उसकी सहायता करती 
है ओर कजदार को बिकट मुसीबत से उबारने में अपने को 
कृताथ मानती है। किन्तु यह साहूकारी बट्टेखाते की साहकारी 
होती है । ऐसी उपकारक साहूकारी भी संसार में सदा से सर्वत्र 
चलती आयी है। किन्तु उसे संगठित व्यवसाय का रूप कभी प्राप्त 
नहीं होता | बह साहूकारी कभी अदालत के दरवाजे पर कदम 


सबे भूमि गोपाल की ३३ 


नहीं रखती । इस साहूकारी में ब्याज नहीं होता । बल्कि मूलधन 
में ही कुछ छूट देने की रीति हे । 

यह उचित भी है। मेरी जरूरत पूरी होने पर बचा हुआ 
अनाज अगर मेरा पड़ोसी उधार न छे जाता, तो उसे मेरे घर में 
चूहे ही तो खाते या वह सड़ जाता। अर्थात्‌ साल के अन्त में 
यदि वह मुझे एक मन के बदले सेंतीस सेर नया अनाज लौटाता 
है, तो उचित ही होगा। 

परन्तु शोषक साहूकारी तो सवाया लेती है । नतीजा यह होता है 
कि जिस किसान को पिछले साल में एक मन का घाटा आया, उसे 
फसल काठते ही उस अपयोप्त फसल में से भी सवा मन अनाज 
निकालकर देना पड़ता है। फलतः) आगामी बर्ष में उसे सबा दो मन 
का घाटा आता है, ओर साढ़े बाईस सेर ब्याज में देने पड़ते हैं । 
तीसरे साल घाटा तीन मन साढ़े बत्तीस सेर और ब्याज अड़तीस 
सेर दस छटाक | इस प्रकार कर्जदार की गृहस्थी उत्तरोत्तर 
गिरती जाती है और अन्त में साहूकार उसकी भूमि ही मोल छे 
छेता है और प्रथम जो ब्याज छेता था, उसकी जगह अब लगान्‌ 
लेने लगता है। जिसका निर्वाह सारी खेत की पूरी उपज में नहीं 
होता था, उसका निवोह अब लगान देने के उपरान्त बची हुई 
उपज में किस तरह होगा ! अथोत्‌ उसे बेल बेचकर बटाईदार से 
कृषि-मजदूर बनना पड़ता है और पुराने जमाने में तो उसे एक के 
बाद एक अपने लड़के भी बेचने पड़ते थे । इस भश्रकार गुरीबों की 
यह ग्रृहस्थी बे-पेंदे की होती हे । उधर साहूकार भी स्वयं खेती 
करना छोड़ देता है ओर लगान वसूली का और मजदूरों से खेती 
करवाने का काम करता है। किन्तु थोड़े ही समय में वह गाँव के 
नीरस जीवन से ऊबकर शहर का रास्ता पकड़ता है। वहाँ उसे 
बकालत में भी अच्छी-खासी आमदनी होती है । गाँव से ब्याज 
और लगान तो मिलता ही रहता है और यह भी आय हुई, तो 

४ 


३४ गाँव का गोकुल 


लड़के को बैरिस्टर होने के लिए इज्शऊेंड भेजना भी संभव हो जाता 
है। लड़का बेरिस्टर होकर आता है, हाईकोट की सनद लेता है 
ओर अब गाँव में ब्याज तथा लगान वसूल करने का काम किसी 
कारिंदे को सोंप देता है या देहात की अपनी वह जायदाद नजदीक 
के छोटे शहर के किसी वकील के हाथ, पेन्डानर के हाथ या अफ्रीका 
से पेसे कमाकर लोदे हुए किसी व्यक्ति के हाथ बेचकर मुक्त 
हो जाता है। इस अ्रकार किसानों की जसीनें वेधानिक पद्धति 
से साहूकारों या धनवानों के कब्जे में जाती रहती हैं.। ब्याजखोरी 
का अथ है, जो संकट में पढ़े उसे ओर गहराई में ढकेल देना, 
जो पिछड़ गया हो उसके परों में भारी पत्थर बाँध देना। 

ऐसी बात नहीं है कि धम्ये साहूकारी हरएक गरजमंद को कर्ज 
देगी ही । वह तो उचित कारणों के लिए ही कज देगी। शराबखोरी, . 
जूआखोरी या आलस में जीवन बिताने के लिए या शादी-ब्याह 
के लिए भी कज माँ गनेवाले को कज देने से इनकार करना, उसके 
साथ उपकार करना ही है। आकस्मिक संकट-निवारण के लिए 
या उत्पादन-कार्य के लिए जैसे कुँआ खोदने, मोट लगाने या बैल 
खरीदने के लिए ही ऋण देना उचित हे । प्रतिवर्ष सावन में खाने 
के अनाज के लिए ऋण देना उचित नहीं है। सदा की कजेदारी 
पर जड़-मूल का इलाज ही करना चाहिए। भूमिदान तथा ग्रामोद्योग 
संपूर्ण न, होने परं भी महत्त्वपूर्ण तथा झर्तिया उपचार तो हैं ही | 

शोषक साहूकारी यानी सूदखोरी का निषेध तो सभी धर्मों ने 
किया है । इस्लाम ने तो विशेष रूप से किया है। कहा जाता है 
कि उपनिषदों में भी “शमरू कुसीदम्‌” अर्थात्‌ “ब्याज पाप है” 
ऐसा वचन है। ईसाई धरम ने भी ब्याज का निषेध ही किया है, 
इसीलिए यूरोप में साहकारी के लिए यहुदी लोग मशहूर हैं। 

सामान्य मनुष्य को उद्योगशीलता तथा मितव्ययता की ग्रेरणा 
मिलने के लिए धन-संग्रह की छूट रहना इष्ट ही हे, तथापि वह धन- 


सब भूमि गोपाल की इ्प्‌ 


संग्रह अपनी मयोदा का उल्लंघन करे, तो वह उद्योगशीलता तथा 
मितव्ययता के लिए घातक भी होता है । संपत्ति का बहुत संचय 
होने से आलस, विलास, अलाली तथा व्यसन बढ़ते हैं। गरीबी 
अथौोत्‌ अन्न-वस्रादि की उचित आवश्यकताएँ पूरी करने के साधन 
भी पास में न होना तो दुर्देव ही है। किन्तु इतनी संपत्ति का 
संचय होना कि उद्योग करने की आवश्यकता ही न रहे, यह और 
भी अधिक दुर्देव है । बहुत कष्ट उठाकर दरिद्रता दूर करके सुखी 
जीवन बितानेवाले पिता के पुत्र में पिता की उद्यम-निष्ठा और 
कतेत्व बि्रले ही पाया जाता है । अतएव पुत्र को उत्तराधिकार में 
संपत्ति देना उसको विपत्ति में ढकेलना ही है। जो पिता अपने 
पुत्र के लिए निर्जीब संपत्ति का नहीं, प्रत्युत विद्या, चारित्र्य, पुरु- 
षाथ इत्यादि जीवित संपत्ति का उत्तराधिकार रखेगा, वही उसका 
सच्चा हितेषी हे, उसीका पुत्र पर यथाथे ग्रेम होता हे। हम जिसे 
प्रेम कहते हैं, वह वास्तव में केवल मोह होता है। ऐसा दुष्ट प्रेम, 
चाहे अनजान में ही क्‍यों न हो, लड़के का घात करता है । 

अपनी पूब-पुण्याई पर आज या पूवजों के पुण्य पर इस जन्म 
में सुख भोगना या बड़प्पन बधारना कम-से-कम आज तो एक 
तरह से अपनी अयोग्यता अकट करने के बरावर है । बूढ़े भी 
अपनी वर्तमान मल्लमनसाहत पर जियें, यह उत्तम पक्ष हे। युवा- 
वस्था में किये पुरुषार्थ पर जीना मध्यम पक्ष हे एवं पूबजों के 
कठेत्व पर जीना अधम पक्ष है। ताजा अन्न खाना उत्तम पतक्त है। 
सबेरे या दोपहर का दूसरी जून खाना मध्यम पक्ष हे। छेकिन 
कल-परसों का बासी अन्न खाना तो देन्य ही है । 

लगान या ब्याज की आमदनी बासी अन्न ही हे । वह पथ्य- 
कर नहीं है, मारक ही है। स्वहिंत तपर धर्म-निष्ठ मनुष्य सूद- 
खोरी की शोषक साहूकारी हरगिज नहीं करेगा। मोका आने पर 
नुकसान की पोषक साहूकारी करेगा। और ब्याज के व्यवसाय 
पर मिली हुई भूमि जिनकी है, उनको देकर छुट्टी पायेगा | «« 


प्रश्न, शंका, आक्तेप 2: 


भूमि ही क्यों ? ब्याज तथा लगान जब एक ही कोटि के 
हैं, एवं भूमि के स्वामित्व के अतिरिक्त निजी स्वामित्व के दूसरे 
भी नाना अकार हैं, तो फिर आपका रुख और सोचा केवल भूमि 
की तरफ ही क्‍यों है ? “जो जोते उसकी जमीन” यह अगर आपका 
नारा है, तो जो रहेगा उसका घर एवं जो चरायेगा उसकी गाय 
क्यों न हो ? सम्पत्ति के संचय पर ही बन्धन क्यों न हो ? 

उत्तर--सम्पत्ति के संचय पर बन्धन आज भी हेै। एवं 
शनेः शनेः ओर भी लगते जायेंगे । लगान-नियंत्रण की भाँति 
किराया-नियंत्रण कानून भी है। 'सबै भूमि गोपाल की” की भाँति 
“संपति सब रघुपति के आही” यह भी विनोबा कह ही रहे हैं । 
भूदान-यज्ञ के कदम पर कदम रखता हुआ संपत्तिदान-यज्ञ भी 
प्रारंभ हो ही गया है। फिर भी भूमि के समान वितरण का 
विशेष महत्त्व है। क्‍योंकि: । 

(१) भूमि ईश्वर-निर्मित हे। मलुष्य को वह सहज में ही 
मिली हैे। अन्य संपत्ति जैसे मकान, गहने, बतेन, सामान 
आदि मनुष्य ने अपने परिश्रम से बनाये हैं । 

(२) भूमि सयोद्त है। संपत्ति के अन्य भ्रकारों में माँग 
के अनुसार पूर्ति बढ़ायी जा सकती हे, पर अब लावारिसी यानी 
जिस पर कोई अपना अधिकार नहीं बतलाता, ऐसी जमीन नहीं 
रह गयी हे । जो जमीन है उसीका वितरण करना चाहिए। 

(३ ) जमीन ग्रतिष्ठा का साधन हैे। जमीन की मालकियत 
की जो ग्रतिष्ठा है, बेसी प्रतिष्ठा पेसे की मालकियत की नहीं है । 

(४) भूमि बॉँटी जा सकती है। अन्य संपत्ति छिपायी जा 
सकती हे | छेकिन भूमि उस प्रकार छिपायी नहीं जा सकती | 


प्रश्न, शंका, आक्षेप ३७ 


(५) संपत्ति के अन्य प्रकारों को चोर, आग, पानी, दीमक 
आदि से या बाजार भाव की तेजी-मंदी का भय हैं। भूमि के 
लिए उस तरह का भय बहुत कम है । 

(६) भूमि के प्रति मनुष्य को अत्यधिक प्रेस है। मनुष्य जान 
देगा, लेकिन जमीन नहीं देगा। भूमि को हम 'माता” कहते हैं। 
उसकी गोद उसके सब बच्चों को मिलनी चाहिए । 

(७) कृषि स्वेश्रेष्ठ व्यवसाय है। अन्य व्यवसाय एकांगी हैं 
एवं उनसे मन उकता भी जाता है; पर जेसे भोजन करनेवाला 
भात से नहीं ऊबता बसे ही खेती करनेवाला खेती से कभी उकताता 
नहीं है | यह श्रेष्ठ व्यवसाय भी सबके हिस्से में आना चाहिए । 

कौन कितना भदान द॑ ? एक एकड़ धान-खेती तथा चार 
एकड़ सूखी जमीन पाँच-छह सनुष्य के कुटुम्ब के लिए पर्याप्त 
समझनी चाहिए। उदाहरणाथे, हमारे रह्लागिरी जिले में साढ़े 
सत्रह लाख एकड़ आबादी की जमीन है। कुल क्षेत्रफल लगभग 
तीस लाख एकड़ है। फिर भी पहाड़, पत्थर बाद देने पर अच्छी- 
बुरी खेती के योग्य भूमि लगभग तेरह लाख एकड़ होगी, ऐसा 
अनुमान है। अथोत पाँच-छह व्यक्तियों के कुद्म्ब को पाँच एकड़ 
जमीन देकर हम इस तेरह लाख एकड़ जमीन में अधिक-से-अधिक 
चौदह लाख लोगों का प्रबन्ध कर सकते हैं। अथोत्‌ भूमि का 
समान वितरण करना हो, तो इससे अधिक भूमि किसीके हिस्से 
में नहीं आ सकती । उससे अधिक भूमि जिनके पास है; उन्हें 
चाहिए कि वे अपनी भूमि का छठा भाग भूदान में दें। जिनके 
पास भरपूर जमीन है या जिनके पास निवाह के अन्य साधन हैं वे 
उस अनुपात में अधिक हिस्सा दें, यही उन्हें शोभा देगा। तथापि 
भूमि-वितरण के तत्त्व को स्वीकार कर तथा उस कार्यक्रम में 
भाग लेने के पहले कदम' के रूप में यदि वे छठा हिस्सा देंगे, 
तो भी धन्यवाद के पात्र होंगे। 


३८ गाँव का गोकुल 


जिनके पास अपयाप्त भूमि है, वे अतीक रूप थोड़ा-सा दान 
नैवेय की भावना से दें, तो भी पर्याप्त है। क्योंकि भूदान-यज्ञ में 
उन्हें ही अधिक भूमि मिलनी चाहिए। अथोत्‌ अपर्याप्त भूमि रख- 
नेवाले भूःस्वामी भी खेती छोड़कर अन्य व्यवसाय करते होंगे, उन्हें 
तो अपनी सारी भूमि दे देनी चाहिए। भूमि रोककर न रखें। 


जमीन की काइत कोई भी करे, पर वह निर्बाध रूप से करे, यही 
उचित, सुविधाजनक तथा लाभदायी है । 


दूसरी एक दृष्टि से मैं कहता हूँ कि जिनके पास अपर्याप्त वा 
नाममात्र की जमीन है, वे अल्पदान देने की अपेक्षा सर्वदान, 
 स्वामित्व-विसजन करें | उसका कारण बतलाता हूँ । 
स्वामित्व-विसजेट--मालकियत पर जीनेवाले और ल्ायकी 
पर जीनेवाले, इस प्रकार नागरिकों के दो वर्ग हैं। मालकियत की 
बदौलत लियाकत पनप नहीं पाती। लोकझञाही की परिपूर्णता एवं 
न्याय का राज्य कायम करने की दृष्टि से वंशसिद्ध स्वामित्व जैसी 
कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अत्येक मनुष्य पूवजों के नहीं, 
अपने निजी पुरुषा्थ के भरोसे जिये तथा समाज में उचित पद 
श्राप्त करे, यही न्याय-संगत है | अथात्‌ मालिकी के कारण जिनकी 
लियाकत कुचली जा रही है उन सब लोगों को मालिकी नष्ट करने 
के लिए प्तिज्ञापूबक आगे बढ़ना चाहिए । 
थोड़ी-थोड़ी जमीन के मालिक अपनी उस मालकियत के 
भरोसे नहीं जीते, बल्कि वे अपनी लियाकत और सिफत के भरोसे 
जीते हैं। स्वामित्व के नष्ट होने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 
अप्तु उनकी योग्यता के लिए अधिक अवसर मिलेगा । स्वामित्व 
उनके लिए साधक नहीं, बाधक ही है। अतएव उनकी अक्लमंदी 
इसीमें है कि वे उसे पूर्ण रूप से फेंक दें। 
तोते को पकड़ने की बहेलियों की एक हिकमत यह: है कि वे 
तार में एक नली पिरोकर उस नली के पा कुछ खाद्य वस्तु रख 


प्रइन, शंका, आक्षेप ३६ 


देते हैं। खाने के लोभ में तोता नली पर पाँव रखता हे । तोते के 
नली पर बेठते ही नली फिसलती है और गोल घूमती है, तब 
तोता मजबूती से नली पर ऑंधा टँगा रहता है। घबराया हुआ 
तोता समझता हे कि पाँव में दृढ़ पकड़ी हुई नली ही उसका एकमेव 
आधार है । वास्तव में उसी कारण वह आसानी से बहेलिये के 
हाथ में आता है । वह नली उसका बन्धन होती है पर वह उसे 
अपना एकमात्र आधार समझता है। 

इसी तरह अल्पभूमि के एवं अल्पबुद्धि के स्वामी कहते हैं, 
“हमें इसीका आधार है। वह भी छोड़ देने को आप कहते हैं १” 
हाँ, क्योंकि बह ज्षणमात्र ही छूटता है। यह नीचे से ऊपर कूदने 
जेसा है । नीचे के आधार का त्याग किये बिना ऊपर छलाँग केसे 
मारंगे ह 

काले माक्‍्स के मार्मिक उद्गार यहाँ ठीक-ठीक लागू होते हैं । 
वे कहते हैं : ही 

“संसार भर के किसानो, मजदूरो, उठो, जागो ओर क्रान्ति 
का स्वागत करो ! इस उथल-पुथल में तुम्हारा क्या जायगा ! तुम्हारे 


हाथ-पेर की बेड़ियाँ ही तो कटेंगी ? बदले में तुम्हें मिलेगा-प्रथ्वी 
का राज्य । 


नासमझ हरिजन भी पारस्परिक उच्च-नीच भेदों को बहुत 
मानते हैं। ढेड़ मांग को और मांग मेहतर को अस्पृश्य समझते 
हैं। उतनी ही उनकी अतिष्ठा है, अतएब उस चुटकी भर अतिष्ठा 
को वे ग्राणों की तरह सहेज-सहेजकर संजोते हैं | उन्हें भी हम 
समझाते हैं और कहते हैं कि अपनी यह छिटपुट गतिष्ठा छोड़ दो, 
तो मानवता की साबभोम शतिष्ठा का तुम्हें लाभ मिलेगा । 

ठीक वही न्याय अपर्याप्त जमीन के मालिकों के लिए लागू 
होता हे । किन्तु यहाँ परिस्थिति कुछ मिली-जुली है। भूमि के 
विषय सें अकिचन (79०76 770/5 ) बग में शुमार क्क्यि जानेवाले 


४० गाँव का गोकुल 


व्यापार-व्यवसाय में सम्पन्न ( 772ए८$ ) भी हो सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त "में न बदल पर जगत बदले” ऐसी वृथा आज्ञा भी 
मनुष्य मन में रखता हे । 

सारांश अपयोप्र भूमि के मालिकों का हित अथोत्‌ दूर दृष्टि 
का लाभ ही नहीं किन्तु स्वार्थ या ताकालिक लाभ भी सारी भूमि 
का स्वामित्व छोड़ देने में है । वह भूमि कहीं जायगी नहीं, प्रत्युत 
योग्यता के अधिकार से उन्‍्हींके पास रहेगी एवं अपनी पति में 
उसके हिस्से में कदाचित्‌ अधिक भूमि भी लायेगी। जिनका जीवन 
स्वामित्व के अधिकार पर निभर हे, उनके लिए ही वास्तव में 
अपनी बड़ी मालक्ियत छोड़ना कठिन है । पर छोटे मालिकों ने-- 
और वे बहुसंख्य हैं--अपनी मालकियत्त के हक अगर छोड़ दिये 
तो उसका सामदायिक परिणाम प्रचंड होगा । और उनकी थोड़ी 
थोड़ी जमीन का जोड़ भी बड़े-बड़े जमींदारों से प्राप्त भूमि से 
अधिक होगा । बड़े जमींदार उनके उदाहरण से प्रभावित होंगे 
और उन्हें भूमि देनी पड़ेगी। भूदान-यज्ञ के पक्ष में एक प्रचंड 
अहिंसक सेना तेयार होगी एवं अतिकूल शक्तियाँ अपने-आप 
आत्मसमपण करेंगी। थोड़ी-थोड़ी जमीन के मालिक जमीन का 
दान देने से पहले कुछ जमीन दान में दे दें, यह वांछनीय है । 

छोश दकड़ों से उत्पादन घेगा--उत्पादन घटने का कोई 
कारण नहीं, प्र॒त्युत अनुभव तो यह: है कि आत्मीयता के कारण 
मिट्टी में सोना उगाया जा सकता है। आज भूमि को लेकर बहुत 
झगड़े-टंटे और रुकाबटे पदा हो रही हैं, उनका निराकरण होगा । 
परती जमीनें जोती जायगी। चीन-जापान में भी छोटे-छोटे दो-दो 
तीन-तीन एकड़ के टुकड़े हैं और वे लोग हल का उपयोग भी नहीं 
करते। केवल कुदाली-फाबड़ा हाथ से चलाकर खेती करते हैं 
ओर तिगुनी-चोगुनी-फसल ग्राप्त करते हैं । 

छोटे-छोटे एवं गरीब मालिकों के लिए ट्रैक्टर, इंजन-पंप जैसे 


प्रदन, शंका, आक्षेप ४९ 


यान्त्रिक साधनों से काम छेना फायदेमंद नहीं होगा | परन्तु यह 
कठिनाई सहयोग से दूर हो सकती है। कठिनाइयों के कारण 
सहयोग की आवश्यकता अधिक प्रतीत होगी, एवं सहयोग ठीक- 
ठीक और मन लगाकर होगा । आज जो सहयोगी सोसाइटियाँ 
चल रही हैं, उनमें सहयोग का केवल स्वांग होता है। महकमे के 
मुल्ाजिमों को भी यह आँवले की गठरी बाँधते-बाँधते नाक में 
दम हो रहा है । 

सहयोग ठीक से नहीं होता, इसलिए कल्याणकारी पूँजीबाद 
की एकतंत्री ( सवाधिकारी ) सत्ता से काम लिया जाना उचित 
होगा, ऐसा कई लोग मानते हैं। पहले अकबर जेसे नेक बादशाहों 
को इसी कारण साम्राज्य-विस्तार करना था कि देश में सुब्यवस्था 
हो एवं पारस्परिक युद्ध तथा अनबन न रहे। आज भी रूस, 
अमेरिका जेसे बलिष्ट राष्ट्रों को सारी प्रथ्वी का 'अबन्ध' करने का 
महान लोभ हो रहा है, उसी नमूने का यह ग्यत्न भी है। जिस 
प्रकार उसमें हित करने की लालसा सच्ची छेकिन भोली हो 
सकती है, उसी प्रकार वह दांभिक भी हो सकती है। इसके 
अतिरिक्त वह वतमान युग के अनुकूल नहीं है । साम्राज्यशाही में 
भी कई लाभ थे | पर बतमान युग में हलकी तानाञाही की 
बनिस्बत भारी-भरकम लोकशाही ही हितकर साबित हुई है। इस 
प्रकार एकच्छन्न स्वामित्व की अपेक्षा अलग-अलग स्वतंत्र काइत- 
कारी ही श्रेयस्कर सिद्ध होती हे। एकतंत्री व्यवस्था में उत्पादन 
घटेगा ही, परन्तु यह मान भी लिया जाय कि उत्पादन बढ़ेगा, तो 
भी उससे बहुत बड़ी हानि है । क्योंकि उससे मानवता कुण्ठित हो 
जायगी। मानवता को छीन करके उत्पादन बढ़ाने से कया लाभ ! 

भूमि का वितरण करने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही, परन्तु 
वितरण का ग्रमुख उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना नहीं है; बल्कि सामाजिक 
न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय की स्थापना से 


कल 


४२ गाँव का गोकुछ 


सामाजिक सामंजस्य एवं समृद्धि बढ़ने लगेगी, यह निश्चित हे। 
तथापि न्याय-स्थापना को ही सबसे अधिक महत्त्व देना चाहिए 
एवं बसा प्रसंग आ ही जाय ओर मेल-जोल में थोड़ी तात्कालिक 
बाधा भी आ जाय, तो उसे सहन करके भी न्याय-स्थापना तुरंत 
करनी चाहिए। हमने अंग्रेजों से जो स्वराज्य माँगा, वह उतपादन- 
वृद्धि के लिए नहीं, अपितु मानवता की ग्रतिष्ठा स्थापित करने के 
लिए ही माँगा था । 

तब कम्युनिस्टों में और आपमें क्‍या फर्क रहा ? यों उनमें 
ओर हममें विशेष फक नहीं हे। ओर किसीसे अपना भिन्नत्व 
बताने में हमें कोई माधुय भी ग्रतीत नहीं होता। वे भी हमारी 
तरह समता के पक्तपाती हैं। पर वे जो कार्य बलग्रयोग से करना 
चाहते हैं, वह हम समझा-बुझाकर और अपने तथा अपने स्वजनों 
के उदाहरण के द्वारा करना चाहते हैं। ओर हमें यह दृढ़ विश्वास 
भी हे कि हम यह कर सकेंगे। मनुष्य की मूलभूत सज्जनता 
पर हमारा विश्वास है और उनका भी अविश्वास ही है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता। तथापि जमीन-मालिक स्वयं अपने 
आप अपने पड़ोसियों को जमीन देगा, इसके विषय में वे 
निराश हो गये हैं, बेसे हम नहीं हुए हैं | हममें से कछ तक कोई 
निराश ही नहीं होगा, ऐसा हम विश्वास नहीं दिला सकते। 
परन्तु भू-स्वासी यदि तत्परता दिखायेंगे, तो हमारे कम्युनिस्टों से 
मिलने के बदले वे ही हमसे आकर सिलेंगे। कम्युनिस्टों को 
गांधीवादी बनाना या गांधीवादियों को कम्युनिस्ट बनाना 
मालिकों के हाथ में हे । 

फिर यह ज्ञान्तिपाठ किसलिए ? “पीड़ित भूमिहीनों का 
उत्पीड़न बनाये रखने में ही आप अपने शञान्तिपाठ से सहायता 
दे रहे हैं। जमींदारी-पअथा अत्याचारी है, यह मान्य करने पर भी 


प्रश्न, शंका, आक्षेप ४३ 


आप श्ञान्ति-पालन के लिए क्‍यों अड़ जाते हैं ! जमींदारों द्वारा 
लगानदारों का पीढ़ियों से जो हिंस शोषण हुआ, उसे आप सह' 
सकते हैं, पर लगानदारों द्वारा किया गया थोड़ा-सा भी ग्रतिकार 
आप बदोरइत नहीं कर सकते, यह कहाँ का न्याय है २” ऐसी 
आपत्ति भी कई छोग उठाते हैं। 

परन्तु बलवे का हम जो विरोध करते हैं, उसमें तात्तिक 
या नैतिक दृष्टि भी हे और व्यावहारिक हिसाब भी । 

जमींदारी ओर जमीन की टौकेदारी अन्याय्य है, यह तो ठीक 
कर जमींदार उन्हें 
है; फिर भी जमींदार नहीं मानते, अतएव उन्हें मार-पीटकर 
भूमि छोड़ने के लिए बाध्य करें, यह नेतिक दृष्टि से उचित नहीं 
होगा । कछ तक छगानदार स्वयं अपनी खुशी से या चुपचाप 
उन्हें छगान देते आये हैं। अतएवं मालिक छगानजीवी बन गये। 
जेसे मनुष्यमात्र को परमार्थ का आकषेण हे, बेसे ही स्वार्थ का 
भी आकर्षण होता है। यह स्वार्थ चलने दिया जाय, तो उसकी 
आदत पड़ जाती हैे। वह आदत एक रात में बदछना उसे 
मुश्किछ मालूम होता है। अब लगानदारों कौ स्वार्थी आकां- 
ज्ञाएँ झट से जाप्मत होती हैं, उतनी ही शीघ्रता से मालिकों की 
पारमार्थिक जाग्रति नहीं होती। इसलिए क्या उनको मरम्मत 
करना उचित होगा ? कया सत्र करना उचित नहीं होगा ? 

भरा, जो छगानदार उन्हें पीटेंगे, क्या वे अपने आपस के 
अन्याय पहले दूर करने के लिए तैयार हैं ?! अपने शिकमी-असा- 
मियों से ड्योढ़ा-दुगुना छगान लेनेवाले रगानदार अपने ऊपर के 
मालिकों पर दाँत-ओठ पीसने छूगें, तो कया वह उन्हें शोभा 
देगा ? परन्तु सबेत्र यही स्थिति पायी जाती है। 

सारांश यह कि अत्याचार और शोषण का ठेका माछिकों ने 
ही लिया हो, ऐसा नहीं है। प्रायः हम सब जहाँ बन सके, वहाँ 
शोषण करते ही हैं। और दूसरी तरफ से अन्य व्येग हमारा 


है. 8 गाँव का गोकुल 


शोषण करते रहते हैं। शोषक ओर शोषित, दोनों एक ही देह में 
डेरा जमाये हुए हैं। शेर और बकरी एक ही पिंजड़े में रहते हैं। 
पिंजडा जला दें तो वह बाघ-बकरी नष्ट होंगे; पर बाघ का हिंख- 
बंड और बकरी का अजा-वबंश, दोनों तो जीवित ही रहेंगे। हम 
सब छोग बाघ-बकरी, दोनों हैं। हम सबको परस्पर सहायता से 
अपना हिंखपन तथा बकरीपन, उहंडता एवं दृब्बूपन नष्ट करने 
हैं। यह आत्मशद्धि से एवं समझाने से ही होगा। मारपीट से 
अकेले-दुकेले बाघ-बकरी मरेंगे, पर वंश अबाधित ही रहेगा। 

हमसें ओर उनमें फक-समता के विषय में हम ओर कम्यु- 
निस्ट एक हैं। पर यह कदाचित्‌ चौराहे पर की सेट भी हो सकती 
है | .उनका एवं हमारा निकलने का ओर पहुँचने का आदि और 
अन्त, दोनों स्थान भिन्न-भिन्न हैं। अथोत्‌ मार्ग भी आमूलाम्र 
के ओर वात्सल्य से मनुष्य साम्यवाद की ओर आता है 
ओर तेदा, छेष एवं सत्सर से भी आता है। जहाँ प्रेम में से 
साम्यवाद की ओर आनेवाला रास्ता मानवीय अकषे के शिखर 
पर जाता है, वहाँ मत्सर में से साम्यवाद की ओर जानेवाला 
रास्ता मानवीय विध्वंस की खाई में जाकर खो जाता है । 

हमें समता चाहिए, पर यह हमारा अन्तिम उद्देश्य नहीं है । 
समता मानवता के उत्कर्ष का साधन हे, इसलिए वह हमारा 
इष्ट है। उद्ंडता और दीनता, दोनों मानवता के लिए समान 
रूप से बाधक हैं। जैसे हमें लाचारी ओर दीनता से नफरत हे 
उसी प्रकार उदंडता से भी है। भूमि का वितरण समानता का 
स्पष्ट लक्षण है। हमारा प्रयत्न यह है कि यह वितरण मानवता 
के लिए अथोत्‌ सज्जनता के छिए पोषक उपायों से ही हो। 

इसके विपरीत विद्रोह, दंगा-फसाद से मानवता ही नष्ट 
होती हे। सूखी छकड़ियों के साथ-साथ, बल्कि यों कहिये कि 


] 


प्रदन, शंका, आक्षेप प्‌ 


सूखी लकड़ियों के बदले गीली लकड़ियाँ जलती हैं। जिस तेल 
में बड़े तले गये हों, वह तेल बेंगन पर छलकता है। निष्पाप 
बालकों की हत्या होती हे। स्त्रियों की विडम्बना होती ह। 
निरुपद्रवी बुद्ध व्यक्ति अपने प्राणों से हाथ धो बेठते हैं। इस 
प्रकार अत्याचारी का विनाह भले ही होता हो, परन्तु पीड़ितों का 
दु/ख-निवारण दरकिनार रह जाता हैं; बल्कि पीड़ा दसशुनी 
बढ़ जाती है। 

व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाय, तो पाया जाता है. कि जो 
शोषक-वर्ग होता हे, वही सत्ताधीश और शस्त्रों-अस्त्रों से सुसज्ज 
होता है। शोषितों को अगर मन से नहीं, तो परिस्थितिवश 
लाचार होकर निशशस्त्र ही रहना पड़ता हे। शस्त्रों की लड़ाई में 
उनकी हार होगी, यह निश्चित हे। निबंछ धनहीनों का बलिष्ठ 
धनिकों के साथ शस्त्रबछ से सामना करने की कोशिश करना 
तो गरुड का पानी में उतरकर घड़ियाछ से जूझने के समान हे । 
सत्य-अहिंसा के दोनों पंखों के आधार पर उच्च स्तर से नेतिक 
संग्राम करने में ही उनकी कुशल है । 

जमीन मुफ्त में क्‍यों बॉटते हो ९ 


प्रशन-भूमिहीनों को मुफ्त भूमि देकर क्‍या हम उन्हें 
निठल्ले नहीं बना रहे हैं ? क्‍या उसमें उनका भी अहित ही नहीं 
होगा ? और क्या इसमें उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं छूगती ९ 

उत्तर--प्रार॒स्म में सभी को मुफ्त में भूसि सिल्ली थी। हवा, 
पानी तथा अ्रकाश आज भी सबको सुफ्त में मिल रहे हैं ओर 
इनकी मदद के बिना खेत में उपज भी नहीं होती । 

प्रथर--फिर भी न सिफे ऊसर ओर ऊबड़-खाबड़ जमीन ही, 
बल्कि मेहनत से कमायी हुई जमीन भी मुफ्त में क्‍यों दी जाय ? 

उत्तर--परन्तु उसे कमाया किसने ? जमीन-म्लालिक ने, 


४६ गाँव का गोकुल 


लगानदार ने या मजदूर ने ? उसे सुधारने का श्रेय पूरा न सही, 
तो भी बहुत अंशों में छगानदारों या मजदूरों का ही है। 

प्रशन--परन्तु फलछाने मजदूरों की मेहनत से कमायी गयी 
जमीन दूसरे ही किसी मजदूर को मुफ्त में क्‍यों मिले 

उत्तर-.जिन भूमिहीनों को भूदान-यज्ञ में भूमि मिलेगी, वे 
प्रायः कई पीढ़ियों से या वर्षों से लगानदार या श्रमिक के नाते 
परिश्रम करनेवाले लोग ही होंगे; अर्थात्‌ उन्होंने उम्मीदवारी की 
है। वे भूमि के अधिकारी ही हैं। आज तक उन्हें उनके अधि- 
कारों से वंचित रखा गया था। अंग्रेजों ने हमसे स्वराज्य छीन 
लिया था, वह उन्होंने हमें मुफ्त में ही छौटा दिया, उसी तरह 
भूमिहीनों को भूमि देनी है। यह भूमि-वितरण निर्वासितों को 
पुनर्वास देने जेसा है । 

खेती : एक नौकरी---किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व का 
मुद्दा यह हे कि इस भूमि-वितरण का स्वरूप ही अनोखा है। 
भूमि मानो एक तिजोरी है और वह एक से छीनकर दूसरे को 
दो जानेबाली है, यह धारणा ही जड़-मूछ से बदछनी चाहिए। 
भूमि कोई मीरास (विरासत ) नहीं है, वह एक कारफरमाई हे। 
भूमिहीनों को हम स्वामित्व नहीं देते। वह उस भूमि को बेच- 
कर मुफ्त के पैसे नहीं कमा सकता | जेसे अदालत में क्‍्लक की 
या पाठशाढा में अध्यापक की नियुक्ति की जाती हे, वेसे ही भूमि 
जोतने की योग्यता रखनेवाले भूमिहीन की उस भूमि पर नियुक्ति 
करनी है । अध्यापकों को तख्ता ( ब्लेकबोडे ), नकरी, चित्रपट 
आदि साधन देते हैं, उसी प्रकार किसान को हल-बखर, खाद, 
बीज आदि देना हे और वह ठीक ढंग से काम नहीं करता 
है, ऐसा मालूम होते ही उसके अधिकार से जमीन निकाछ भी 
लेनी है। उसमें भूमिदीनों के स्वाभिमान को चोट आने जेसी 


प्रदन, शंका, आक्षेप ४७ 


कोई बात नहीं है। भूमि को स्वीकार कर उसे जोतना देश के 
प्रति उसका कतेव्य है । 

लगान बढ़ भी सकता हे--ऊपर के ग्रइनों के पीछे एक और 
भावना छिपी हुईं है । वह यह कि भूमि की उपज खेत में किये 
हुए परिश्रम के मुआवजे से अधिक होती है । उसमें सृष्टि की 
देन भी सम्मिलित हे। उदाहरणाथ हापुस” आम का वृत्त एक 
ही मौसम में सेकड़ों रुपये भी दे जाता है, पर धनी का परि- 
श्रम फल का दशांश भी नहीं होता । अत्येक खेत फलता हुआ 
वक्ष है, दुधारू गाय है। 

भूमि की इस देन पर अधिकार किसका ? अकेले किसान 
का ? नहीं; बल्कि सारे समाज का अर्थात्‌ सरकार का। जसौन 
पर सरकार महसूल छेती है, वह इसी कारण। जमीन का 
महसूलछ जमीन की बगेर मेहनत मिली हुई देन के बराबर 
होना चाहिए। भूदान-यज्ञ से भूमि की जो नयी व्यवस्था 
क्रनी है, उसमें इस सरकारी महसूछ का पुनर्निधोरण 
करना होगा। 

आज खेती के खर्च में खाद, बीज, परिश्रम, सार-संभाल आदि 
के साथ-साथ खेती की कीमत की रकम का ब्याज भी छगाया 
जाता है। हमारी योजना में शुद्ध उत्पादन याने बिना श्रम का 
उत्पादन आज की अपेक्षा अधिक होगा। अथात्‌ उपजाऊ भूमि 
पर या बाजार के लिए पैदा की गयी फसलों पर महसूल बढ़ेगा 
एवं निक्ृष्ट भूमि पर से बिलकुल माफ भी होगा। परती भूमि 
के सुधार के लिए सरकार किसानों को सहायता भी देगी। 
महसूल का पुनर्निधौरण करते हुए राज्य-झासन के मार्ग में आने- 
वाली अर्थात्‌ सार्वजनिक व्यवस्था की कठिनाइयों को ध्यान में 
रखना होगा। तथापि आम तौर पर प्रत्येक भूमि के एबं उपज 


४८ गाँव का गोकुल 


के स्वरूप के अनुसार खेती से कम-ज्यादा मात्रा में अनायास 
मिलनेवाली उपज अकेले जोतनेवाले को मिलने की अपेक्षा सारे 
समाज को मिले, ऐसी व्यवस्था करना ही उचित होगा। 
उचित लगान भी लिया जायगा--कमायी हुई जमीन पर 
कुछ अवधि तक उतरते-घटते (40॥777787778 ) अनुपात में 
छगान वसूल करना उचित है, यह हमने इसके पूर्व देख लिया 
है। अर्थात्‌ ऐसी कुछ जमीनें अगर भूदान-यज्ञ में वितरित हुई, 
तो उनका कुछ वर्षों तक छगान वसूल कर उसे किसी साबे- 
जनिक काय में छूगाना उचित है । ऐसे अवसर अपवादात्मक 
ही होंगे । 
क्या यह पक्षपात नहीं है ! 


प्रन्‍न---.आपको केवल लगानदारों एवं मजदूरों की इतनी 
अलुकम्पा आती हे, पर मध्यमवर्गीय जमीन-मालिकों की विप- 
त्तियाँ अनगिनत हैं | नये-नये कानूनों के कारण छगान की आय 
शून्य तक आ गयी हे ओर उधर हमारे लड़के परीक्षाएँ पास करें, 
तो भी उन्हें नोकरियाँ नहीं मिलतीं । उन्हें खेती में ही छगाने 
की सोचें, तो हमारी अपनी मारूकियत की जमीन जोतनेवालढों 
से वापस नहीं ली जा सकती। कानूनी रुकावटों में से कोई 
रास्ता खोज भी ले, तो भी आप छोगों का खुलेआम अचार 
जारी है कि जान जाने पर भी जोतनेवाढा बेद्खर न हो। 
जमीन बेचने जाये, तो ग्राहक नदारद हे । इस प्रकार चारों ओर 
से घेरकर हमें मारा जा रहा है, क्‍या यह अन्याय नहीं हे ! 

उत्तर--छगानदार एवं मजदूर ही हमारे है, ऐसी बात नहीं 
है। सफेदपोश छोग हमारे अधिक निकट के हैं । हम' उन्हींमें 
से हैं । उनकी दिक्कतें हमारी दिक्‍कतें हैं । उसमें से हमें कोई 
न्याय-संगत मार्ग एक-दूसरे की सहायता से खोजना चाहिए। 


प्रइन, शंका, आक्षेप ४९ 


हर व्यक्ति को ऐसा काम सिलनना चाहिए, जिसे वह कर सके 
ओर जो समाज के लिए भी पोषक हो । उस काम से उसकी 
अन्न-बस्त्रादि उचित आवश्यकताएँ पूरी होनी चाहिए। परन्तु 
इसीलिए आज जिसके पास जो काम है, उससे उसे छीनकर 
दूसरे नये आदमी को देना फजूल हे । 

आज जो छोग खेती में छगे हैं, उन्हें वहाँ से हटा देना 
मुनासिब नहीं हे। आपके छड़कों के लिए ऐसा कोई काम 
खोजना होगा, जिसे वे कर सके । जेसे शिक्षक का काम है, 
मुंशीगिरी है. या कोई कला-कुशछता का हलके परिश्रम का काम 
है। आप कहते हैं कि वे खेती करेंगे। मजदूरों की माफत खेती 
कराने का और खुद सिफे देखभाल करने का अगर उनका इरादा 
हो, तो आगे आनेवाले जमाने में वह चीज होनेवाली नहीं है 
और न वह उन्हें शोभा ही देगी। अगर उन्हें सच्चे दिल से मज- 
दूरी का पेशा स्वीकार करना हो, तो वह सराहनीय बात हे। 
वे उम्मीद्वारी करते-करते याने अभ्यास करते-करते मजदूर-पेशा 
बनें, तो उन्हें भी दूसरे भूमिहीनों के साथ बल्कि उनसे भी पहले 
जमीन और ऋषि के साधन मिलने चाहिए; क्योंकि ये बुद्धिमान 
कृषक अधिक कार्य-कुशछ और दूसरों के छिए मार्ग दशक साबित 
होंगे। परन्तु इसके छिए वतंमान किसानों को बेद्खछ करना 
चाहे कानूनन जायज हो, तो भी नन्‍्यायसंगत नहीं होगा। वे 
बेचारे क्या करें ? आपके लड़कों के पास शिक्षण है, उनके पास 
वह भी नहीं है । कचहरियों की भाँति कारखाने भी भर गये हैं, 
अतण्व कारखानों में मजदूरों के नाते भी उन्हें काम दिलाना 
असंभव है। इसलिए छगानदारों को बेदखल करने से, उन्हें 
भूमिश्रष्ट करने से हमारा विरोध है। 

लगानदारों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि हो, तो वे 
उन जमीनों को औरों के लिए छोड़ दें, ऐसी प्रार्थना' हम उनसे 

४ 


७० गाँव का गोकुल 


करते हैं। उसी अकार यदि वे छोग जमीन अच्छी तरह से 
कमाते न हों, तो उनसे जमीनें छीन छेने की तजवीज कानून में 
भी होनी चाहिए । 
९ 

अस्तु, आज तक श्रमजीवी-बर्ग का शोषण हुआ और 
अवहेलना भी हुई। अब इस अन्याय-निराकरण के छिए 
मुफ्तखोर-वर्गों को चाहिए कि वे अपना रहन-सहन बद- 
लने की पूरी-पूरी कोशिश करें। उसी श्रकार वे कानूनी अधि- 
कारों का घमंड छोड़कर लगानदार तथा मजदूरों से आदर, 
नम्नता तथा ऋज़ुता से पेश आयें, तो सज्जन असासी भी अपने 
मालिकों की उपेक्षा कदापि नहीं होने देगा। 

आज भू:स्वामियों का वर्ग एक प्रकार से लगानदारों की पीठ 
पर सवार होकर भव-सागर पार कर रहा है। हम उनसे कहते 
हैं, “आप भी पानी में उतरिये, कुछ हाथ-पैर चछाइये, तो आप 
भी तैरना सीख जायँंगे और उसमें आपको मजा भी आवेगा।” 
इसमें हमारा मनसा आपको डुबाने का नहीं हे; बल्कि दोनों वर्गों 
को सुख के साथ तैरना सिखाने का है । 

हमारे रत्नागिरी जिले में बड़े जमींदार नहीं हैं, यह सही 
है। फिर भी, छोटे जमीन-मालिकों से छगान पर ही ली हुई भूमि 
का छगान दिया जा सके, ऐसी योग्यता की भूमि भी इधर बहुत 
कम है। अपनी जमीन जोतनेवाले किसानों के छिए घर-ग्रहस्थी 
चलना जहाँ मुश्किल हो गया हे, वहाँ दूसरों को गान देनेवाले 
असामियों का गुजर-बसर कैसे चले ? इधर लूगान की दर 
षष्ठांश तक उतारने से भी काम नहीं चलेगा । लूगान का नष्टांश 
ही होना चाहिए । 

इसमें एक को मारकर दूसरे को पुष्ट करने का हेतु नहीं है । 
आज तक श्रमजीवी-बर्ग चूसा गया और सफेदपोश मध्यम-वर्ग 
पंगु बन ग़या। अब दोनों वर्गों को चाहिए कि वे अपनी- 


प्रइन, शंका, आक्षेप ५१ 


अपनी शक्ति के अनुरूप उद्योग करें ओर दोनों सुख से जिये। 
एक पंगुता त्याग करे, दूसरा अनाड़ीपन और गैरजिस्मेबारी को 
पीछे छोड़ दे " यह जीवन का विकास है, विनाश नहीं। इसमें 
हानि किसीकी भी नहीं हे। सबका लाभ ही है । 

सुशिक्षितों की बेकारी दूर करने का एक उपाय यह हे कि 
वे श्रममय जीवन अपनायें । उसी गकार दूसरा उपाय है, केन्द्रित 
उद्योगों पर अर्थात्‌ कारखानों पर नियंत्रण रूगाकर विकेन्द्रित 
उद्योगों को थाने स्वतन्त्र प्रामोद्योगों को सुरक्षित एवं संघटित 
किया जाय। अतएव भूदान-यज्ञ के साथ ही हम खादी, आमो- 
चद्योगी चावछ, आटा, तेल, गुड़, शक्कर तथा अहिंसक देहाती 
चर्मोद्योग का भी श्रचार करते हैं ओर उनके संरक्षण के लिए 
यांत्रिक उद्योगों का बहिष्कार भी करते हैं। 


देने में परम आनन्द 


में यह स्वीकार करता हूँ कि यहाँ तक का मेरा विवेचन कुछ 
तीखे शब्दों में, कुछ डराने-धमकाने की तरह का हुआ, निषेधा- 
त्मक हुआ। उसमें मेरा हेतु यही था कि मेरे मुद्दे ठीक से 
ध्यान में आ जाये | किसी एक या अन्य व्यक्ति की या बग को 
लक्ष्य करके मेंने यह नहीं कहा है । हेतु इतना ही था कि हम 
सभी के जीवन में जो महाभारत निरन्तर मच रहा हैँ, उसके 
दुर्योधन, ढु/शासन आदि की ठीक-ठीक परख करा दी जाय। 
क्योंकि जब तक यह परख नहीं होगी, तब तक उन्हें परास्त करने 
का रास्ता भी नहीं मिलेगा। फिर भी यदि मेरा सन्तुलन न रह 
सका हो और कुछ न्यूनाधिक लिखा गया हो, तो सहृदय पाठक 
नाराज न हों ओर उसका भावाथ ही ग्रहण कर | 


क्योंकि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य के हृदय में 
सत्मवृत्तियों की अपेक्षा दसगुनी अधिक दुष्पवृत्तियाँ जोर 


५२ गाँव का गोकुल 


पकड़ रही हों, पाँच पाण्डवों के विरोध में सो कौरव खड़े हों 
तो भी उनमें सर्वेश्रेष्ठ विभूति धर्मेराज ही हैं। और चाहे 
जितना घोर रणक्रन्दन, चाहे धमेराज को कुछ समैय वनवास 
ओर अज्ञातवास में बिताना पड़े, तो भी अन्तिम विजय 
उन्हींकी होनेवाली 


मनुष्य स्वार्थी हे, यह सबमान्य हैं; पर उससे कहीं अधिक 
वह परमार्थी है, क्योंकि बह जितने अंश में मलिन देह है, उससे 
कहीं अधिक निमेल, मंगछमय आत्मा है। व्यवहार में निरन्तर 
उपयोग से उसका छोटा मेला हो गया हो, उसमें दाग पड़ गये 
हों, तो भी बह मूलतः स्वच्छ, चमकदार धातु का ही बना हुआ 
है । साफ राख से जरा मॉजने की देर हे, वह फिर से चमकने 
लगेगा। विनोबाजी को अपनी वराग्य-वह्ि की स्वच्छ राख से 
ओर भक्ति-जर से मनुष्यों के मन-करश शीघ्रता से चमकाते 
हुए हम अत्यक्ष देख ही रहे हैं न ? 


मनुष्य को दूसरे की चीज ढेने में, दूसरे को छूटने में 
आनन्द आता है, यह बात गलत नहीं हे। रेलगाड़ी में अन्य 
किसीका खोया हुआ छेदवाछा पेसा ही यदि मुझे मिछ गया, तो 
उतने से मुझे कितना आनन्द होता है। जिसका पेसा खो गया 
होगा, उसके विषय की रहनेवाली सहानुभति उस आनन्द को 
लहर में बिल्कुल डूब जाती है, यह भी गछत नहीं है। फिर भी 
दूसरे की सहायता के लिए दौड़ जाने में, दूसरों के लिए ग्राण 
देने में भी मनुष्य को परम आनन्द होता हे, यह भी सत्य है। 
क्योंकि जिसे हम दूसरा? कहते हैं वह दूजा' नहीं हे, वह 
हम खुद ही हं। इसका घुधछा एवं अस्पष्ट ज्ञान तो श्रत्येक 
मनुष्य को सहज ही होता है। उसके लिए विशेष योग-साधना 
की आवश्यकता नहीं हे । 


प्रश्न, शंका, आक्षेप ५३ 


सवभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चा55त्मनि । 
ईचक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदर्शनः || 
सबभूत्तों में आत्मा भरा हुआ है एवं भूतमात्र आत्मा में 
है । योगयुक्त मनुष्य को सवंत्र यही दर्शन होता है। 
“गीता, अ० ६, इछो० २५ 
उहंडता में जितना आनन्द हे उससे सोगुना अधिक आनन्द 
नम्रता में है ('लहानपण देगा देवा! - नम्र कर दे मुझे प्रभो-- 
संत तुकाराम ) विजय में जितना आनन्द है उससे भी निराला 
आनन्द शरण जाने में ओर परास्त होने में हे । 
दास का मूल्य हे। पर हजार दास एक दोस्त के पासंग में 
भी आ सकते हैं क्‍या ? जीने में आनंद है पर मरने में परम 
आनंद है। केले का पेड़ हमें मधुर केले देता है और स्वयं सर 
जाता है। माता बालकों की परवरिश के लिए स्वयं घुलती है । 
जिनसे हमने शूद्र समझकर काम कराया, जिन्हें तिरस्क्ृत 
किया, दास बनाया, वे हमारे सगे भाई ही हैं। यह पहचान हो 
जाने पर वह कुनबी, वह ढेड़ दूर-दूर रहे, यह बात मुझसे सही 
नहीं जाती । 
मनुष्य संगति के लिए तरसता है। संगति समानशीलछ की 
ही हो सकती हे। राजा के चारों ओर सो खुशामदी टट्टु हों, 
तो भी वह अकेलेपन का ही अनुभव करता हैं। पहले हमारे 
यहाँ की रियासतों के राजा छोग अपनी राजधानियाँ छोड़कर 
दूर-दूर का प्रवास करते थे। राजधानी में उनका मन हो नहीं 
“ छगता था, क्योंकि राजधानी में उनको अपनी बराबरी का कोई 
साथी नहीं मिछता था, जो उनसे हँसी-मजाक करता, उनसे 
बहस करता। श्रसंगवश्ञ उन्हें एकाध चाँटा भी जड़ देता । सभी 
चापछूस, सभी ठकुर-सुह्दाती करनेवाले । विदेश में उन्हें राजा 


६34 गाँव का गोकुल 


के नाते कोई नहीं पहचानता था। इसलिए वहाँ उन्हें संगति 
मित्ल जाती थी । 

कोई संगी-साथी चाहिए, इसीलिए तो राजा छोग अपने 
प्रजाजनों में से कुछ छोगों को पदवियाँ, खिताब, जागीरें और 
वस्त्र आदि से विभूषित करके उन्हें अपने बराबरी के (पीअसे )! 
बनाते थे | 

इस आंतरिक प्रेरणा के नाम पर माछिकों से हम अनुरोध- 
पूर्वक बिनय करते हैं, उनके, अपने तथा समाज के कल्याण एवं 
उन्नति के लिए निवेदन करते हैं कि भूमि की मालकियत छोड़ 
दीजिये, सिफे लियाकत बतलाइये । 

यह उपकार नहीं है, सख्ती भी नहीं है, यह उत्सव है, 
प्रेमालिंगन हे । 

यह्‌ उत्सव जिसे नहीं भाता, उस अभागे से हम यह भी 
कहते हैं कि अगर प्रेम के लिए नहीं, तो स्वार्थ के लिए भी, तुझे 
यही करना होगा। 

आमाणिकता जीवन में स्वयंप्रेरणा से तो आनी ही चाहिए। 
किन्तु आज तो स्वार्थ और सुरक्षितता के रिए उसकी आव- 
इयकता हे । 

कई छोगों को भूदान-यज्ञ क्रान्तिकारक कार्यक्रम के रूप में 
आकषक प्रतीत होता हे। पर मुझे तो उसमें नया कुछ भी दिखायी 
नहीं देता। आज तक सारे सज्जन, सत्पुरुष, तत्त्ववेत्ता जिस 
परिपाटी का आचरण करते आये, जिसे सिखाते आये, सब 
सज्जनों के जीवन में जो रम गयी है उसी रीति-भाँति का यह 
अगछा एवं अटल कदम हे । * 

हसारा नवभारत 

हमें जो नवभारत, नवमहाराष्ट्र, नवकोंकण, नव-रत्नागिरी 

' बनाना है, उसका जो चित्र हमारे सामने है, उसमें इतने कार- 


ह्त 


प्रइन, शंका, आक्षेप ५५ 


खाने, इतने छोहमाग, इतने बाँध, इतने भांडार दिखाकर हमारा 
समाधान नहीं होगा । हमें उस चित्र के बीच में मनुप्य चाहिए। 
उसके अनेकानेक हाथों में ये कारखाने आदि सब आयुध- 
आमूषण के रूप में ही शोभा देंगे। 


हमारे रत्नागिरी जिले में अमुक छाख आमों की कलूमें रगानी 
हं। जिले के एक-एक आम के पेड़ को 'हापुस” आम के पेड़ में 
बदल देना हमारा अंतिम ध्येय नहीं हे। इन आसों को चखनेवाले 
मनुष्य होंगे, तमी उन आसों का उपयोग हे। आज इस जिले में 
साढ़े सत्रह छाख छोग हैं। परंतु वे सारे बीजू आमों की तरह के 
हैं, क्योंकि 'हापुस” आदमी दूसरे भमुल्कों के छिए रवाना हो 
जाते हैं। अन्य गदेशों को हम 'हापुस! आम, हापुस' मनुष्य 
अवश्य भेजते रहें, छेकिन गाँवों में जो मनुष्य रहते हैं, वे सब 
जब तक हापुस' की तरह मधुर, काजू की तरह स्निग्ध, अमचूर 
की तरह सोम्य और चम्पे की तरह सुगन्धित नहीं बनेंगे तब 
तक हमें सनन्‍्तोष नहीं हे । यहाँ कोई अनाड़ी, कायर, मुहताज न 
रहे । कोई गुंडा और उन्‍मत्त भी न हो। कोई ठंड से ठिठ्धरने- 
वाढा न हो । और न किसी पर यह सख्ती हो कि दम घुट रहा 
हो, तो भी शिष्टाचार के छिए वह जाकिट पर कोट भी पहने | 
मेरा यह आग्रह हे कि में स्वयं जेसा बनना चाहता हूँ, जेसा रहना 
चाहता हूँ, उसी तरह से मेरे सारे भाई-बहन रहें । तेली, माली 
कुनबी, चमार, महार आदि सब अपनी फटी ओर सड़ी-गली 
गुदड़ियाँ जलाकर (जी नहीं, भूल हुई ) कंपोस्ट खाद में डाल दें 
ओर दरी, चादर, कबछ आदि के बिस्तर सजायें। आये दिन 
मुझे एकाएक किसीके घर रहना पड़े, तो वहाँ मेरे सन के अनुकूल 
बिछोना, ओढ़ना मिलना चाहिए और सोने से पहले संतुलित 
भोजन तो चाहिए ही। मेरा एक भी घर छुंद ओर गंदा न 
रहने पावे । 


५६ गाँव का गोकुल 


ऐसा ही भारत हमें बनाना हे। अतणव हमसें कोई शूद्र न 
रहे। कोई असामी न रहे । और कोई कारबंद या फरमाबरदार 
मजदूर न रहे। कोई आलसी--अछाछ, मिजाजी टट्ट भी न रहे | 

सिफ मुझे यह सब नहीं चाहिए और आपको उसका शौक 
है, ऐसा थोड़े ही है। 


तो यह भूदान-यज्ञ आपकी इन शुभ कामनाओं को सफल 
करने के लिए ही अवतरित हुआ है, उसका स्वागत कीजिये | 


सम्पत्तिदान, श्रमदान, जीवनदान 


जिस प्रकार भूमिवान भूमि दें, उसी प्रकार संपत्तिवान 
संपत्ति दें। हम सभी संपत्तिवान हैं। हमें चाहिए कि अपनी 
संपत्ति का छठा या कम्-ज्यादा किन्तु निश्चित भाग समाज को 
छोटाने के कर्तव्य को हम मान छें । इसे संपत्तिदान” कहते हैं। 
“संपर्ति सब रघुपति के आही” संसार की सारी संपत्ति के एक- 
मात्र स्वामी असु हैं। मुझे जो संपत्ति मिल्ली या मिल रही है, वह, 
मेरी कायकुशलछता या क्रियाशक्ति से नहीं सिली हे। आज तक 
सारी मानव-जाति की कमायी हुई संपत्ति और साधन मुझे 
अनायास विरासत में मिल गये । दुनिया के प्रचलित व्यवहार 
में एक व्यक्ति को भरपूर संपत्ति मिलती हे और दूसरे का दिवाला 
निकलता है । इसके मूल में अक्सर अकल्पित संयोग ही होते 
हैं। यह समझने सें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर के 
लिए यह मान ले कि मुझे जो संपत्ति सिल्ी वह मेरी अपनी 
क्रियाशक्ति से मिली, तो भी वह क्रियाशक्ति तो मुझे प्रज्भु-कृपा से 
ही मिली | किसी व्यक्ति को जन्म से ही मधुर कंठ एवं गायन- 
कला आप्त होती है। और हमारे पूबेजों ने ग्रामोफोन, रेडियो का 
बहुत विकास किया, इसलिए उन साधनों की सहायता से कोई 
गायिका किस्री एक ही गाने के रिकाडे बनवाकर, उसकी छाखों 


प्रदन, शंका, आक्षेप ५७ 


प्रतियाँ बेचकर छाखों रुपये कमा सकती हे। परंतु अभु ने उसे 
जो मधुर कंठ दिया वह इसलिए नहीं दिया कि पंद्रह मिनट की 
कारगुजारी पर उम्र भर दूसरों से मेहनत कराकर वह चेन की 
बंसी बजाती रहे । ईइवर कुछ लोगों को विशेष बुद्धि, शक्ति देता 
हे, परन्तु वह इसलिए नहीं देता कि वे दूसरों पर ग्रभ्ुत्व॒ चलावें; 
प्रत्युत इसलिए देता है कि वह शक्ति दूसरों के भी कास आये । 
इंड्बर और समाज से इस प्रकार जो संपत्ति ग्राप्त होती हे उसमें 
से अपनी आवश्यकता भर स्वयं भोगकर शेष समाज को छोटा 
देना ही मनुष्य का कतंव्य हे। जन्मसिद्ध भेद एवं सामाजिक 
व्यवहार के संयोगों से पदा होनेवाली विषमता का निराकरण 
अतिरिक्त संपत्ति के दान से जहाँ-का-तहाँ होते रहना ओर जिस 
क्षण का उसी क्षण होते रहना, समाज-स्वास्थ्य की दृष्टि से 
आवश्यक है । 


मनुष्य समाजावलंबी प्राणी हे। समाज के आश्रय से और 
समाज के साथ व्यवहार करने से ही मनुष्य को संपत्ति प्राप्त 
होती हें अतणव जिसके पास जो हो--भूमि, धन, बुद्धि, कम-से- 
कम शरीरबछ--जो भी हो, उसे वह समाज के लिए उत्सगे करके 
मुक्त हो जाय | इसीसे जीवन कताथ होता हे । 

परंतु छोभ भी मनुष्य ने अपनी छठी के दूध के साथ पीया 
हे। भूमि, संपत्ति इत्यादि किसीको कितनी भी श्राप्त हुई हो, तो 
भी उसे वह पर्याप्त नहीं अतीत होती। वह ओर भी अधिक 
चाहता है । तब अधिक जमीन या अधिक संपत्ति से क्या समझा 
जाय ९ इसका अर्थ यह कि जब तक दूसरे के पास मुझसे कम 
है तब तक मेरे पास अधिक ही हे । जिस कार पानी अपनी 
सतह तुरत सँमाछ लेता है उसी प्रकार भूमि और संपत्ति समान 
सतह पर होनी चाहिए। राहनिंग के जमाने में जिस अकार 
अनाज, गुड़, शक्कर, मिट्टी का तेल इत्यादि के संचछ पर कब्जा 


पा गाँव का गोकुल 


करके सरकार उनका समान वितरण करती थी; राशन की 
मात्रा पर्याप्त हे या नहीं, यह नहीं देखती थी; अथवा यह भी 
नहीं कहती थी कि जिन्हें पर्याप्त मात्रा में दे सकेंगे, उन्हींको 
शक्कर देंगे, दूसरों को कतई नहीं, उसी अकार आज भूमि 
एवं संपत्ति का राशनिंग होना चाहिए। भाई-भाई की जमीन का 
बँटबारा इसी तरह होता है। फिर यदि हम यथा बन्धु-भाव 
कायम करना चाहते हैं, तो अपर्याप्त जमीन का भी विभाजन 
करना क्या आवश्यक नहीं है ? कुछ छोग तो सनन्‍्तुछित भोजन 
करते रहें ओर दूसरे सब उनका मुँह ताकते रहें, इसकी अपेक्षा 
क्या अपने साथियों सहित आधा पेट भोजन करके उठने में हमें 
अधिक सनन्‍्तोष का अनुभव नहीं होता ? 

यही मानव-धर्म हे। और “धर्मात्‌ अथश्व कामग्र” धर्मे- 
पालन करने से संपत्ति और सुख अनायास सिद्ध होते हैं । 

इस मानव-धर्म के पाछन से समाज में सन्‍्तोष, भाईचारा 
ओर सहयोग का साम्राज्य होगा ओर उत्साह का संचार होगा । 
उसमें से अनायास सम्रद्धि भी निष्पन्न होगी। 


शान्ति पुष्टि; तुष्टिः चास्तु ! 


परिशिष्टट 


नये समाज का निर्माण 
[ बिनोबा ] 


ग्रामदान समुद्र के समान है। जिस तरह समुद्र में सब 
नदियाँ लीन हो जाती हैं, बेसे हरएक की मार कियत ग्रामदान में 
लीन हो जाती है । इस काम के छिए जब छोटे-छोटे गाँवों के 
वेग भी तैयार हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि काल का 
एक ग्रवाह बह रहा है, जो सबको स्पे कर रहा है। परस्पर- 
सहयोग का सहत्त्व जितना इस आंदोलन के समय छोगों के 
ध्यान में आ रहा है, उतना इसके पहले कभी नहीं आया था, 
क्योंकि व्यक्तिगत मालकियत समाज में लीन कर देने से बढ़कर 
और परस्पर सहयोग क्या हो सकता है ? इसलिए इस आंदोलन 
के जरिये न सिफे भूमि के मसले के लिए राह खुल जाती हे, 
बल्कि सब तरह की सामूहिक साधन। की भी तेयारी हो जाती 
है। और वह एक ऐसे ढद्ल से होती हे कि उसमें समूह के साथ 
व्यक्ति का कोई विरोध नहीं पेदा होता, बल्कि सारे व्यक्ति 
अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ को समूह में विलीन कर देते हैं। 
इसलिए समूह-विरुद्ध-व्यक्तिगत' का जो झगड़ा पाइचात्य समाज- 
शाख्ज्ञों ने और नीति-दाखज्ञों ने पैदा किया था, वह इसमें 
रहता ही नहीं। ये छोग जो आामदान दे रहे हैं, वे एक नया 
नीतिशाख और नया समाजशासत्र रच रहे हैं, ये लोग स्वार्थ 
और परमार्थ का भी भेद मिटा रहे हैं । जेसे व्यक्ति और समाज 
के हित में विरोध नहीं है, बेसे ही स्वाथ और परमार्थ के बीच 
कोई विरोध नहीं हे । इ मे 


६० गाँव का गोकुल 


त्रिविध क्रांति 

इस तरह इस आंदोलन में जो शक्तियाँ निर्माण हो रही 
हैं, वे इतनी व्यापक हैं. कि उनके छिए हम चाहे जितनी कोशिश 
करते हों, वह कम ही मालूम होगी। इस आंदोलन में काम 
करनेवाला व्यक्ति देश-सेवा का दावा कर सकता है, परमार्थ का 
दावा कर सकता है और समाज-सेवा का दावा तो कर ही सकता 
है। “समाज-सेवा” शब्द का प्रयोग मैंने मामूछी अथ में नहीं किया 
हे। बेसे समाज-सेवा तो देश-सेवा में आ जाती हे। लेकिन 
हम कहना चाहते हैं कि समाज-रचना बद्लनेबाली क्रांति की ही 
बात ञ्रामदान के काम में आती है। इस तरह देश का आर्थिक 
जीवन उन्नत करना, सामाजिक रचना में क्रांति छाना और 
पारमाथिक उन्नति करना, ये सारे कार्य आमदान के जरिये 
देहात-देहात में चल रहे हैं। 

आमूलाग्र परिवतन 

अक्सर हम गाँव-गाँव के छोगों के पास जाकर पूछते हैं. कि 
आपकी क्‍या राय हे? तो वे कहते हैं कि शिक्षा और पानी 
का इन्तजाम होना चाहिए । छेकिन एक दफा हमने ग्रामदान में 
मिले हुए एक गाँव के छोगों को वही सवाल पूछा, तो उन्होंने 
जवाब दिया कि अब हम एक हो गये हैं, इसलिए हमें कोई कमी 
ही नहीं रहेगी, हम एक-दूसरे को मदद करेंगे, तो सब चीजें 
हासिल कर सकेगे। यह जवाब सुनकर में चकित रह गया। 
मुझे लगा कि अब इन छोगों को समझाने के लिए मेरे पास 
अधिक कुछ शेष नहीं रहा हे । इन छोटे-छोटे गाँवों को बाहर से 
कोई मदद नहीं मिलती है, इसलिए भी वे समझ लेते हैं कि 
गाँव एक बनता हे, तो अन्दर से एक ताकृत बनती है। इन सब 
गाँवों को यह अनुभव होता है कि उनकी शक्ति अन्दर से बढ़नी 


नये समाज का निर्माण ६१ 


चाहिए। अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा अन्दर से जाग जाती 

तो मनुष्य की आत्मा एकदम सावधान हो जाती है और 
_ भदान-यज्ञ का संदेशा सुनकर छोगों को यह छग रहा हे कि यह 
एक ऐसा साधन है कि जिससे हम परावरुम्बी नहीं रहेंगे 
अपने बल से काम करेंगे। इसलिए वे छोग अत्यन्त उत्साह से 
यहाँ आते हैं और हमारा संदेशा प्रेम से सुनते हैं। हम उनको 
यह भी सुनाते हैं कि इस तरह से आप अपने गाँव को स्ोदय 
की दृष्टि से संगठित करेंगे, तो आपको बाहर से भी मदद मिल 
सकती है । छेकिन इस बारे में हम बहुत एहतियात से काम 
करते हैं । हम उन्हें यह भास नहीं होने देते हैं. कि उनके अन्दर 
जो शक्ति है, उससे बढ़कर कोई दूसरी शक्ति उन्हें मदद करने- 
वाली है | यह शास्त्र का वचन है कि जो खुद को मदद करते हैं, 
उन्हें भगवान्‌ मदद करता है। छेकिन ये छोग अपनी अन्दर 
की ताकत बढायेंगे, तो उसके साथ उन्हें कुछ बाहर की मदद भी 
मिलनी चाहिए, वह मिलेगी भी; लेकिन जो छोग सिफे बाहर की 
ताकत पर विश्वास रखते हैं, उनकी अन्दर की ताकत तो बढ़ती 
ही नहीं, लेकिन बाहर की ताकत भी जितनी चाहिए, उतनी 
मिलती नहीं। 


जातिसंस्था का मूल 


हम इन गाँववारढों को समझाते हैं कि आप छोग मैं-मेरा' 
और तू-तेरा” छोड़ दें तथा हम ओर हमारा” कहना शुरू करें। 
जाति का मतरूब इतना ही है कि कोई बढ़ई का काम 
करता था, तो उसका लछड़का भी बढ़ई का काम आसानी 
से सीखता था और उसे तालीम के लिए किसी स्कूल 
में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। छेकिन आज तो 
गाँव-गाँव के सब धंघे टूट ही गये हैं, इसलिए उसके साथ जातियाँ 


६२ गाँव का गोकुल 


भी टूट गयी हैं। धंधे टूटने के बाद भी अगर कोई जाति का 
नाम छेता हे, तो वह एक प्रकार से बेकार ही हे। इसके आगे 
छोगों को हम धंधा देना चाहते हैं, परन्तु जातियाँ नहीं बनाना 
चाहते, क्‍योंकि हम चाहते हैं कि हरणक को खेती में कुछ-न-कुछ- 
समय देना ही चाहिए ओर फिर बचे हुए समय में हर कोई 
अपना-अपना धंधा कर सकता है । कोई बुनकर दिन भर बुनता 
ही रहेगा, तो उसके हारीर का गठन अच्छा नहीं रहेगा और 
उसका आरोग्य भी ठीक नहीं रहेगा। आरोग्य के लिए हर एक 
को खेत में काम करना चाहिए। फिर बचे हुए समय में कोई 
बुनाई का काम करेगा, तो कोई बढ़ई का काम करेगा, तो कोई 
शिक्षक का काम करेगा। में तो चाहूँगा कि ख््रियाँ भी खेती 
में काम करें और बचे हुए समय में घर का काम करें। हर एक 
को खुछी हवा मिलनी चाहिए। मनुष्य कुदरत के साथ एकरूप 
होगा, तो वह एक प्रकार से परमेश्वर की उपासना होगी । 
जातियाँ नहीं, वृत्तियाँ 

इसके आगे जाति का विचार ही छोड़ना होगा। अब 
जातियाँ नहीं रहेंगी, वृत्तियाँ रहेंगी । हमारी चृत्ति ग्राम-सेवा की 
होनी चाहिए । किसी में एक शक्ति है, तो किसी में दूसरी । 
परन्तु अपनी सब शक्तियाँ हमें ग्राम-सेवा में अपरण करनी हैं । 
जो जूता बनायेगा, वह यह नहीं कहेगा कि में चमार हूँ; बल्कि 
वह कहेगा कि में ग्राम-सेवक हूँ। बढ़ई यह नहीं कहेगा कि मेरी 
जाति बढ़ई की हे; बल्कि वह कहेगा कि में प्राम-सेवक हूँ । शिक्षक 
यह नहीं कहेगा कि मेरी जाति शिक्षक की हे, बल्कि यह कहेगा 
कि में भ्राम-सेवक हूँ। हर कोई कहेगा कि मेरी वृत्तिया तो 
बैंदई की हे या बुनकर की है, या शिक्षक की है । ये सारी वृत्तियाँ 
6, जातियाँ नहीं हैं। सब मिलकर खेती करेंगे, तो सब जातियाँ 





नये समाज का निर्माण ६३ 


किसान के साथ एकरूप होंगी ओर हरएक मनुष्य किसान होगा। 
कोई बढ़ई-किसान, कोई बुनकर-किसान, कोई गुरुजी-किसान, 
कोई मंत्री-किसान, कोई न्‍्यायाधीश-किसान । इस तरह हरणएक 

“किसान होगा ओर उसके साथ-साथ उसकी अलग-अलग वृत्ति 
होगी। इस तरह का प्रामराज्य हमें बनाना है । 


भिन्न-भिन्न आदिवासियों की जमातें सूये, वरुण, भू-माता 
आदि देवताओं को मानती हैं। ये सारे प्राचीन आये ऋषियों 
के वंशज हैं। ऋषि भी इन्हीं देवताओं का नाम छेते थे। उसके 
बाद नये-नये देवता निकके । भुवनेश्वर वगेरह सब अबो- 
चीन हैं। अपने देश के मूछ देवता भूमि-माता, सूे, वरुण 
आदि हैं। जिसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी सेवा करना ओर 
जिसकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उसकी पूजा करना, यही 
हमारा रिवाज है। ये छोग भूमि-माता की सेवा करते हैं और 
सूर्य की पुजा करते हैं। ये खुले बदन सूर्य-प्रकाश में घूमते हैं 
तो हम सममते हैं कि ये सूये की उपासना करते हैं । जो छोग 
बाहर से यहाँ पर सेवा करने के रहिए आयेंगे, उनको भी इनके 
जेसे खुले बदन घूमने की आदत डाछनी चाहिए। वे यह न 
समझें कि हम इन्हें कुछ सिखाने के लिए आये हैं, बल्कि वे यह्‌ 
समझें कि हम इनसे कुछ सीखने के लिए आये हैं। 
भूमि-सेवा का मौलिक घममे 
जो भूमि-सेवा का मूछधर्म है, जिसके साथ ये छोग चिपके 
डक ९ हें 
हुए हैं, बह धर्म यह सारे हिन्दुस्तान को देना चाहते हैं। हम 
चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का प्रोफेसर, न्यायाधीश ओर मंत्री 
भी खेती में काम' करे और बाकी बचे हुए समय में अपनी-अपनी 
वृत्ति कायम रखे | गाँव के छोग ऐसा ही करते थे। गाँव में 
झगड़ा होता था, तो गाँव का कोई मनुष्य फैसला देता था, याने 


द््ड गाँव का गोकुल 


वह न्यायाधीश का काम करता था; परन्तु वह बेकार नहीं रहता 
था, खेती भी करता था और साथ-साथ दूसरा काम करता था। 
इसी तरह देश का हरणक मनुष्य अपनी-अपनी चृत्ति अछग- 
अलग होने पर भी भूमि-सेवा करेगा, यह महान्‌ विचार, 
जीवन का एक मूलभूत विचार हम इस क्षेत्र में निमोण करना 
चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को यह सिखाना चाहते हैं। 
हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ काम करेंगे, वे यहाँ के छोगों के साथ 
कुछ खेती भी जरूर करेंगे। 

यह काम सर्वांगीण क्रांति का काम है, सारे समाज को 
बदलने का काम है । इसलिए हमें हिंदुस्तान के हर गाँव में बार- 
बार जाना पड़ेगा । पाँच छाख गाँवों में कम-से-कम' बीस दफा 
यात्रा करनी होगी। उसके बाद आप देखेंगे कि देश का क्‍या 
रूप आता है। 
(पेनकस, उत्कछ, १६-९-०७ ) 


गाँव-गाँव में स्व॒राज्य 


विनोबा 


भ्रकाशक : 
आ० वा० सहसडुड़े, 

संत्री, अखिल भारत सं-सेव(-संघ 
वर्षा (म० प्र०) 


चहली बार : २०,००० 
नबंबर, १९५५ 
मूल्य : दो आना 


अखिल भारत स्व-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजघाट, काशी 


ऐ 22 ५ वि ८ [5 
गांव-गांव से स्वराज्य 
हक 

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद गाँव के लोगों की हालत 
सुधरेगी, ऐसी आशा लोगों ने रखी थी। ऐसी आशा रखने 
में उनकी कोई गलती नहीं थी। अगर स्वराज्य' में जनता 
की हालत न सूधरती हो, तो उस स्वराज्य की कीमत भी क्‍या 
हैं ? इसलिए गाँव की हालत सुधरेगी, यह आशा रखना 
ठीक ही था। 

आप अपने बादशाह 


लेकिन लोग समझे नहीं हूँ कि स्वराज्य के बाद हमारी 
हालत सुधारना हमारे ही हाथ में हे। वे समझे हें. कि जसे 
पहले मुसलमानों का या अंग्रेजों का राज्य था, वसे अब कांग्रेस 
का राज्य आ गया हे। लेकिन मुसलमानों के और अंग्रेजों के 
राज्य में या ओर भी किसी राजा के राज्य में आपके वोट किसी- 
ने माँगे नहीं थे। वे राज्य तो पुराने हो गये। वे राजाओं 
के राज्य थे, सुलतानों के राज्य थे। लेकिन अभी जो हमारा 
स्व॒राज्य ह, वह छोगों का राज्य है । यहाँ पर जो राज्य चलाते 
हे, वे लोगों के चुने हुए नौकर हें । आप सब लोगों को सत्ता 


आप अपने बादशाह . हे 


दी गयी हे कि अपना राज्य आप जसा चलाना चाहते हें, वेसा 
चलाइये और अपना राज्य चलाने के लिए आपको कौन से 
नोकर रखने हैं, यह आप ही तय कीजिये । इस तरह आपसे 
वोट माँगा गया और आपने वोट दिया, तो पाँच साल 
के लिए आपने नौकर कायम किये । जंसे किसान 
साल भर के लिए नौकर रखता हे और साल के आखिर में 
अगर उसने अच्छा काम किया, तो उसे फिर से रखता हैं, 
और अगर उसने अच्छा काम न किया तो दूसरा नौकर 
रखता है, उसी तरह आपने पाँच साल के लिए नौकरों को 
चुना हैं। उनका काम अच्छा चलता है, ऐसा आपको हछगेगा 
तो आप उनको दुबारा चुनेंगे; नहीं तो दूसरों को चुनेंगे। 

इसका मतलब यह हे कि यहाँ पर आप जो सब लोग बंठ 
हैं, वे सबके सब बादशाह हें, स्वामी हैँ । लेकिन आपमें 
से हर व्यक्ति अलग-अलग स्वामी नहीं हे, आप सब मिलकर 
स्वामी हें। इस तरह आप स्वामी तो बन गये, लेकिन 
फिर भी अपने पास सत्ता है, इसका आपको भान नहीं हें, 
क्योंकि एक नाटक-सा हुआ। आपको राय पूछी गयी और 
आपने राय दी । मान लीजिये कि किसी घर में चार-पाँच 
साल के मूर्ख ओर बेवकफ लड़के हें। अगर उनसे पूछा 
'जायगा कि घर का कारोबार कंसे चलाना चाहिए या उनसे 
वोट माँगे जायेंगे तो वे क्‍या वोट देंगे ? वें तो यही कहेंगे कि 
आप यह क्या नाटक कर रहें हें। आप हमारे साँ-बाप हें, 


न गाँव-गाँव में स्वराज्य 


आप ही हमारी चिता कीजिये। बसे ही लोगों ने कांग्रेस- 
वालों से कहा कि आप बड़े हें, आपने हमारो सेवा को हें 
आप हमारे माँ-बाप हैं। आप ही राज्य चलाइये। उधर तो 
वे कहते हें कि हम आपके नौकर होना चाहते ह॑ं और अगर 
आप हमें नौकरी पर रखेंगे, तो हम नौकरी करना चाहते हें। 
लेकिन इधर ये लोग कहते हैँ कि आप ही हमारे माँ-बाप हें, 
इसलिए आप हमारी चिंता कीजिये । 

सत्ता किसीके देने से मिलती नहीं हे। सत्ता या अधि- 
कार तो अंदर से प्राप्त होना चाहिए। बसे हिन्दुस्तान के 
लोग मूरख नहीं हैं, बल्कि काफी समझदार हें। अभी जो 
चुनाव हुआ था, वह भी कितने सुन्दर ढंग से हुआ था। छोगों 
को रूगता था कि यहाँ पर न मालम क्या-क्या होगा, कितनी 
लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाहर के 
देशवालों को आइचय लगा कि हिन्दुस्तान के लोग अपढ़ 
हैं, फिर भी यहाँ पर इतने सुन्दर ढंग से चुनाव कंसे हो सका । 
इसका कारण यह हूं कि हिंदुस्तान के लोग दस हजार साल के 
अनुभवी हें। ये अपढ़ जरूर है, लेकिन अनुभवी हें, इसलिए 
ज्ञानी हें। इसीलिए यहाँ के चुनाव बड़े अच्छे ढंग से हुए । 

हिंदुस्तान के लोग यद्यपि समझदार हें, फिर भी वर्षों से 
उनको गुलामी की आदत पड़ गयी है ओर वे सोचते हूँ कि 
सरकार मा-बाप की तरह हमारी चिता करंगी। इसलिए 
अब जब कि इन लोगों के हाथ में सत्ता आयी हे, तब उनको 


सेवा की सत्ता ५्‌ 


यह अनूभव होना चाहिए कि वास्तव में हमारे हाथ में सत्ता 
आयी हूँ। क्‍या माता को माता का अधिकार कोइ देता हैं ? 
माता तो अपने में मातृत्व का अनूभव करती है। क्‍या शोर 
को किसीने जंगल का राजा बनाया हूं ? वह तो खुद अपना 
अधिकार महसूस करता है। उसी तरह स्वराज्य की शक्ति 
का लोगों को अंदर से भान होना चाहिए। वह कसे होगा ? 
क्या गाँव-गाँव के लोग दिल्‍ली का राज्य चलायेंगे ? गाँव-गाँव 
के लोग तो गाँव-गाँव का राज्य चलायेंगे । तो फिर उनको 
राज्य चलाने का अनुभव हो जायगा । 


सेवा की सत्ता 


इस जमाने में जो राज्य होता है, वह राज्य नहीं 
बल्कि प्राज्य होता हें। वह लोगों का होता हे। पहले के 
जमाने में जो लोगों को दबाता था, वही राजा होता था। 
कहा जाता हें कि जंगल का राजा शेर होता है। इसके माने 
' यह हें कि जो जंगल के प्राणियों को खा जाता हे ,वह राज। होता 
ह। संस्कृत में जानवरों के राजा को या सिंह याने शेर को 
मुगराज' कहते हँ। उस राजा के दर्शन होते ही सारे मृग 
थर-थर काँपते हें । इस प्रकार की राज्य-सत्ता अब नहीं 
चलेगी । अब तो राज्य-सत्ता सेवा की सत्ता होगी। 
माता को घर में क्या अधिकार होता हे ? बच्चे को भूख 
लगी हूँ तो उसे दूध पिलाना, यह माता का पहला' अधिकार 


दर गाँव-गाँव में स्व॒राज्य 


है। बच्चे को सुलाकर फिर सोना, यह नंबर दो का अधिकार 
है, बच्चा बीमार पड़ा तो रात को जागना, यह नंबर तीन 
का अधिकार हे और घर में खाने की चीजें कम हूं, तो पहले 
बच्चे को खिलाना और खिलाने के बाद कुछ नहीं बचा तो 
खुद फाका करना, यह नंबर चार का अधिकार हूं । आज का 
हमारा सात्राज हे न ? तो उसके नमूने हमें गाँव-गाँव में 
दिखाने होंगे । 
गाँव-गाँव में जो बुद्धिमान, संपत्तिमान और समझदार 
लोग होंगे, वे गाँव के माता-पिता बन जायें और गाँव की सेवा 
करके गाँव का राज्य चलायें। जो बुद्धिमान पिता होते हें 
वे अपने लड़कों के लिए यही इच्छा करते हें कि हमारे लड़के 
हमसे ज्यादा बृद्धिमान बनें । पिता को तो तब खुशी होती हे, 
जब उसका लड़का उससे आगे बढ़ जाता हैं, गरु को तब 
खुशी होती है, जब उसका शिष्य दुनिया में उसका विस्मरण 
कराता है। लोग गुरु का नाम भूल जाते हें और शिष्य को 
ही याद करते हैं, तो गुरु को खुशी होती हे। गुरु को छगता _ 
है कि मेने अपने शिष्य को ज्ञान दिया और फिर भी मेरा नाम 
दुनिया में कायम रहा, तो मेने ज्ञान ही क्या दिया ? मेरा 
नाम मिट जाना चाहिए और शिष्य का नाम चलना चाहिए, 
तभी में सच्चा गुरु हेँ। इसलिए गाँव के जो बृद्धिमान लोग 
होंगे, वे इस तरह से काम करेंगे कि सब लोग उनसे ज्यादा 
बुद्धिमान बनें। तो फिर ग्रामराज्य का रामराज्य बनेगा। 


अपना गाँव एक राष्ट्र ७ 


अपना गाँव एक राष्ट्र 

स्वराज्य के माने हैं, सारे देश का राज्य। जब दूसरे देश 
की सत्त। अपने देश पर नहीं रहती है, तो स्वराज्य हो जाता हु । 
)छेकिन जब हरएक गाँव में स्वराज्य हो जाता है, तो उसको 
रामराज्य कहा जाता हे । गाँव के सब लोग बुद्धिमान बने हें, 
किसी पर सत्ता चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तब उसका 
नाम हे 'रामराज्य' | जब गाँव के झगड़े शहर की अदालत में 
जाते हें और शहर के लोग उनका फंसला करते हूँ, तो उसका 
नाम हे गुलामी, दास्य या पारतंत्र्य। गाँव के झगड़े गाँव में 
ही मिटाने का नाम हे; स्वातंत्र्य या स्वराज्य। और गाँव 
में झगड़े ही नहीं होते हे, इसका नाम हू रामराज्य । 
हमें पहले ग्रामराज्य बनाना होगा और फिर रामराज्य। 
देश का स्वराज्य तो हो गया है, अब हमें ग्रामराज्य बनाना हे । 
इसीलिए हम गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझाते हें कि तुम्हारे 
अमँव का भला किसमें हैं। इस पर तुम खुद सोचो। अपने 
| गाँव को एक राष्ट समझो। जैसे आज आप भारतमाता की 

जय बोलते हैं, उसी तरह अपने गाँव की जय बोलनी चाहिए 
हरएक ग्राम की जय होती है, तो देश को जय होगी । 
जब अपना हरएक अवयव काम- करेगा, तब सारा शरीर काम 
करेगा। आँख, कान, पाँव, हाथ, दाँत अच्छा काम करेंगे, तो 
सारा शरीर अच्छा काम क रेगा। अगर इनमें से एक भी कम 
काम करता है, तो देह का काम अच्छा नहीं होगा। आँख 


८ गाँव-गाँव में स्वराज्य 


काम नहीं करती हँ और बाकी सारा शरीर काम करता 
है, तो उसका नाम हु अंधा। कान काम नहीं करते हें और 
बाकी सारा शरीर काम करता है, तो उसका नाम हे बहरा। 
उसी तरह सारे गाँव अपना काम अच्छी तरह से चलायेंगे, 
गाँव-गाँव में स्वराज्य बनेगा, तो अपना स्वराज्य अच्छा बनेगा। 
हमें हरएक गाँव में राज्य चलाना होगा। एक देश में राज्य 
के जितने विभाग होते हैं और जितने काम होते हें, उतने 
सारेगाँव में होंगे । वहाँ पर आरोग्य-विभाग होता हे, तो गाँव 
में भी आरोग्य-विभाग होना चाहिए, वहाँ पर उद्योग-विभाग, 
कृषि-विभाग, तालीम-विभाग, न्‍्याय-विभाग होते हें, तो गाँव 
में भी उतने सारे विभाग होने चाहिए। वहाँ पर परराष्ट 
के साथ संबंध आता हे, तो ग्राम में भी परग्राम के साथ संबंध 
आयेगा। 
गाँव-गाँव में विश्वविद्यालय 

* ग्राम-ग्राम म॒ विद्यापीठ होना चाहिए। ग्रामे-ग्रामें विश्व-' 
विद्यापीठम्‌। यह हें सच्चा ग्रामराज्य। किसीने हमसे 
कहा कि प्राथमिक शाला हर गाँव में होनी चाहिए, हाई- 
स्कूल बड़े गाँव में होने चाहिए, और विसाखापत्तन जेसे शहर 
में कॉलेज होना चाहिए तो मेंने उनसे कहा कि अगर इंश्वर 
को एसी योजना होती तो गाँव में दस साल की उम्प्र तक के 
ही लोग रहते। फिर उसके बाद पंद्रह-बीस साल तक की उम्र 
के लोग गाँव में रहते और उस उम्र से अधिक उम्रवाले . 


गाँव-गाँव में विश्वविद्यालय ९ 


लोग विसाखापत्तन जसे शहर में रहते। हेकिन जब जन्म से 
लेकर मरण तक का सारा व्यवहार गाँव में ही चलता है, तो 
पूरी विद्या गाँव में क्यों नहीं चलनी चाहिए ? ये लोग एसे दरिद्र 
हें कि एक-एक प्रांत में एक-एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने को 
योजना करते हें; लेकिन मेरी योजना के अनुसार हर गाँव में 
यूनिवर्सिटी होगी। सोचने की बात है कि क्‍या गाँव को 
टुकड़ा रखेंगे ? चार साल तक की शिक्षा थाने एक टुकड़ा गाँव 
में रहेगा। फिर गाँववाले आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहते 
हें, तो उन्हें गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके कोई मानी 
नहीं हैं। मेरे ग्राम में मुझे पूरी तालीम मिलनी चाहिए। यह मेरा 
ग्राम टुकड़ा नहीं है, वह तो पूर्ण हे। “पृर्णमदः पृणमिदम्‌ '-- 
पूर्ण हे वह, पूर्ण हे यह। ये लोग कहते हें कि यह भी टुकड़ा 
हुँ और वह भी टुकड़ा है और यह सब मिलकर पूर्ण हे। हमारी 
योजना में इस तरह टुकड़े-टुकड़े मिलकर पूर्ण बनानें की बात 
नहीं हे। हम चाहते हे कि हर गाँव में राज्य के सब विभागों 
के साथ एक परिपृण राज्य होना चाहिए । 


इस तरह हर छोट-छोट गाँव में राज्य होगा, तो हर गाँव 
में राज्यकार धुरंधरों का समूह होगा। गाँव-गाँव में अनुभवी 
लोग होंगे। दिल्‍लीवालों को राज्य चलाने में कभी मुश्किल 
मालम हुईं, तो वे सोचेंगे कि दो-चार गाँवों में चछा जाय और 
वहाँ के लोग किस प्रकार से राज्य चलाते हें, यह देखा जाय । 
क्योंकि राज्यशास्त्र-विद्या-पारंगत लोग गाँव-गाँव; में रहते 


१० गाँव-गाँव में स्व॒राज्य 


हैं। इसलिए गाँव-गाँव में विद्यापीठ होना चाहिए। आज तो 
लोग कहते हें कि गाँव में राज्यश्ास्त्र के ज्ञाता कोई नहीं हें, 
जिले में भी राज्यशास्त्र के ज्ञाता नहीं हूं। सारे आंध्र प्रदेश ' 
में राज्यज्ञास्त्र के ज्ञाता दो-तीन ही होंगे। जब स्वराज्य 
चलाना चाहते हो, तो राज्यशास्त्र के ज्ञाता इतने कम होने 
से कँसे काम चलेगा ? इसलिए गाँव-गाँव में एसे ज्ञाता होने 
चाहिए। आज हालत ऐसी है कि पंडित नेहरू ने एक दफा 
कह। था कि हमें जरा प्रधानमंत्री पद से छुट्टी दीजिये, तो सभी 
लोग घबड़ा गये और उनसे कहने लगे कि आपके बिना हमारा 
काम कैसे चलेगा? यह कोई स्वराज्य नहीं हे । असली स्वराज्य 
तो वह हैं जब पंडित नेहरू मकत होने की: इच्छा प्रकट करते हें, 
तो लोग उनसे कहें कि जी हाँ, जरूर मुक्त हो जाइये । आपने 
आज तक बड़ी सेवा की हें, अब आपको मुक्त होने का हक हैं। 
सत्ता का विकेन्द्रीकरण 

हमें इस तरह सब करना हूं। जो राज्य-पत्ता दिल्‍ली 
में इकट्ठी हुई है, उसे गाँव-गाँव में बाँटना है । हम तो पर- 
भेह्वर के भक्त हें, इसलिए हम इंइवर का ही उदाहरण 
सामने रखें। इंइवर ने अगर अपनी सारी अकल वेकुंठ में 
रखी होती और किसी प्राणी को अकल ही नहीं दी होतो, तो 
दुनिया कैसे चलती ? फिर ती जब किसी मनुष्य को अकल 
की जरूरत पड़ती ,तो उसे बेकुंठ में टेलीग्राम भेजकर थोड़ी-सी 
अकल मँर्गवानी पड़ती । आज जब आपके मंत्रियों को विमान से 


सत्ता का विकन्द्रीकरण ११ 


दोड़ना पड़ता हे, तो फिर भगवान्‌ को कितना दोड़ना पड़ता ? 
लेकिन भगवान्‌ ने ऐसी सूंदर योजना की हूँ कि सबको अकल 
बाँट दी हे। मनृष्य को अकल दी हूं, घोड़े को, गधे, को, साँप 
को, बिच्छ को, कीड़े को-सबको अकल दी हूँ । किसी 
एक जगह पर बृद्धि का भंडार नहीं रखा हेँ। इसलिए कहा 
जाता हैँ कि_भगवान्‌ निश्चित होकर क्षीरसागर में निद्रा 
लेते हें। क्या हमारे मंत्री इस तरह निद्रा ले सकते हैं ? 
लेकिन भगवान्‌ इस तरह निद्रा लेते हें कि पता : भी नहीं 
चलता कि वे वहाँ पर हे ! फिर ये हमारे भाई कहते हें 
कि वह हे ही नहीं, क्योंकि वह अपनी सत्ता नहीं चलाता है । 
पर वह इतना क्षमाशील हे कि निश्चित होकर सो जाता 
है, फिर चाहे कोई उसको माने या न माने । असलो स्वराज्य 
तो वह होगा जब दिल्‍ली के लोग सोते होंगे । दिल्‍ली में क्षीर- 
सागर हैं और वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री सोये हुए हैं, ऐसा 
होगा तब हम समझेंगे कि सच्चा स्वराज्य आया हे । लेकिन 
आज तो हम सुनते हें कि हमारे प्रधानमंत्री अठारह घंटे तक 
जागते हें । यह भी कोई स्वराज्य ह ? 

पहले लंदन में सत्ता थी। वहाँ से पार्सेल द्वारा अब वह 
दिल्‍ली आयी है। यह तो बड़ी कृपा हुईं | लेकिन वह पासंल 
दिल्‍ली में ही अटक गया है, उसे अब गाँव-गाँव में पहुंचाना हे । 
हमें लोगों को स्वराज्य की शिक्षा देनी हे। तो, यह सारा काम 
करना होगा । इसका नाम हँ--झासद-विभाजन | शासन का 


श्र गाँव-गाँव में स्वराज्य 


आज जो केन्द्रीकरण हुआ हे, उसके बदले शासन का विभाजन 
क्रना होगा और हर गाँव में शासन या सत्ता बाँटनो होगी। 
फिर जब गाँव के सबके सब लोग राज्य-शा सत्र के ज्ञाता हो जायेंगे 
और गाँव के सब छोग कभी झगड़ा करेंगे ही नहीं, तो उस 
हालत में शासन-मुक्ति हो जायगी ओर रामराज्य आयेगा। 

यह सब हमें करना है। इसीलिए भूदान-प्रज्ञ शुरू हुआ 
है । हम गाँववालों से कहते हें कि अपने गाँव की हालत 
सुधारने के लिए तुम लोगों को कमर कसकर तयार हो जाना. 
चाहिए। तुम्हारे गाँव में भूमिहीन हें, तो उन्हें जमीन देनी 
चाहिए। जमीन कहाँ से दोगे ? क्‍या दूसरे गाँव की जमीन 
' छाओगे ? अपने ही गाँव की जमीन का एक हिस्सा उनको 
देना चाहिए। फिर गाँव-गाँव में उद्योग खड़े करने चाहिए। 
आपको निदचय करना होगा कि हम बाहर का कपड़ा 
नहीं खरीदेंगे, हम अपने गाँव में कपड़ा बनाकर वही पहनेंगे। 
में मानता हूँ कि जो बाहर का कपड़ा पहनते हें, वे नंगे हें । 
अभी मेरे सामने जो लोग बेठे हैं, वे सारे बाहर का कपड़ा पहने 
हुए हें, इसलिए यह नंगों की सभा है। अगर इन छोगों को 
बाहर से कपड़ा नहीं मिलेगा, तो वे फटे हुए कपड़े पहनेंगे, फिर 
लेगोटी ही पहनेंगे और आखिर में नंगे रहेंगे, क्योंकि उनके 
पास कपड़ा बनाने की विद्या नहीं है । 

यह सब काम सरकारी कानून से नहीं होगा। कुछ 
'लीग हमसे पूछते हें कि भूदान का काम बाबा को क्यों करना 


सत्ता का विकेनद्रीकरण हरे 


पड़ता है, सरकार अपनी जमीन क्‍यों नहीं बाँटती हे ? 
सरकार जमीन बाँटेगी, तो ग्रासराज्य नहीं होगा, दिल्‍लोराज्य 
होगा। लंदन-राज्य के बदले अब दिल्‍्ली-राज्य आया हूँ। 
लेकिन हम चाहते हें ; चाहते है कि दिल्‍्ली-राज्य के बदले गाँव का राज्य 


आये। जिस तरह हमारी मंख मिटाने के लिए हमको है भूख मिटाने के लिए हमको हो 


९: स्ाधाशालक/लकाााउपरभाम-+ पक, 


खाना पड़ेगा, दूसरा कोई हमारे लिए नहीं खा सकता, 
उसी तरह हमारे रामराज्य के लिए हमें ही भूदान करना 
पड़ेगा, दूसरे नहीं कर सकते । फिर आज.. छोग जसे 
दिल्‍ली में बंठ-बठ सोचते हें कि अपने देश में बाहर से कौन-सी 
चीजें आनी चाहिए और देश की कौन-सी चीजें बाहर जानी 
चाहिए, उसी तरह गाँव-गाँव के लोग सोचेंगे कि अपने गाँव 
में कौन-सी चीजें बाहर से आनी चाहिए और गाँव की कौन< 
सी चीजें बाहर जानी चाहिए। आज तो जिसकी मर्जी में 
जो आया, उसके अनुसार वह बाहर की चीजें खरीदता 
जाता है। लेकिन इसके आगे यह नहीं चलेगा। सारे गाँव- 
वाले मिलकर चर्चा करेंगे और निर्गेय करेंगे। अगर किसीको 
गुड़ की जरूरत हुईं, तो गाँववाले सोचेंगे ओर तय 
करेंगे कि इस साल गाँव में गृड़ नहीं बन सकता, इसलिए 
एक साल के लिए बाहर का गृड़ खरीदना होगा। लेकिन 
गाँव के लोग बाजार में जाकर गुड़ नहीं खरीदेंगे | गाँव को 
दूकान से खरीदेंगे। इस तरह गाँव के लोग बाहर का गुड़ 
गाँव की दूकान से एक साल के लिए खरीदेंगे और फिर गाँव 


कक 


१४ गाँव-गाँव में स्वराज्य 


में गन्ना बोकर अगले साल के लिए गुड़ पेदा करेंगे। और 
गाँव की दूकान में वही गुड़ रखा जायगा और वही गुड़ खरीदा 
जायगा। हे ह 

इस तरह सारा गाँव एक हृदय से सोचेगा। गाँव में 
पाँच सौ लोग रहेंगे तो गाँव मे एक हजार हाथ होंगे, एक 
हजार पाँव होंगे, पाँच सो दिमाग होंगे, लेकिन दिल एक 
होगा। गीता में एकादश अध्याय में विश्व-रूप दर्शन की बात 
ह। विश्व-रूप दशन में हजारों हाथ हैं, हजारों पाँव हें, 
कान हैं, आँखें हें लेकिन उसमें आपको यह नहीं मिलेगा 
कि हृदय हजारों हूँ । विश्व-रूप का हृदय एक ही होगा। 
उसी तरह गाँव का हृदय एक होगा। पाँच सौ दिमाग होंगे । 
वे चर्चा करके बात तय करंगे। यह हमारी सर्वोदिय की 
योजना हे । 

सर्वोदिय कोन करेगा १ 

अब आप मुझे बताइये कि यह स्वोदिय का काम आप 
करेंगे या आपकी राजधानीवाले ओर दिल्‍लीवाले करेंगे ? 
यह ठोक हूँ कि आप लोग अपनी योजना करेंगे, तो उसमें 
राजधानीवाले और दिल्‍लीवाले आपको कुछ मदद देंगे। 
लेकिन योजना तो आपको ही अपने गाँव के लिए करनी होगी । 
अगर गाँव-गाँव में जाकर बाबा की यह बात आप समझा दंगे, 
तो बद्धिमान्‌ किसानों को यह बात समझने की अकल हे । 
' फिर आपको एक एकड़-दो एकड़ का दान नहीं मिलेगा। फिर 


पाँच लाख गाँवों में रामराज्य श्प्‌ 


तो एक-एक गाँव के छोग आपके सामने आकर कहेंगे कि हमने 
अपने गाँव के भूमिहीनों का मसला हल कर दिया हैं। अपने 
गाँव क भूमिहीनों को और कम भूमिवालों को हमने पूरी 
जमीन दे दी हे। फिर इस तरह सब लोगों के दस्तखत के 
दानपत्र वे आपकी भूदान-समिति के आफिस के पास पहुँचा 
देंगे। अब गाँव की सारी जमीन गाँव की बना दीजिये। 
आज आपके गाँव में भूमिहीन कोई नहीं रहा है। अब 
भूमिमालिक कोई नहीं रहना चाहिए। आप इस पर 
विचार कीजिये । हम जानते हें कि एकदम से यह काम 
. नहीं हो सकता । इसलिए अब खादी और पग्रामोद्योग का 
काम शुरू कीजिये । 


पाँच लाख गाँवों में रामराज्य 


हम जानते हें कि यह सब करने में कुछ समय लगेगा। 
लेकिन ज्यादा समय नहीं लूगंगा। एक -गाँव में एक साल का 
समय लगा, तो हिंदुस्तान के पाँच लाख गाँवों में कितना समय 
लगेगा, इस तरह का त्राराशिक नहीं किया जा सकता । 
आपके गाँव में आम पकना श्रू होता है, तो सारे हिंदुस्तान के 
पाँच लाख गाँवों में आम पकने लग जाते हें। इसलिए आपक 
गाँव में ग्रामराज्य बनने में जितना समय लगेगा, उतने समय में 
सारे हिन्दुस्तान के पाँच लाख गाँवों में रामराज्य' बनेगा। 
यह विचार आप गाँव-गाँव जाकर समझा देंगे तरे फिर आज 


१६ गाँव-गाँव में स्त॒राज्य 


जंसी लाख-दो लाख एकड़ जमीन हासिल करने की दरिद्र 
कल्पना आप नहीं करेंगे। फिर तो आप कोटि-कोटि की 
भाषा में बोलेगे । 
तीन सत्र 

आज मेंने आपके सामने सूत्र रूप में विचार रखा है। 
पहली बात हे केंद्रीय स्वराज्य। दूसरी बात ह विभाजित 
स्वराज्य। ओर तीसरी बात ह राज्यम॒क्ति अथवा राम राज्य । 
अब उसको रामराज्य कहना ह या अराज्य, यह हरएक की 
अपनी-अपनी मर्जी की बात हे। इंश्वर नहीं है, यह भी 
कह सकते हो और इंब्वर क्षीरसागर में सोया हुआ है, यह 
भी कह सकते हो। लेकिन इंश्वर पसीना-पसीना होकर काम 
कर रहा है, यह नहीं कह सकते हो। या इंश्वर नहीं है या 
वह अकर्ता होकर बंठा है, इंइबर करता हें और सब पर 
अपनी सत्ता चलाता है, यह बात नहीं होनी चाहिए। यह 
तत्त्वज्ञान, यह ब्रह्म-विद्या हमें अपने दंश में लानी हे । 

परस्पराव लम्बन 

हम चाहते हें कि आप सब लोग उत्साह से भाई-भाई 
बनकर काम में लग जाय। कुछ लोग पूछते हें कि विनोबाजी 
की योजना परस्परावलंबन की योजना नहीं हे, स्वावलंबन 
की योजना हँ। इतना तो वे कबूल करते हें कि विनोबा की 
योजना परावलरूबन की नहीं है, परंतु वे कहते हें कि परस्पराव- 
लंबन चाहिए। वसे हम भी परस्परावल्‍रूुंबन चाहते. हें। 


परस्परावरूम्बन १७ 


आज बाबा ने दूध पिया, तो क्या बाबा ने खुद गाय का दूध 
हुहा था ? लोगों ने बाबा के लिए सारा इंतजाम किया था। 
' इस तरह बाबा से जो सेवा बनती हे, वह करते जाते हें 
और लोग उसके लिए इंतजाम करते हैं। परंतु परस्परावलंबन 
दो प्रकार का होता ह। अंधे और छंगड़े का परस्पराव- 
लंबन होता है,। अंधा देख नहीं सकता है, परंतु चल सकता 
है और लंगड़ा देख सकता हे, परंतु चल नहीं सकता। इस- 
लिए दोनों परस्परावलंबन या सहयोग करते हूँ । छूगडा 
अंध के कंधे पर बंठता है। वह देखने का काम करता हे और 
अंधा चलने का काम करता हं। इस तरह क्या आप समाज 
के कुछ लोगों को अंधा रखना चाहते हैँ और कुछ लोगों को 
लगड़ा रखना चाहते हें और फिर दोनों का परस्परावरुंबन 
चाहते हें ? बाबा भी परस्पंरावलंबन चाहता हेँ। परंतु 
वह चाहता हैँ कि दोनों आँखवाले हों, दोनों पाँववाल हों 
और फिर हाथ में हाथ मिलाकर दोनों साथ-साथ चलें। 
बाबा समर्थों का परस्परावलंबन चाहता हं। और ये लोग 
व्यंग्ययुक्‍्त या अक्षम लोगों का परस्परावलुंबन चाहते हें । 

हम जानत हें कि सारी की सारी चीज एक गाँव में नहीं 
बन सकतीं । एक गाँव को दूसरे के साथ और गाँवों को शहरों 
के साथ सहयोग करना होता है। लेकिन हम यह नहीं चाहते कि 
गाँवों में शहरों से चावल कूटकर, आटा पिसवाकर और चोनी 
बनवाकर लायी जाय । हम चाहते. हें कि ये चीज गाँव में ही 


१८ गाँव-गाँव में स्वराज्य 


बनें । लेकिन गाँवों में चश्मा, थर्मामीटर, लाउंडस्पीकर जेसी 
चीजों की जरूरत पड़ी, तो वे चीजें शहर से लायी जाय। आज 
यह होता है कि शहरवाले गाँववालों के उद्योग खुद करते हैं। 
गाँव में कच्चा माल होता है और उसका पक्‍का माल गाँव में 
ही बन सकता है। लेकिन आज शहरों में यंत्रों के द्वारा 
पक्‍का माल बनाया जाता हे । और उधर परदेश का जो माल 
शहरों में आता है, उसे रोकते नहीं। हम चाहते हें कि गाँव 
के उद्योग गाँव में चले और परदेश से जो माल आता हे, उसे 
रोकने के लिए वह माल शहरों में बनाया जाय। अगर गाँव 
के उद्योग खत्म होंगे, तो न सिफ गाँवों पर संकट आयेगा, 
बल्कि शहरों पर भी संकट आयेगा। फिर गाँव के बेकार 
लोगों का दहरों पर हमला होगा और ऊपर से परदेशी माल 
का हमला तो होता ही रहेगा। इस तरह दोनों हमलों के 
बीच में शहरवाले पिस जायगे। इसलिए हमारी योजना में 
गाँव और हहरों के बीच इस तरह का सहयोग होगा कि गाँव- 
वाले अपने उद्योग गाँव में चलायेंगे और शहरवाले परदंश से 
आनेवाली चीजें शहर में बनायेंगे। इस तरह प्रत्येक गाँव 

पूर्ण होगा और पूर्णों का सहयोग होगा । ७ 


आतप्र 


कोटीपाम ( श्रीकाकुलम्‌ ) ! 
९-८- ५५ 


:२१ 

हिंदुस्तान में वर्षा से खादी का काम चल रहा हेँ। उसे 
छत्तीस साल हो गये हें। पहले से आज तक इस काम से 
हमारा पूरा परिचय हैं। इस काम में हमारी जिंदगी के कई 
वर्ष बीते हं--कातने में, बुनने में, हर प्रयोग में । ये सब काम 
हम लोगों ने किये हें। हमारे बच्चों ने किये हें और 
हमारे साथियों ने भी किये हें । हमारी कोशिश यह 
रही कि गाँवों में प्री खादी चले और बाहर से कपड़ा 
न आये । यह प्रयोग प्रत्येक प्रांत में बीसों गाँवों में 
हुआ। एक हद तक वह चला और बाद में रुक गया, क्योंकि 
उस काम के लिए जो बनियाद चाहिए, वह नहीं थी। 
अगर देश के लोग इस बात के लिए तयार हो जाते हूँ कि जसे 
घर-घर में अनाज पंदा करते हैं, वसे घर-घर में कपड़ा भी 
तेयार करें, तभी यह बात हो जायगी । 


घर-घर में खादी 

आप कहते हें कि इस गाँव में कुछ परिवार ऐसे हें, जो 
खादीधारी नहीं हें, बाकी बहुत सारे खादीधारी हैँं। हमें जो 
आगे का समाज बनाना है, उसमें एक गाँव का एक पूरा परिवार 
बनेगा। अभी तक यह काम हम नहीं कर सके थे। हर 
चीज का एक समय होता है । इंश्वर की योजना भी होती 
है, लेकिन हमारे प्रयत्न में कभी ढील नहीं रही । आज तक 
सतत प्रयत्न जारी रहा, लेकिन तीन-चार साल पहल से 
हम सोच रहे हें कि जैसे गाँव-गाँव में और घर-घर मे खेती 


० गाँव-गाँव में स्वराज्य 


२० 


होती है, वेसे खादी गाँव-गाँव में और घर-घर में किस तरह 
हो। खादी-भंडार में मिलनेवाली खादी से हमारा मतलब 
नहीं। हमारा मतलब है, अपने गाँव में और अपने घर में 
बनायी जानेवाली खादी से, जो छोगों म॑ खेती में काम 
करके बचे हुए समय में बनायी गयी हो । यह सब हो सकता 
है तब, जब गाँव में स्वराज्य होगा । 

सरकार मिलों पर रोक लगाये और लोगों को उत्तेजन दे, 
तो यह काम हो सकता हैं । लेकिन, सरकार को पहले हिम्मत 
नहीं होती थी, क्योंकि वह कहती थी कि लोग इस' काम के 
लिए राजी नहीं हें, तो यह काम कंसे होगा ! जो लोग 
इसमें विश्वास नहीं करते हें और सरकार में काम करते हें, 
वे इस तरह की दलील देते थे। लेकिन, अब इतने साल के 
स्वराज्य के अनुभव के बाद देखा गया कि बेकारी की समस्या 
बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सरकार ने समझा कि 
खादी को उत्तेजन देना होगा । खुशी की बात हे कि सरकार 
इस ओर कदम उठाने जा रही है। यह बहुत बड़ी चीज ह। 
लोग अपने घर में जैसे रोटी बनाते हें, वेसे अपने घर में 
खादी बनायें, उसे अपने जीवन का अंग बनायें । यह केवल 
सरकार की कोशिश से नहीं हो सकता । हर बच्चे का लालन- 
पालन ठीक होना चाहिए, ऐसा सरकार चाहती है, तो भी 
माता-पिता के बिना सरकार वह काम नहीं कर सकती । 
बैसे ही जीवन में एक चीज दाखिल करना, एक निश्चय 
करना, एक संकल्प करना, यह लोगों का ही काम हें। 
फिर उस संकल्प में सरकार कुछ मदद कर सकती हूँ। करे 


जनसंख्या का हौवा २१ 


तो अच्छा हें, और करतो भी हे। लेकिन मान लीजिये कि 
सरकार मदद न भी करे, विरोध कर , तो भी लोग जो संकल्प 
करते हैं, उसकी पूति जनशक्ति से होती ही है । 

हमने पहले से आज तक माना हे कि लोक-शक्ति को छोड़- 
कर सरकार की एसी कोइ स्वतंत्र शक्ति नहीं हैं । जनता 
मालिक हैं, सरकार नौकर हें। मालिक से बढ़कर ज्यादा 
दक्ति नौकर की कंसे होगी ? जिन लोगों की यह समझ 
हु कि सरकार की शक्ति बहुत बड़ी है, सरकार ही क्रांतिकारी 
परिवर्तन कर सकती हें , वे लोग मालिक से ज्यादा नौकर को 
कीमत देते हें। लेकिन ऐसी चीज नहीं है। आपमें बहुत 
शक्ति है और वह आपकी आत्मा में पड़ी है । 

जनसंख्या का होवा 

समझने की बात हे कि हिंदुस्तान की जनसंख्या ज्यादा 
हु, जमीन नाकाफी हें, वह बढ़ नहीं सकती हें। इसलिए 
जमीन पर जो काम होगा, उतने से गाँव के लोगों को आश्रय 
नहीं मिलेगा। दूसरे उद्योग के बिना सहारा नहीं मिलेगा। 
इस काम में यंत्र-युग कोई मदद नहीं देगा । हाँ, विज्ञान दे 
सकता है। परंतु विज्ञान एक बात हे और यंत्र दूसरी बात है । 
यंत्र-यग में खेती का काम पहले से बहुत जल्दी हो सकता हे, 
परंतु इस तरह से यंत्र यदि खेती में प्रवेश करेगे, तो बेकारी 
की समस्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए समझने की 
जरूरत है कि यंत्र से बेकारी की समस्या हल नहीं होगी । 

भगवान ने हरएक को एक मुँह दिया है, तो साथ-साथ 
दो हाथ भी दिये हें, तो भी यह बेकारी की समर्स्या हू । अगर 


० गाँव-गाँव में स्वराज्य 


उसने दो मुँह और एक हाथ दिया होता तो क्या अवस्था होती, 
यह सोचने छायक बात हे । हम हमेशा कहते हेँ कि हमारे 
घर में पाँच मुँह हें । पर आपके घर में पाँच मुँह हें, तो दस 
हाथ भी तो हैं । छेकित यह बात बड़े-बड़े छोग भी नहीं 
समझते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान में जन-संख्या बहुत 
बढ़ रही है और वह अगर कम नहीं होगी, तो हिंदुस्तान 
की तरक्की नहीं होगी । इस तरह का विचार पादचात्य लोगों 
ने बहुत फेलाया हे । यद्यपि इंग्लेंड में जनसंख्या बहुत हे, 
उससे हिंदुस्तान की जनसंख्या कम हे, फिर भी वे लोग 
समझते हूँ कि हिंदुस्तान बहुत दरिद्र देश हैं और ऐसे दरिद्र 
देश में जन-संख्या बढ़ना भयानक हें । इस तरह हिंदुस्तान 
की जनसंख्या का एक होवा बनाया गया है। लछोग उसकी 
चिता करते हूँ, बोलते हैं और चर्चा करते है । 

अभी हाल की बात हे । हमारे साथ हमारी 
यात्रा में एक अमेरिकन बहन थी । पाँच-सात दिन 
पहले वह गयी । वह दूसरें देश में किसी कॉलेज की एक 
प्रोफफर थी और अमेरिका वापस जा रही थी । 
हिंदुस्तान में ऐसे लोग आते हें और आजकल तो फशन पड़ा 
है यहाँ आकर भूदान को देखने का। उसने भी पढ़-सुन रखा 
था। हिंदुस्तान का घोर मसला है जाति-भेद, हिंदुस्तान का 
घोर मसला हे दारिद्य, हिंदुस्तान का घोर मसला हे, जन- 
संख्या की वृद्धि। जब बाहर की ऐसी बहनें आती हैं, तो 
स्वाभाविक ही लड़के-बच्चे उनके इदे-गिर्द इकट्ठे होते हैं। 
उसने हमसे सवाल पूछा कि में आपके साथ घूम रही हूं 


जनसंख्या का होवा २३ 


तो देखती हूँ कि यहाँ बहुत बच्चें हें। हिंदुस्तान की जन-संख्या 
इतनी बढ़ती रही तो कंसे होगा ? हमने सोचा कि यह 
गलतफहमी उसके मन में रह जायगी और न माल्म 
अमेरिका में जाकर वह क्या सुनायेगी ! 

हम जिन-जिन गाँवों में जाते हैं, वहाँ की लिखित जान- 
कारी हमारे पास रहती हे । तो दस-पाँच गाँवों की जानकारी 
हमने उसके सामने रखी। देखने में आया कि हर घर में 
मुश्किल से एक बच्चा हे। अब मेरे सामने यह प्रइन खड़ा 
रहता हे कि इतने कम बच्चे हें, तो काम कंसे चलेगा ? यह 
अभ्यास करने की बात हैं। अकसर हर घर में एक पुरुष, 
और सवा औरत और एक बच्चा या सवा बच्चा रहता हें। 
याने कुल मिलाकर घर में साढ़े तीन संख्या रहती है । 
अक्सर हिंदुस्तान में हर घर में पाँच जन-संख्या रहती हैं 
और इस हिस्से में साढ़े तीन हे । इसलिए संतानों की तो कोई 
समस्या ही नहीं हे । जहाँ घर में पाँच जन-संख्या है, वहाँ भी 
संतानों की समस्या नहीं हे और जब तक हर मनुष्य के पीछे 
एक मूह ओर दो हाथ हें, तब तक जन-संख्या का सवाल ही 
नहीं उठता । 

राष्ट्र के नेताओं को फिक्र होती है. कि इतनी जन-संख्या 
बढ़ रही है, बड़ी भयानक हालत है । सेनापति को खुशी होती 
है, जब उसकी सेना में संख्या ज्यादा रहती है । वह दुखी नहीं 
होता, जब वह देखता हे कि मेरी सेना में बहुत सिपाही हें, 
लेकिन ये कमबख्त दुखी होते हें और कहते हैं कि हमारे देश की 
जन-संख्या बढ़ रही है। मैंने बीसों दफा कहा है और आज भी 


२४ गाँव-गाँव में स्व॒राज्य 


दुहराता हैं कि धरती को पाप का भार होता है, धर्म की 
संतान का नहीं। संतान पाप से भी पदा होती हे और पुण्य 
से भी पंदा होती है। संतान पाप से भी रोकी जा सकती हे 
और ' पृण्य से भी रोकी जा सकती हे । लेकिन जो काम पाप 
से किया जाता है, उसका पृथ्वी को भार होता हे । 
पथ्वी में जो पंदावार होती है, उसके लिए पृथ्वी में पोषण 
पड़ा हे। उसका उसे भार नहीं होता, बशत जो पंदावार 
होती है, वह पृथ्वी को वापस मिले। मल-मृत्र का ठीक उप- 
योग होना चाहिए। खाद के रूप में पृथ्वी को वह वापस मिल 
सकता है। जानवरों की हड्डी वरगरह खेती को अच्छी तरह 
से मिलनी चाहिए। जंगलों के पत्ते वग्गरह ऐसे ही उड़ जाते 
हैं, उनका भी उपयोग हो सकता है । इस तरह से पृथ्वी को 
सब चीजें वापस मिल जाये, तो पथ्वी माता को मनुष्य-संख्या 
का भार होनेवाला ही नहीं हे, बशरते हम सब हाथों से काम 
करें। जब तक आप अपनी चीजें आप तंयार' करने का ब्रत 
नहीं लते, तब तक कोई भी सरकार आपके लिए कोई भी 
योजना नहीं कर सकती । 
गाँव तभी सुखी होंगे, जब गाँववाले सीता-राम सीता- 
राम कहेंगे। सीता हैँ खेती और राम हे ग्रामोद्योग। खेती 
मिल-जुलकर सबको करनी चाहिए। खेत सबका होगा। 
संतान माता की सेवक हो सकती हे, मालिक नहीं हो सकती | 
हम भू-माता की संतान हैं, मालिक नहीं। कुछ लोग कहते 
हुँ कि मालिक अकेला नहीं हो सकता, लेकिन सब मिलकर 
| मालिक हो सकते हें। हम कहते हें जेसे अकेला लड़का माँ का 


जनसंख्या का होवा २५ 


मालिक नहीं हो सकता, वसे ही सब लड़के मिलकर भी माँ के 
मालिक नहीं हो सकते | इस वास्ते जमीन पर मालकियत 
भगवान्‌ की हे। ओर सेवा का न सिफे अधिकार, बल्कि 
कतंव्य हम सबका हे । 

ये लोग हमको सुनाते हूँ कि जमीन के टुकड़े नहीं होने 
चाहिए। जिनको हम पर्याप्त जमीन दे सकते हैं, उनको जमीन 
देनी चाहिए और बाकी लोगों को दूसरे धंधे देने चाहिए। 
हमने कहा है कि ग्रामोद्योग राम हे और खेती सीता है । 
दोनों मिलकर भला होता है। ग्रामोद्योगों की अत्यन्त आव- 
इयकता हे। उनके बिना खेती की पूति नहीं हो सकती। 
ग्राम-जीवन स्वावलम्बी नहीं हो सकता, ग्राम-राज्य की 
स्थापना नहीं हो सकती । हम ऐसा बँटवारा नहीं कर सकते 
कि रामजी रहते हैं अयोध्या में और सीताजी रहें मथुरा में । 
दोनों साथ रहेंगे । यह नहीं हो सकता कि गाँव में कुछ लोगों 
को पानी मिले, कुछ लोगों को रोटी मिले और कुछ हछोगों 
को दूध मिले--जिनको पानी मिलता हे, उन्हें रोटी नहीं 
मिलेगी, जिनको रोटी मिलती हैं, उन्हें पानी नहीं मिलेगा। 
और ये दोनों जिनको मिलती हें, उन्हें दूध नहीं मिलेगा। इस 
तरह तो हो नहीं सकता । हरएक को मिलना चाहिए पानी, 
हरएक को मिलनी चाहिए रोटी और हरएक को मिलता चाहिए 
दूध । हम कहना चाहते हें कि ये तीनों चीजें सबको मिलनी 
चाहिए । जमीन की काइत करने का, उसकी सेवा करने का 
मौका और धर्म-पालन का मौका हरएक को मिलना चाहिए, 
चाहे उसके हिस्से में पाव एकड़ जमीन आती हो । कितनी 


२६ गाँव-गाँव में स्वराज्य 


जमीन किसको मिले, यह कोई सवाल नहीं हे। हरएक को 
जमीन मिलती है, तो उसकी सेवा करनी चाहिए। 
भूमि-सेवा का अधिकार 

अंतिम आदश तो यह होना चाहिए कि देश का प्राइम 
मिनिस्टर तीन या चार घंटा खेती में काम करे और बाकी 
बचे हुए समय में दूसरा काम करे, जिसका जिम्मा उसने उठाया 
है। इससे देश का पावित्य बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा। उच्च- 
नीचता का भाव मिट जायगा। जमीन को अनेक सेवक 
मिलेंगे। सबकी बृद्धिमत्ता का लाभ मिलेगा। सबको समान 
धर्म और संस्कृति का लाभ मिलेगा। यह तो अन्याय होगा 
कि कुछ लोगों से कहा जाय कि तुम खेती करो और कुछ 
लोगों से कहा जाय कि तुम दूसरे काम करो। हमने अभ्यास 
के वास्तें आठ घंटे बुनाई का, आठ घंटे कताईं का और आठ 
घंटे दूसरे भी काम किये हेैं। लेकिन आज मुझे कोई आठ 
घंटा बनने को मजबूर करे, तो में जरूर इनकार करूँगा। 
में कहगा कि में इसके लिए तयार नहीं हू कि एक कमरे में बन्द 
होकर, जहाँ हवा नहों हूं, हाथ को कुछ खास व्यायाम न 
मिले और कमर भी टूट जाय । इसके लिए में तयार नहीं हूँ । 
चार घंटा मुझे आकाश-सेवन का मौका मिलना चाहिए, उत्तम 
हवा मिलनी चाहिए, सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए, जमीन 
की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। यह मेरा हक है । 

में यह नहीं मानता कि इससे भूमि की पदावार घटेगी । 
घटेगी तो भी में तयार नहीं कि कुछ लोगों को खेती करने को 
कहा जाय ओर कुछ लोगों को इससे वंचित रखा जाय । जसे 


न जगजिग या 7ए ७०७८, ७, आशा आाााभाआइभलब 


भूमि-सेवा का अधिकार २७ 


भाषण-स्वातंत््य का हक माना गया, विचार-स्वातंत्र्य का हक 
माना गया, वेसे रोटी खाने का हक है । यहाँ तक कि कुछ लोगों 
न नमक का भी अधिकार मान लिया हे । उसी तरह से मनुष्य- 
मात्र का अधिकार हे कि उसे खेती में सुन्दर व्यायाम मिले और 
भूमि की सेवा करने का मौका मिले। इसमें कोई आर्थिक योजना 
दखल नहीं दे सकती और ऐसी योजना सोचने को हम तेयार 
भी नहीं हें। यह पारमाथिक अधिकार हे । अगर कोई ऐसी 
योजना पेश करे कि कुछ लोगों को २४ घंटे सोने से और कुछ 
लोगों को २४ घंटे दूसरे काम में लगने से भाथिक लाभ होता 
हें, तो क्या कोई ऐसी योजना मंजू र॒ करेगा. ! 

में तो यह कहना चाहता हूँ कि लोग यह कहें कि हम स्टेशन 

पर रात को काम नहीं करेंगे। ट्ेनें दिन में चलनी चाहिए। यह 
ठीक हूँ कि कोई बीमार है, कहीं आफत है, तो हम रात में काम 
करेंगे, लंकिन सारा मानवसमाज इस बात के लिए इनकार कर 
सकता हे कि रात में केवल नौकरी के लिए काम करना पड़े । ट्रेने 

अगर दिन में चलेगी, तो आपकी रेलवे की क्या अवस्था होगी ? 
यही कि जहाँ शाम हुईं वहाँ ट नें रुक गयीं ! बड़ी विचित्र बात 
मेने आपके सामने रखी । परंतु जो आत्मा की दृष्टि से देखता हूं, 
उसका सोचने का ढंग दुनिया से निराला ही होता हैं । इसलिए 
हमारा भी एक अथशास्त्र हे, और वह विशिष्ट प्रकार का हूं । 
इसलिए हमारी ग्राम-रचना में प्रत्येक मनुष्य को खेती 

करने का अधिकार मिलेगा और बाकी समय में दूसरे काम 
करने को मिलेंगे । मुझे अगर कोई कहेगा कि तू प्रोफेसर बन, 

छह घंटा काम कर, तुझे पाँच हजार रुपये तनख्वाह मिलंगी 


+क 


२८ गाँव-गाँव में स्वराज्य 


परन्तु खेती पर काम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो 
में राजी नहीं होऊंगा । में कहँगा, मुझे चार घंटा खेती में काम 
करना हैं और बाकी बचे हुए समय में शिक्षक का काम करूँगा। 
उसके लिए मुझे पंसा नहीं चाहिए। खेती में काम करके जो 
मिलेगा, उतना ही में लंगा। मुझे आपका वह ढेर पैसा भी 
नहीं चाहिए और शिक्षक की मजदूरी भी नहीं चाहिए। 
मेरी यह मान्यता है कि सब लोग अगर खेत में काम किया 
करंगे, तो अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, अच्छे व्यापारी बनेंगे, अच्छे 
वकील बनेंगे, सब अच्छे बनेंगे। इस सर्वोदिय-दृष्टि से, सर्वोदिय 
के विचार से सारे ग्राम केवल स्वावलम्बी ही नहीं बनेंगे, 
बह्कि उनका पूरा विकास भी होगा। यानी मानवता का 
पूरा विकास प्रत्येक गाँव में होगा, फिर भी उनका परस्पर 
सहयोग होग।। हम पूर्णों का सहयोग चाहते हैं, अपूर्णों का 
और अक्षम्यों का सहयोग नहीं चाहते । इस' वास्ते पूर्ण विकास 
का मौका ग्रामोद्योग और खेती मिलकर ही हो सकता हे। 


सबको तालीम 
तीसरी बात कहना चाहता हू, तालीम की । यह नहीं 
हो सकेगा कि केवल ब्राह्मण सीखेगा और बाकी सारे उसके 
ज्ञान पर निभर रहेंगे । ज्ञान-भोजन सबको मिलना चाहिए। 
खेती का काम करने का मौका, बुद्धि और हृदय का 
विकास करने का मोौका। ये तीनों चीजें हर घर में और 


वस्त्र-स्वावलंबन का संकल्प २९ 


हर परिवार में सबको मिलनी चाहिए। यह जब होगा, तब 
गाँव-गाँव में आनंद होगा। जसे तुलसीदास ने कहा हे--- 
“गाँव-गाँव अस होइ अनन्दा।” रूकिन यह सब तब होगा 
जब आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे और एक होकर संकल्प 
करेंगे। इस वास्ते एक परिवार बन जाओ। भूमि सबकी 
बना दो, जितने बच्चे हें, वे सब गाँव के हें, अलग-अलग घर 
के नहीं हें, ऐसा मानो। और सबकी तालीम की अच्छी 
योजना बनानी हें, ऐसा समझो। हमारी आवश्यकता की 
चीजें हम ही अपने हाथों से बनायेंगे, बाहर से नहीं लायेंगे, 
गाँव में ही कच्चे माल का पक्का बनायेंगे । 
वस्त्र-स्वावलंबन का संकल्प 

ये जो सब आवश्यकता की चीजें हे, उन सबमें मेरुमणि 
है, कपड़ा । अन्न की पहली आवश्यकता हे और कपड़े की दूसरी, 
ऐसा दुनिया में बोला जाता है। लेकिन मानव-संस्क्ृति का 
विकास इस तरह हुआ हूँ कि कपड़े की आवश्यकता नंबर एक 
हे और खाने के अन्न की नंबर दो है, ऐसा कहने का मौका 
आता है। चार दिन में भूखा रह सकता हूँ, लेकिन आपके 
सामने में आध घंटा नंगा नहीं रह सकता और न 
बेठ सकता ह। इस वास्तें आपके ध्यान में आयेगा कि 
. सांस्कृतिक आवश्यकता कपड़े की हैँ। ठंढ से रक्षा करने के 
लिए, धूप से बचने के लिए कपड़े की भौतिक आवश्यकता 
होती तो उसका स्थान द्वितीय होता और अन्नश्का स्थान 


३० गाँव-गाँव में स्वराज्य 


पहला होता । लेकिन यहाँ तक कि लाश को भी कपड़े 
की आवश्यकता रहती है । मरने के बाद खाने की आवश्यकता 
की कल्पना क्‍या आप कर सकते हें ? इस तरह संस्कृति के 
खयाल से कपड़ा ऊँचे दर्ज में बेठ गया है। उस बारे में जो गाँव 
पराधीन होगा, वह सपने में भी सुखी नहीं होगा। 

इस वास्ते आपको संकल्प करना होगा कि चाहें दुनिया 
भर में मिले चलती हों, गाँव में कपड़ा सस्ता आता हो, वह 
कपड़ा आपको मुफ्त में भी मिले, जो बाहर का कपड़ा छेगा 
उसे चाहे दो आना इनाम भी मिले, तो भी हम अपने गाँव 
का अपने हाथों से बना हुआ कपड़ा ही पहनेंगे। स्वावलंबी 
बनेंगे, तभी विकास होगा। इस वास्ते हम भगवान्‌ के सामने 
प्रतिज्ञा करते हें कि हम इस मामले में पराधीन नहीं रहेंगे। 
ऐसी प्रतिज्ञा आप करिये, यह हमारा आपसे निवेदन हे । 

गाँव-गाँव ओर घर-घर में स्व॒राज्य 

जहाँ सर्वोदिय का काम पचासों गाँवों में होगा, वहाँ भी 
हम यह बात रखना चाहते हें । हम चाहते हें कि गाँव-गाँव 
में यह काम चले । वहाँ लक्ष्मी भी बढ़े और गाँव सूखी हों, पर 
साथ-साथ स्वाधीन भी हों। आज यह बोला जाता हे कि 
हमारा देश स्वतंत्र हुआ है । एक बड़ा भारी बोझ था, जो दूर 
हो गया हे। बड़ी बात हुई है, इसमें सनन्‍्देह नहीं। पर इततें 
से हम आजाद हुए, ऐसा नहीं है । आजादी तो आत्मा की होती 
हे, मानसिक होती है । आज भी हम हर बात में सरकार का 


गाँव-गाँव और घर-घर में स्वराज्य ३१५ 


मूँह ताकते रहते हें। जब पराधीन थे, तब प्रिवी कौंसिल 
जाते थे, आज दिल्‍ली जाते हूँ । लेकिन स्वराज्य तो तब होगा, 
जब पहला कोर्ट ग्राम होगा और आखिरी कोर्ट परमेश्वर 
होगा। गाँव में आप झगड़ा कर सकते हें और गाँव में झगड़ा 
मिटा नहीं सकते क्या ? हमारा झगड़ा मिटाने के लिए हम 
ऐसे लोगों के पास क्‍यों जाये जो झगड़ाल्‌ के नाम से दुनिया में 
प्रसिद्ध हें। बेकारी के कारण चोरी होती हे। चोर को कोर्ट 
में सजा दी जाती है, न्याय तौला जाता हैं। कौन तौलते हें 
न्याय ? जो इनसे सवाय बंकार हैं। वे कोई उत्पादत का काम 
नहीं करते हं। ढेर तनख्वाह लेते हें, जिनका दुनिया पर बोझ 
हुं। वे जेलर, न्यायाधीश, वकील सब बेकार हें। अगर हम 
झगड़ा न कर, तो उनको कोई काम ही नहीं रहेगा । हम अपना 
झगड़ा उनके पास ले जायेंगे तो बेकारों की संख्या ही बढ़ेगी। 
हम वहाँ जाकर न्याय मिलता हें, यह भी एक भ्रम हें । 
हम गाँव मे झगड़ंगे, पर झगड़ा बाहर नहीं ले जायगे, 
इसका नाम हैं, ग्रामराज्य। लेकिन गाँव में कोई झगड़ा 
नहीं होगा, इसका नाम हुं, राम-राज्य। अपना झगड़ा शहर 
में ले जाना गुलामी हैं । अब इतना ही हुआ हु कि लंदन के 
बदले दिल्‍ली जाना पड़ता है । लेकिन बहुत फक नहीं हुआ ह । 
एक प्यासे से अगर कहा जाय कि पाँच मील पर पानी था, 
वह एक मील पर आया हे, बेटा, शान्ति रख। तो प्यासा 
कहता है, इससे मरा संतोष नहीं होता। पानी अगर पाँच 


३२ गाँव-गाँव में स्वराज्य 


अंगुली पर हो तो भी मुझे संतोष नहीं होगा। मुझे संतोष 
तो तब होगा, जब पानी कंठ में आयेगा ।' तो यह स्वराज्य आया 
हु दिल्ली में, कटक में, शायद रायगढ़ा में भी आ गया हो, 
लेकिन हम गाँव-गाँव में ओर घर-घर र में स्व॒राज्य लाना चाहते 
हँ और वह खादी और ग्रामोद्योग के बिना नहीं हो सकेगा, 
जमीन के बँटवारे के बिना और ग्रामदान के बिना नहीं होगा, 
अपने झगड़े अपने गाँव में मिटाये बिना नहीं होगा। 


कुजेन्द्री ( कोरापुट ) 
उड़ीसा 
२५-९- ५५ 


मुद्रक--पं० पृथ्वीनाथ भागँव, भागँव भूषण प्रेस, बनारस । 


मानवीय कान्ति 


[समाज के नव-निर्माण के लिए वुनियादी विदारों की व्याख्या 


दादा धर्माधिकारी 


अखिल भारत-सव-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजधाट, काशी 


प्रकाशक : 
आअ० वा० सहसतबुद्धे, 

मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ 
ब्धों (म. प्र.) 


तीसरी बार : १५,००० 
कुल छपी प्रतियोँ : २०,००० 
अगस्त, १९५५ 

मूल्य : चार आना 


सुद्रक ; 

ओम ्‌ प्रकाश कपूर 
ज्ञानमण्डल यन्त्राल्य 
बनारस, ४७९३-१२ 


भूमिका 


दादा धर्माधिकारी के भूदान-यज्ञ ओर सम्पत्ति-दान-यज्ञ विघयक 
लेखों का पुस्तकाकार संग्रह प्रकाशित किया जा रहा है, यह खुशी की 
बात है। उनके सारे छेख में पढ़ नहीं सका हूँ। 'सोदय” में आते 
थे, तो सरसरी तोर पर में देख जाता था । लेकिन जीवन-विषयक बहुत 
से प्रश्नों पर उनका और मेरा दृष्टिकोण मिल्ता-जुलता रहा है। विचार- 
प्रदर्शन का उनका अपना एक ढंग है, जो कुछ छोगों को ग्रहण नहीं 
होता, जिससे कुछ छोगों को शॉक' भी रूगता है। लेकिन आधुनिकतम 
परिभाषा का वे प्रयोग करते हैं, इसलिए शिक्षितों में, खास कर विद्यार्थियों 
में, उनके शब्द विप्चार-परिवर्तक साबित होते हैं । 


मुझे आशा है, भूदान-यज्ञ के साहित्य में, इस पुस्तक से एक कमी 
की पूर्ति होगी । द 


। पड़ाव : लक्ष्मीसराय --विनोबा 


र्‌ ० ९ 9 - हर डे 


विषय-सूची 

१. गांधी-प्रक्रिया का परिणत खरूप 
२, भूदान-यज्ञ का बीजगणित 88 
३, दान-प्रक्रिया से क्रांति 538 
४, वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया हे 
५, क्रान्ति के बीज 
६. ऊसर जमीन के दान का आश्षेप 

७, जमीन पानेवाले का गौरव 

८. भूदान-यशञ ; सत्याग्रह का विधायक स्वरूप 

९, नये युग की स्त्री के रहिए सुयोग 

१०, सम्पत्ति-दान का क्रान्तिकारी कदम 
११, सम्पत्ति-दान-यज्ञ का सर्वस्पर्शी खरूप 


१२, भूदान संबंधी शंका-समाधान कि 


१२ 
श्हँ 
२८ 
३३ 
३६ 


है. ३ 
४९. 
परे 
६१ 





मानवीय क्रान्ति 
१ २ ४ 
गाँधी-प्रक्रिय का परिणत स्वरूप 


पृ० किशोरलाल भाई मशरूबाल्य ने विनोबा के भूदान-यज्ञ के प्रयोग 
को “ांधी-प्रक्रिया का परिणत स्वरूप कहा था | लेकिन कुछ प्रगतिवादी 
समाचार-पत्रों ने विनोबा के इस उपक्रम की कड़ी आलोचना की | उनका 
यह आक्षेप है कि इस प्रकार के आन्दोलन से अराज्यवाद की प्रवृत्ति जोर 
पकड़ेगी ओर देश में विधि-युक्त सत्ता की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । 

जनता का अज्लुमोदनरूपी आधार 

इस आलोचना में एक गम्भीर तक-दोष है | हरएक राज्य कै विधान 
के पीछे जनता के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का 
अनुमोदन यदि हो तो कानून का अमल करने के लिए दंड की शरण नहीं 
लेनी पड़ती | इसलिए शासन को जनता का स्वयंप्रेरित समर्थन और सह- 
योग प्राप्त करा देना हरएक्र छोक-निष्ठ कार्यकर्ता का परम कर्तव्य है। 
जनता का स्वयंग्रेरित प्रयत्न प्रशासन को शक्ति देता है ओर उसकी नींव 
को दृढ़ करता है | विनोंबा का उपक्रम इसी प्रकार का है। 

मानवोचित क्रांति 

सारे देश में सामन्‍्तशाही और सरमायादारी का धीरे-धीरे अन्त कर्ने 
के लिए धारा-सभाओं में कानून पेश किये गये। उनका घोर विरोध हुआ, 
उनके रास्ते में अडंगे डाे गये और अदालत में उनकी वेधानिकता का 
प्रबन उपस्थित किया गया | इस विरोध-बृत्ति का निराकरण विनोबा अपने 


क्ष 


& मानवीय क्रान्ति 


ढंग से करना चाहते हैं। वे सम्पत्तिमानों को यह समझाना चाहते हैं कि 
सम्पत्ति कै संविभाजन में यदि सम्पत्तिमान सहयोग देंगे तो मानवता की 
बलि दिये बिना ही क्रान्ति होगी । सझस्त्र ओर हिंसक क्रान्ति या सम्पत्ति 
का बल्पूर्वक अपहरण करने से दोनों पक्षों में कड॒ता पैदा होती है| संवि- 
भाग तो होगा,  छेकिन अन्तःकरण में गहरे घाव रह जायेंगे। इसमें 
भवानक सांस्कृतिक हानि होगी | इस अनर्थ से मानवता को बचाने का 
संकल्प विनोबा ने किया है। हों सकता है कि उनकी शक्ति परिमित 
साबित हो | लेकिन साक्षात्‌ भगवान्‌ बोल चुके हैं कि 'स्वत्पमप्यस्थ धर्मस्य 
आायते महतो भयात्‌ |! 
छोटे-बड़े भूषतियों की श्ंखला 

सार्वमोम भूपति सम्राट कहत्यता था, एक राष्ट्र का भूपति राजा 
कहल्यता था ओर फुटकर भूपति जमींदार तथा सामन्त कहलाते थे | इस 
प्रकार एक तरफ छोटे-बड़े भूपतियों की परम्परा थी और दूसरी तरफ 
जमीन जोतनेवाले छोटे-बड़े मू-दासों की श्रेणी थी । आज जो भू-दास हैं, 
या जो अपने परिश्रम से जमीन जोतते हैं, वे भी भूपति बनना चाहते हैं | 
पहले छोटे-बड़े भूपति थे, अब सभी समान आकार के भूपति बनना चाहते 
हैं। किन्तु बनना चाहते हैं भूपति ही । 

भावी समाज भूपतियों का नहीं, निर्माताओं का 

विनोबा समाज में यह संकल्प जाग्रत करना चाहते हैं कि भविष्य में 
समाज भूपतियों का नहीं, भू-माता के पुत्रों का होगा | मालिकों का नहीं, 
उत्यादकों का होगा । सृष्टि का धन-धान्य खा-खाकर खत्म करनेवालों का 
नहीं, सृष्टि की समृद्धि ओर उत्पादन-शक्ति बढ़ानेवालों का होगा । 

शास्त्रपूत अज्ञुभवसिद्ध प्रयोग 

इसके लिए. दो तरह की मावनाओं का विकास करना होगा। सम्पत्ति- 
धारियों में आत्म-विसर्जन की भावना पैदा करनी होगी ओर छोटे-छोटे 
भूस्वामी किसानों में ट्रस्टीशिप' की भावना का विकास करना होगा | 


गांधीअक्रिया का परिणत स्वरूप | 


अहिंसक क्रान्ति की यही विधि है | विनोवा उसके विज्ञाता और अनुशता 
हैं। उनका प्रयोग शास्त्रपूत ओर अनुभवसिद्ध है| वह अवश्य कल्याण- 
कारी सिद्ध होगा । इस देश के सभी आर्थिक स्वतन्त्रतावादी व्यक्तियों को 
इस महान उपक्रम में उत्साह ओर रूगन के साथ सहयोग देना चाहिए | 
सोने का नहीं, मिद्ठी का निरख 

विनोबा के प्रयोग की एक अपूर्व विशेषता यह है कि बे सोने को 
जगह मिट्टी का निरख बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वे किसीसे पेसा नहीं 
लेते | सिर्फ मिट्टी माँगते हैं | घरती माता के वे अनन्य उपासक हैं । 

मिद्दी में रष्टि का वैमव 

श्रीकृष्ण ने जब मिद्टी फाँकी तो यशोदा ने उन्हें डॉँठा | “मेंने मिट्टी 
नहीं खायी”, यह दिखाने के लिए श्रीकृष्ण ने अपना मुँह बाकर दिखाया 
तो यद्योदा ने उस छोटे-से मुखारविन्द में विद्वरूप का सारा वैभव 
देखा । “क्वचिन्‌ मृत्स्नाशित्वम्‌ , क्वच्िदपि च बेकुंठविभवः ।” विनोबा 
के इस साधारण-से प्रयोग में ऐसा ही इंगित सन्निहित है । 

संसार में भूपति भूमि का संग्रह करते हैं, हपति जन-संग्रह करते हैं 
ओर धनपति घन-संग्रह करते हैं | किन्तु मानवीय क्रान्ति का यह आधशु- 
निक अंग्रदूत केवल स्नेह-संग्रह करके धरती का बोझ हल्का कर रहा है । 


भूदान-यज्ञ का बीजगणित 


भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का विचार आर्थिक संयोजन की दृष्टि से कई 
धुरंधर अर्थशास्रियों ने ओर राज्य-नेताओं ने भी किया है। आर्थिक 
दृष्टि से हिसाब करना आवश्यक ओर उपयुक्त भी है | विनोबा के दो सूत्र 
प्रसिद्ध हैं: वे कहा करते हैं कि परमात्मा के बाद मेरा विश्वास गणित में 
है। वे यह भी कहा करते हैं कि परमार्थ उत्कृष्ट हिसाब का नाम है। 
अर्थात्‌ विनोबा गणित की दृष्टि से और हिसाब की दृष्टि से भी अपनी 
सारी योजनाओं का बड़ी सावधानी से विचार कर छेते हैं। लेकिन उनके 
इस भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में अंकगणित की अपेक्षा बीजगणित की प्रक्रिया 
अधिक है | अंकगणित का सारा दारोमदार आँकड़ों और रकमों पर होता 
हैं। बीजगणित में आँकड़ों की जगह 'संकैतत' ( सिंबल्स ) होते हैं। मूदान- 
यज्ञ में दान! और “यज्ञ' ये दोनों शब्द सांकेतिक हैं । 

धद्ान' शब्द का साँकेतिक अथ 

“दान! शब्द संपत्ति के समान वितरण का संकैत है | जिसने संग्रह कर 
लिया हो, वह उस संग्रह के विभाजन के लिए. दान करे। जब तक सम्पत्ति 
का समान वितरण न हो, या न्यायोचित वितरण न हो, तब तक उसका 
दान परिपूर्ण नहीं होगा । 

समान वितरण ओर न्यायोचित वितरण 

हमने समान वितरण और न्यायोचित वितरण में भेद किया है, क्योंकि 
मनुष्यों की तथा कुटठम्बों की आवश्यकताएँ भिन्न-मिन्न हो सकती हैं। 
आवश्यकतानुरूप वितरण को हम न्यायोजित वितरण कहेंगे। अंकगणित के 
हिसाब से वितरण जेल्खानों में होता है। हरएक केदी को छः-छः रोटियाँ 
मिढती हैं | जो पाँच खाये उसकी भी पेशी होती है ओर जो सातवीं माँगे, 


भूदान-यज्ञ का बीजगणित द्‌ 


उसको भी पेशी होती है । साधारण गुणाकार या मोटा हिसाब सुविधा- 
जनक भले ही हो, परन्तु वह हमेशा न्यायोचित नहीं होता | हम संग्रह का 
विभाजन इसीलिए तो चाहते हैं न, कि संग्रह अन्याययुक्त है ! हमें यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि हम विषमता का निराकरण करना चाहते 
हैं, न कि विविधता का या विशिष्टता का । 
दान-चृत्ति की अपार महिमा 

मतलब यह कि दान में सम्पत्ति के संविभाग ( सम्यक्‌ विभाजन ) 
का संकेत है| जो सम्पत्तिमान्‌ हैं, उन्हें संग्रह के प्रायश्रित्त के रूप में दान 
करना चाहिए। यदि वे ऐसा करेंगे तो उनकी सम्पत्ति का परिहरण 
(ऐक्स्प्रोग्रिएशन) नहीं करना पड़ेगा । सम्पत्ति को मर्यादित करनेवाले जो 
कानून बनेंगे, उनके साथ वे भी सहमत रहेंगे । दान में प्रतिमूल्य की या 
मुआवजे की भावना के लिए गुंजाइश ही नहीं। जो दान देता है, वह 
दान की वस्तु के साथ-साथ दान की पूर्ति के लिए ऊपर से और दक्षिणा 
भी दे देता है। जो पुराणमतवादी छोग आह्मण को दान में गाय, मकान 
या अन्य कोई वस्तु देते हैं, वे उस दान की परिपूर्ति कै छिए दक्षिणा भी 
देते हैं। द्यन में ममत्व के त्याग के साथ-साथ प्रायश्रित्त की भी भावना 
है। संग्रहशील व्यक्ति यदि अपनी मर्जी से सम्पत्ति के समविभाजन का 
आरम्म कर देते हैं तो उनकी सम्पत्ति के साथ-साथ उनकी प्रतिषश् और 
हिम्मत भी नहीं जायगी | अमीरी को नष्ट करके अमीरों की इज्जत ओर 
हिम्मत बचा लेने का यह अनोखा तरीका है। यह अमीरों और जरीबों 
की इंसानियत बढ़ाता है | 

यज्ञ में आत्मोत्सग हे 

प्यज्ञ! शब्द में स्वामित्व के त्याग का संकेत है। हम समाज में बड़ी 
मालकियत की जगह छोटी मालकियत कायम करना नहीं चाहते | 
मालकियत की बृत्ति ओर आकांक्षा का ही अन्त कर देना चाहते हैं। 
इसलिए विनोबा कैवर बड़े-बड़े जमींदारों से ही _जमीन नहीं मांगते, ये 

र्‌ 


बृ० मानवीय क्रान्ति 


एक एकड़ और आध एकड़वाले छोटे-छोटे किसानों से भी भूदान ले छेते 
हैं । कोई आधघ एकड़वाला किसान अपनी कुछ जमीन दे दे तो उसे भी 
ले छेते हैं। क्योंकि गरीव का दान यजश्रूप होता है। हजार एकड़वाला 
अगर नौ सो एकड़ भी दे दे, तो भी वह आपको अपना पेट काटकर 
नहीं देता। अपनी जीविका का उत्सर्ग नहीं करता, वह कैबल अपने 
वैभव का अधिकांश आपको दे देता है। छेकिन अगर पॉच एकड़वातल्य 
ढाई एकड़ दे देता है, तो वह अपना आधा राज ही नहीं, आधा पेट, 
आपको दे देता है। इसलिए उसका दान यशरूप है। वह अपनी माल- 
कियत की भावना की ही आहुति दे देता है । 
भूमाता की पुकार 

हम जिस समाज की स्थापना करना चाहते हैं वह समाज मालिकों 
का नहीं, उत्मादकों का होगा। अब इस बसुधा पर कोई भूपति या 
नरपति नहीं होगा, सभी मानव भूमि-पुत्र होंगे। यह भूमि मालिकों से ओर 
पतियों से तंग आ गयी है । गाय का रूप धारण करके मानो वह भगवान्‌ 
से कह रही है कि मुझे अब इस पाप का भार हो रहा है। मेरे सभी पुत्र मेरे 
स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान्‌ ने उसे आश्वासन दे दिया है कि जिस 
प्रकार अब राज्य-सत्ता किसी राजा की या राजवंश की नहीं रह गयी है, 
उसी प्रकार अब यह घरती भी किसी मालिक की नहीं रहेगी । धरती से 
जो हक निकली, वही भगवान्‌ का संकेत बनकर अब आकाश में गूँजने 
ल्गी है| 

मालकियत का निराकरण 

सेंट सायमन के शब्द थे, “भविष्य का संसार स्वामियों (प्रोप्राइटर्स ) 
का नहीं, उत्पादकों ( प्रोड्यूसस ) का होगा।” गांधी ने कहा था, 
“सभी सम्पत्तिधारी अपने आपको सम्पत्ति के न्यास-रक्षक ( ट्रस्टी ) 
मानेंगे | जो बड़े सम्पत्तिधारी होंगे, वे अपनी सम्पत्ति का विसर्जन करेंगे 
ओर जिनके पास थोड़ी-सी ही सम्पत्ति होगी, वे भी अपने आपको उसके 
मालिक नहीं समझेंगे |” 


भूदान-यज्ञ का बीजगणित 4९ 


यज्ञ की व्यापकता 

किसीने विनोबा से कहा कि “भुद्ठी-भर बढ़े-बड़े मालिकों की जगह 
दुनिया में छोटे-छोटे मालिकों का जाल आप फेल देंगे, तो आगे चलकर 
सहयोग के तत्त्व की स्थापना करना मुश्किक हो जायगा | ये सारे छोटे- 
छोटे माल्कि अपनी मालकियत की रक्षा के लिए लड़ने खड़े हो जायँगे |” 
इसलिए विनोबा ने अपने भूदान-आन्दोलन में यज्ञ का भी समावेश 
कर लिया है। यज्ञ में छोटे-बड़े समी अपनी-अपनी इच्छा और शक्ति के 
अनुरूप ह॒विर्माग लाते हैं | 

नमक-सत्याग्रह का चृष्टान्त 

सांकेतिक आन्दोलन में पुण्य-मावना का महत्व बहुत अधिक होता 
है। प्रुण्य-भावना सारे वायु-मण्डल को सुरभित कर देती है। गांधीजी ने 
चुटकी भर नमक बनाया । उससे यहाँ के कोई समुद्र तो नहीं सूख गये 
ओर न लूवणागार ही खाली हुए। परन्तु उस छोटे-से संकेत ने सारे 
वायुमण्डल को अभिमंत्रित कर दिया | विनोबा का यह आन्दोलन विधा- 
यक संविभाग की भावना से सारे वातावरण को सुगंधित कर देगा | 

बिना नेवेद्य के प्रसाद कहाँ ? 

एक बात और | जब से राजसत्ता का अन्त हुआ और जनतन्त्र 
कायम हुआ तब से सत्ता और अधिकार के हिस्से के लिए. सभी अपना- 
अपना हाथ पसारते हैं | उसी तरह सम्पत्ति के वितरण के लिए भी हरएक 
अपना-अपना छोटा-बड़ा पात्र लेकर लक्ष्मी माता के मन्दिर में पहुँच गया 
है। माता कहती है, “कोई चढ़ोत्री और नैवेद्य छायगा, तभी तो प्रसाद 
बंटेगा |” लक्ष्मी के सभी छोटे-बड़े भक्त अपनी-अपनी चढोचियाँ लेकर 
उसके चरणों में चढ़ायेंगे तमी उसका भंडार भरेगा | सम्पत्ति के राष्ट्रीय- 
करण की यह मानवोचित प्रक्रिया विनोवा के भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में 
समाविष्ट है | इसलिए हम कहते हैं कि वह ऋत्ति का अंकगणित भले 
ही न हो, छेकिन उसका बीजगणित अवच्य है| 


दान-प्रक्रिया से क्रान्ति 


इस यज्ञ के संबंध में कुछ मूलभूत भ्रम हैं, जिनके कारण कई अना- 
वश्यक आश्षेप कार्यकर्ताओं के भी मन में उठते हैं। दान! शब्द के 
बारे में आम तौर पर जो आश्षेप किये जाते हैं, उनका समाधान करने 
कौ कोखिश स्वयं विनोबा ने ओर प्रस्तुत लेखक ने की है। फिर भी कई 
प्रामाणिक कार्यकर्ताओं के मन में कहीं कुछ अग्का रह जाता है। इसका 
कारण यह है कि दान' शब्द के अर्थ की ओर उसके प्रयोग की व्यात्ति 
कार्यकर्ताओं की समझ में अच्छी तरह नहीं आयी है | 


अमिक क्रान्ति 

यह खयाल गढ्त है कि भूदान-यज्ञ में दान सिर्फ अमीरों को ही देना 
है | विनोबा गरीबों से भी दान माँगते हैं ओर धन्यतापूर्वक ले छेते हैं । 
वे कहते हैं कि गरीबों की ऋन्ति-सेना का निर्माण और संगठन दूसरी 
किसी पद्धति से नहीं हो सकता । हम गरीब आदमी की हुकूमत के साथ- 
साथ उसकी मारूकियत भी कायम करना चाहते हैं। यही आर्थिक क्रांति 
की प्रक्रिया है । गरीब आदमी की मालकियत का अर्थ है उत्पादक की 
माल्कियत । जो उत्पादक है आज उसके पास उत्पादन के औजारों के 
सिवा दूसरे कोई औजार नहीं हैं। इसलिए गरीब आदसी की क्रांति हथि- 
यारों के द्वारा नहीं हो सकती । गरीब गरीब है, इतना कह देने से ही 
थह स्पष्ट हो जाता है कि पेसे की ताकत उसके पास नहीं है । तब सवाल 
यह होता है कि बगैर पैसे के ओर बगेर हथियारों के गरीबों की फोज 
किस तरह बने ! 


दाजआअक्रिया से क्रान्ति १३ 


गरीब का अपरियप्रह 

भूदान-यज्ञ-आंदोलन के प्रणेता ने यह योजना की है कि गरीब आदर्मी 
अपरिग्रह के प्रयोग का आरम्भ करे | उसका परिग्रह, याने उसकी संपत्ति, 
इतनी थोड़ी है कि एक तरह से उसको संपत्ति कहना भी मजाक है। 
परन्तु उस नगण्य मालकियत से भी वह चिपका रहना चाहता है। उसे 
यह डर है कि इस छोटी-सी मालकियत को में छोड़ दूँगा तो कहीं का नहीं 
रूँगा | छोटी मालकियत का नाम गरीबी है। अगर गरीब आदमी उस 
छोटी-सी मालकियत का विसर्जन सामुदायिक मालकियत में कर देता है, 
तो वह खोता कुछ नहीं ओर पाता सब कुछ है। इसलिए गरीब आदमी 
के दान के लिए “यज्ञ' संज्ञा का प्रयोग किया गया है | 

गरीबों की सेना 

गरीब जब अपनी अल्प संपत्ति में से भी सार्वजनिक संपत्ति के यज्ञ 
में आहुति दे देता है तो वह एक गरीब ओर दूसरे गरीब के बीच स्नेह- 
बंधन का निर्माण करता है | त्याग ओर वलिदान के ढोरे से बंधे हुए ये 
गरीब एक अजेय सेना का निर्माण करेंगे | 

विषमता का निराकरण क्‍यों ? 

आखिर हम अमीर ओर गरीब के फर्क को क्‍यों मिट देना चाइते 
हैं ?! इसीलिए. न कि अमीरी और गरीबी आदमी को आदमी से अलग कर 
देती है ! जो तजवीज जुदाई पेदा करती है वह नापाक है। व्यवस्था ऐसी 
चाहिए, जो आदमी को आदमी के साथ मिलाये | सबकै-सब गरौब अमीरों 
के द्वेष की भूमिका पर अगर इकट्ठे होते हैं, तो उनमें परस्पर स्नेह का 
भाव-रूप बंधन नहीं होता | अमीरों की संपत्ति छीन लेने के बाद सारे 
उत्पादकों को कृत्रिम बंधना से बाँधकर रखना पड़ेगा। यह डर हमेशा 
रहेगा कि ये कृत्रिम बंधन कहीं ढीले न पड़ जायेँ । इसलिए उन बंधनों 
को ज्यादा सख्त और मजबूत बनाने की ही चेश निरन्तर होती रहेगी । 


इन बंघनों के विलीन हो जाने की कोई संभावना निकट या दूरवती भविष्य 
में नहीं दिखाई देगी । 


49 मानवीय क्रान्ति 


क्रांति का आधार 
इसलिए, क्रान्ति की प्रक्रिया भी ऐसी चाहिए, जिसका आधार भाव- 
रूप एकता हो | भूदान-यज्ञ-आन्दोल्न में यह विशेषता है। गरीब अपनी- 
अपनी अब्प सम्पत्ति समपित करके एक-दूसरे के साथ स्नेह-बंधन से बँध 
जाते हैं। गरीबों का इस प्रकार का भाईचारा कायम हो जाने के बाद 
मुद्दी भर अमीर अलग नहीं रह सकते । अमीरी की यह शर्त है कि बहुत- 
से गरीबों का परिश्रम खरीदने का अवसर हमेशा बना रहे। जहाँ यह 
अवसर खत्म हुआ, अमीरी की नींव ही ढह जाती है । 
सत्ता का नशा 
अब एक इतना ही अंतिम आशक्षेप रह जाता है कि मनुष्य-समाज 
का इतना भरोसा करना अव्यावहारिक है । इस आशक्षेप के जवाब में बहुब 
अदब के साथ एक परिप्रश्न किया जा सकता है| अगर, संपत्ति मनुष्य की 
चृत्ति को बिगाड़कर उसमें जहर पैदा कर देती है, तो क्या सत्ता का 
हलाहल संपत्ति के गरक से कम भयानक होता है ! गरीबों को सुखी और 
समृद्ध बनाने के लिए जो मुट्ठी मर आदमी अपने हाथों में शस्त्र-प्रयोग 
से सत्ता लेंगे, वे क्या फरिशते और देवता होंगे ! क्या उनमें सत्ता का 
उन्माद पेंदा नहीं होगा ! न 
मनुष्य पर भरोसा 
मतल्ब यह कि भनुष्य की शुभ प्रवृत्ति पर कहीं-न-कहीं जाकर 
विश्वास रखना ही पड़ता है| मनुष्य में अविश्वास के आधार पर मानवता 
के उत्कर्ष की पोषक कोई ऋन्ति नहीं हो सकती। जो छोग साधनशुद्धि का 
आग्रहपूर्वक प्रतिपादन करते हैं उनकी बात में तकंसंगति तो है ही, परन्तु 
उससे कहीं अधिक वास्तविकता है | भूदान-यज्ञ-आन्दोलन में एक दानी 
ओर दूसरा भिखारी ऐसी कल्पना नहीं है। यह दान उत्सर्ग और समर्पण 
की प्रक्रिया का आरम्म है । जो अमीर दान देता है वह भी क्रान्ति की 
सेना में दर्ज हो जाता है| जो गरीब उत्सर्ग करता है, वह तो क्रान्ति की 
वर्दी पहनकर उसका अग्रदूत ही बन जाता है। 


दान-प्रक्रिया से कऋान्ति १७ 
क्रांति की सेना 


रामराज्य की फोंज जितनी अनोखी थी उतनी ही विक्रमब्बनाली थी ! 
विनोबा के श्रामराज्य' की यह सेना भी अपने ढंग की अनूठी और 
पराक्रमी होगी । 

ददान' शब्द में बहुत-से ऋन्‍्तिवादियों को भी कृपा, उपकार ओर 
इतज्ञता की बू आती है। उनका कहना है कि दान की विधि में जो 
प्रतिग्रह करनेवात्य होता है, वह कृतज्ञता के बोझ से दब जाता है ओर 
देनेवाला अपने आपको परोपकारी तथा दानवीर समझने रूगता दे | 
इसलिए, दान का यह सार्ग गरीब आदमी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने- 
वाल्य है ओर अमीर” का गर्व बढ़ानेवाल् है | 

परंपरागत दान!-विचार 

परंपरागत दान की कल्पना में ओर बिनोवा की दान की कल्पना 
में मूलभूत तथा वास्तविक भेद है | परम्परागत दान में भी संग्रह के प्राव- 
श्रित्त की कब्पना तो थी ही । 'परिग्रह चोरी है ओर दान उसका प्रायश्रित्त 
है? । यह भावना तो परंपरागत दान के मूल में भी रही है। दान! ओर 
“भिक्षा' में हमेशा ही जमीन-आसमान का फर्क रहा है। भिक्षा के 
सिद्धान्त की मीमांसा करना यहाँ अप्रस्तुत होगा, फिर भी इतना कह देना 
चाहिए कि संन्यासी के लिए. विहित भिक्षा-चर्या दान के प्रतिग्रह से भी 
अधिक उदात्त तथा उन्नतिकारक भानी जाती थी | हम आजकल जिसे 
भीख' कहते हैं ओर जो मेँ हताज, छाचार तथा अछीक भिखारियों को 
दी जाती है, वह दान में कभी शुमार नहीं की जाती थी। इस्लाम में 
भी 'जकात' ओर 'खैरात' कभी समकक्ष नहीं मानी गयीं । आजकल भी 
समाज में भीख तथा दान में और जकात तथा खैरात में छोग फर्क 
करते हैं । 

दान ने दब्बू नहीं बनाया 

जिन लोगों का यह खयाल है कि दान लेनेवाला कृतश्ञता के बाँझ के 

नीचे दब जाता है, उन्होंने समाज में दान के परिणामों का गहराई और 


१६ मानवीय क्रान्ति 


बारीकी के साथ अध्ययन करने की परवाह नहीं की है | हिन्दू समाज में 
ब्राह्मण को दान दिया जाता था। हम यह जानते हैं कि दान लेने से 
ब्राह्मण जाति दब्बू नहीं बनी | वह दान ले छेती थी, उसकी परिपूर्ति के 
लिए दक्षिणा भी के लेती थी ओर यजमान की जरा-सी गलती पर ऋरोध 
करफे शाप देने के लिए भी उद्यत हो जाती थी। दान देनेवाला नम्न 
होकर दान देता था, संकोच के साथ दान देता था और शोभा तथा 
झुम भावना के साथ दान देता था। उसे संकोच यह होता था कि 
जो-कुछ में दे रहा हूँ, वह बहुत कम है ओर उसका मूल्य भी बहुत अल्प 
है । इसलिए वह डरते-डरते दान देता था। छान्दोग्योपनिषद्‌ में “प्रिया 
देयम्‌, भिया देयम्‌, संविदा देयम्‌ ,” ऐसा आदेश है। जो कुछ देना है, 
उसमें व्यवह्यर की सुन्दरता (ग्रेस), अपने दान की अबल्पता का भान 
ओर लेनेवाले की प्रतिष्ठा का खयाल अवश्य होना चाहिए। दान में 
'्री! वह भाषना है, जिसे हम अंग्रेजी में श्रेस' कहते हैँ । दाता के लिए 
इतनी कड़ी मर्यादाएँ थीं ओर लेनेवाले के लिए. भी कुछ मर्यादाएँ 
बतत्वई गयी थीं। फिर भी हमने देखा कि जआआह्मण दब्बू बनने के बदले 
घमंडी, उदंड और आत्म-संभावित बन गया। उसका पतन हुआ | 
उसने उपयोगी वस्तुओं का तथा द्रव्य का दान लिया, इसलिए बह 
परोपजीवी बन गया । जहाँ उसने जमीन का दान लिया; वहाँ प्रत्यक्ष 
उत्पादन का काम ख्ं नहीं किया। इन दोषों के कारण धीरे-धीरे 
समाज में से उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होती चली गयी जो सर्वथा उचित 
ही हुआ | 
विनोबा का दान!-विचार 

परन्तु विनोबा के इस दान में न अन्न-दान का समावेश है ओर न 
वस्तु-दान का; किन्तु उत्पादन के साधन ओर उत्पादन के उपकरणों का 
दान है। यदि हम थोड़ी देर के लिए यह मान छें कि प्राचीन दान के 
सिद्धान्त के मूल में जितनी भावनाएँ थीं, वे सब इस दान के पीछे भी 
हैं, तो मी उस दान में और इस दान में उत्तर-दक्षिण श्रुव का अन्तर 


दान-प्रक्रिया से क्रान्ति १७ 


पड़ जाता है। क्योंकि यह दान उत्पादन के साधनों का है, उपयोग की 
वस्तुओं का नहीं | इसमें परंपरागत दान के सभी गुण तो है, लेकिन 
उसका दोष एक भी नहीं है | 
क्रात की दिशा में 
परम्परागत दान में और इस दान में और मी एक मूढगामी अंतर 
है | परम्परागत दान व्यक्तिगत पुण्य-प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्य तथा वेमव 
की आकांक्षा से किया जाता था | इस लोक में हम जो दान ब्राह्मण को 
या दूसरे सत्यात्र व्यक्ति को देते हैं, उसके बदले हमें स्वर्ग-छोक में या 
दूसरे जन्म में प्रभूत सम्पत्ति का व्यभ होगा, ऐसी श्रद्धा से वह दान दिया 
जाता था | इस लोक में एक गाय का दान कर दिया तो स्वर्ग-लोक में 
साक्षात्‌ कामधेनु के अक्षय युष्टि-दायी दूध का व्यम हमें होता था। यहाँ 
थोड़ी-सी जमीन का दान कर दिया तो अगले जन्म में सारी प्रथ्वी का 
शज्य प्राप्त होने की आशा रहती थी। परन्तु विनोबा की दान-प्रक्रिया 
अधिक सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए नहीं है, वरन्‌ प्रास्त समयत्ति के 
शीघातिशीघ्र विसर्जन के लिए है। इसलिए विनोबा की दान-प्रक्रिया 
आर्थिक क्रांति के मार्य पर बहुत बड़ा कदम है । 
एक आशक्षेप यह भी किया जाता है कि “हम जिस वस्तु का दान 
लेते हैं, उस वस्तु पर दाता का स्वामित्व स्वीकार कर लेते हं। परन्तु 
वस्तुस्थिति तो यह है कि आज जिससे हम दान लेते हैं, वह उस बस्तु का 
स्वामी नहीं बल्कि अपहर्ता है। अपहर्ता का स्वामित्व हम क्यों 
मंजूर करें !” ' | 
क्राति का मूल तत्त्व 
इस आश्षेप के पीछे जो णहीत कृत्य है, उसको हम मान लेते हैं | 
तो भी सवाल यह होता है कि अगर - कोई हमारी वस्तु अपनी मर्जी से 
व्लैय दे तो क्या उतने से ही वह उस वस्तु का माल्कि बन जाता है ! 
मान लीजिए कि किसीने हमारी कोई चीज छीन छठी | हम उसे समझा- 


बुझाकर अपनी चीज उससे वापस लेने की कोशिश करते हैं | उसे डराते- 
>>] 


१८ मानवीय क्रान्ति 


धमकाते नहीं, परन्तु ऐसी हरकत के दुष्परिणामों का वास्तविक चित्र 
उसके सामने खींच देते हैं. और उससे झगड़ा थलने का स्नेहपूर्वक अनु- 
रोध करते हैं। वह मान जाता है और हमारी चीज लोटा देता है। तो 
इसमें हर्ज॑ कौनसा है! क्या क्रान्ति के लिए छीना-झपटी और जोर- 
जबरदस्ती अनिवार्य ही है? जो ऐसा मानते हैं कि बगैर हिंसा के ऋति 
हो ही नहीं सकती, वे हिंसा को अनिवाय ही नहीं, बल्कि आवश्यक मानते 
हैं। इसका तो यह मतल्ब हुआ कि जितनी हिंसा अधिक होगी, उतनी 
क्रांति भी अधिक सफल होगी | परन्तु यह अपसिद्धान्त है। जो क्रांति- 
वादी अहिंसा का आग्रह नहीं रखते, वे भी इस सिद्धान्त को हरगिज 
नहीं मानेंगे। हमारी ही चीज अगर कोई भलेमानस की तरह सम्यता 
और शोभा के साथ छोटा देता है, तो उसमें उसका श्रेय है. और हमारी 
प्रतिष्ठा है। क्रांतिवादियों में भी कुछ परम्परा के गुलम और जीर्णमतबादी 
होते हैं। जो यह मानते हैं कि बगैर लड़ाई-झगड़े के परस्पर सम्मति से 
जो सामाजिक स्थित्यंतर होता है वह क्रांति नहीं है, वे दकियानूसी हैं। 
क्रांति में महत्व सामाजिक परिवर्तन का है, न कि संघर्ष और रक्त- 
पात का | 
इस देश की रियासतों के राजाओं ने अपनी-अपनी रियासतें बगेर 
लड़ाई-झगड़े के दे दीं। तो क्या इससे देश की हानि हुई १ क्‍या हमको 
उन्हें यह कहना चाहिए था कि जब तक हम तुम्हारी रियासतें तुमसे छीन- 
कर नहीं छेंगे, तब तक हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा ? हमने ये 
र्थासते उनसे इनाम या भिक्षा के रूंप में नहीं छी हैं| उन्होंने युग. 
की आकांक्षा तथा हमारी. सामर्थ्य को पहचाना ओर अपना कब्जा 
छोड़ दिया | ़ ु घ0.. 
दान” ही 'सम्प्रदाना | का 
जो संपत्तिधारी हैं, उनको हम संपत्ति के मालिक नहीं मानते | परन्तु 
वस्तुस्थिति यह है कि संपत्ति आज उनके कब्जे में है। उन्हें हम कब्जा 
छोड़ देने को कहते हैं। अगर वे समझाने-बुझाने और- विनय-अनुनय 


है 


दान-प्रक्रिया से क्रान्ति १९ 


से ही मान लेते हैं, तो उतने से क्रांति में दोष कहाँ पैदा होता है ! अगर 
आँगन में छगे हुए अकोए के पेड़ से शहद मिल सकता हो तो पहाड़ 
छानने की जिद करने में कौन-सी समझदारी है ! ऋतिकारी को सम्पत्ति 
के परिहरण से मतलब है या उसके विसर्जन से ? परिहरण के बदले 
स्वेच्छा-प्रेरित समर्पण. और उत्सर्ग से यदि संपत्ति का विसर्जन हो 
जाता है तो क्रांति में कोन-सी त्रुटि रह जाती है? ऐसी स्थिति में 
परिहरण का आग्रह रखना वैचारिक विश्रम का द्योतक है। हा, 
हम अपनी असमर्थता और दुर्बलता के कारण अगर दान के मार्ग 
की शरण लेते हैं तो हमारी प्रक्रिया क्रांति के प्रतिकूल होगी। परन्तु 
यदि हमारी शक्ति और कालछ्ात्मा के पद-चिहों को पहचानकर 
सम्पत्तिधारी अपनी सम्पत्ति समाज के अपंण कर देते हैं, तो लेनेवाल 
और देनेवाला, दोनों धन्य हो जाते हैं। ऐसा 'दान' कैवल देने की क्रिया- 
मात्र है| उसमें देनेवाले की और लेनेवाले की भूमिका में कोई भेद नहीं 
रहता । लेनेवाले की भूमिका गौण नहीं हो जाती । दो बराबरी के आदमी 
जब एक-दूसरे को उपयोग की कोई वस्तु देते हैं तो दोनों ऋतज्ञ होते हैं 
और एक-दूसरे को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार विनोबा की यह दान- 
दीक्षा उमय पक्षों को धन्य-धन्य करनेवाली है। यह “दान” वास्तव में 
सम्प्रदान' ही है | 
४0०५ मच ह क्रान्तिवादियों को' चुनौती 

इस प्रकार की क्रांति में एक अन्यतम विशेषता होती है| वह यह कि 
इसमें प्रतिक्रांति की आशंका नहीं रह जाती । जब हम॑ कानून से सम्पत्ति 
का परिहरण करते हैं तो सम्पत्तिमान्‌ कै मन में एक कसक रह जाती है | 
उसका दिंल खट्टा हो जाता है और वह प्रतिशोध के लिए तड़पता रहता 
है | अगर सम्भव हो तो अपनी खोई हुईं सम्पत्ति वापस पाने की कोशिश 
में भी रहता है | इसलिए वह हाईकोर्ट में जाकर यह सिद्ध करने की 
चेष्ट करता है कि उसकी सम्पत्ति अवैध रीति से छीन ली गयी है। अपना 
पक्ष सिद्ध करने के लिए. वह संविधान की दुह्ाईं देने लगता है। 'सुप्रीम- 


२० मानवीय क्रान्ति 


कोर्ट" का निर्णय अगर उसके विरुद्ध हुआ तो फिर वह लोगों के वोट! 
जुटाकर येन-कैन-प्रकारेण कानून रद करवाने का या उसे सत्त्व-हीन कर 
देनेवाले संशोधन कराने का प्रयास झुरू कर देता है। इस तरह क्रांति के 
बाद का बहुत-सा समय अदाल्तबाजी और काचूनबाजी के द्वारा प्रति- 
क्रांति का प्रतिकार करने में नष्ट हो जाता है। जहाँ सशख्र क्रांति होती है 
वहाँ भी हारा हआ पक्ष बदल लेने की तैयारी में रूग जाता है, वह 
शतख्राख् तथा फोज का संग्रह करने की फिराक में रहता है | क्रांतिकारी 
पक्ष का बहुत-सा समय प्रतिक्रांतिवादियों को खोज-खोजकर उन्हें खत्म 
करने के उद्योग में ही बीत जाता है। जिसमें प्रतिक्रांति की आशंका 
बिल्कुछ न रहे या अल्पतम रहे ऐसा अमोध क्रांति-तंत्र दुनिया के 
परम्परानुगामी क्रांतिवादी अब तक नहीं खोज पाये हैं। विनोबा ने इस 
आंदोलन के द्वारा प्रतिक्रांति की आशंका से सुरक्षित एक नये क्रांतितंत्र 
का उपक्रम किया है। क्‍या इसमें क्रांतिवादियों की पुराण-प्रियता को 


चुनौती नहीं है ! 
दान का प्रसंग नहीं; प्रक्रिया 

देश में सम्पत्तिमानों के दो वर्ग हैं। एक बढ़े माल्कि और दूसरे 
छोटे मालिक । जो बड़े साल्कि हैं, उन्हें हम अमीर कहते हैं. और जो 
छोटे-छोटे मालिक हैं, उनको हम गरीबों में शुमार करते हैं | छेकिन वे भी 
उत्पादन के साधनों के -माल्कि तो -हैं ही। बड़े मालिकों और छोटे 
माल्कों में एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि बड़े भालिक मुनाफाखोरी 
करते हैं ओर दूसरों के श्रम से छाम उठाकर -अपनीः संग्पत्ति बढ़ाते हैं। 
इसलिए बड़े मालिकों के लिए दान की प्रक्रिया है; उंन्‍्हें गृह समझं लेना 
चाहिए कि भूदान-यज्ञ का यह आंदोलन दान का एक प्रसंग” नहीं है; 
वह दान की एक प्रक्रिया है। दाने का मुहूर्त आज ही है, लेकिन दान 
का सिलूसित्य तब तक जारी रहेगा, जब तक कि वे अपनी पूरी सम्पत्ति 
का विसजन नहीं कर चुकेंगे। ' 

दान की इस प्रक्रिया की अवधि भी बहुत अब्प है। पुराने जमाने में 


का 


दान-प्रक्रिया से क्रान्ति २१ 


राजाओं के राज-महत्में में दान की अवधि सवा पहर' की होती थी | 
धवा पहर” उपलक्षणात्मक है। आशय यह है कि जितनी जल्दी सम्पत्ति 
का विसर्जन सम्पन्न होगा, उतनी जल्दी हम अपने देश को ओर संसार 
को भावी अनर्थ से बचा सक्रेंगे | सम्पत्ति का यह विसर्जन विनयपूर्वक, 
मनःपूर्वक ओर बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। तभी उसमें से हमारे उदिष्ट 
परिणाम निकलेंगे | उसमें किसी प्रकार का संदेह वा अश्नद्धा नहीं होनी 
चाहिए | मॉगनेवाले को टाल देने की नीयत से जो दान दिया जायगा, 
उससे दूना अनर्थ होगा। देनेवाले की अप्रतिष्ञ होगी और लेनेवाले का 
मनस्ताप शांत नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा | सामाजिक प्रशम (प्रशान्ति) का 
जो वातावरण विनोबा इस देश में बनाना चाहते हैं, उसमें बाधा पहुँचेगी 
ओर सार्वत्रिक हानि होगी | इसलिए सम्पत्तिमानों से संविनय अनुरोध है 
कि वे अपनी सम्पत्ति का विसर्जन शान्तिमय क्रान्ति सिद्ध करने की 
भावना से करें | 
जो बोया सो पाया 

धार्मिक क्षेत्र में जो दान किया जाता है, उसके विषय में हमारा यह 
अनुभव रहा है कि यजमान अव्य-से-अल्य तथा निक्ृष्ट-से-निकृष्ट वस्तु का 
दान करता है और उसके बदले में उत्कृष्टनसे-उत्कृष्ट फल चाहता है। रेज्- 
गारी में आये हुए खोटे सिक्के यथाशक्ति द्रव्य-दान के नाम पर भगवान्‌ 
के चरणों में वह चढ़ाता है ओर उसके बदले में खरा पुण्य चाहता है। 
भगवान्‌ बेचारे अदृष्ट और अदृश्य हैं, इसलिए उस क्षेत्र में ऐसी धाधली 
चल जाती है| लेकिन इस दुनिया में सोंदा नक़द है। यहाँ, 'बवा सो 
लुनिय, लहिय जो दीन्हा'--जो बोया सो काटो, जो दिया सो पाओ--का 
प्र्यय बहुत जल्दी आता है। 

सहयोगी उत्पादन की भूमिका 

गरीबों में भी दो श्रेणियाँ हैं | एक तो वे, जो कि छोटे-छोटे मालिक 
हैं; और दूसरे वे, जो केवल मजदूरी पर जीते हैं। हम पहले सम्पत्ति का 
विसर्जन करा लेना चाहते हैं, इसलिए दान की प्रक्रिया से आरंभ «करते 


२२ मानवीय क्रान्ति 


हैं | संपत्ति के विसर्जन का उद्देश्य मुनाफे की प्रेरणा का अन्त कर देना है। 
भालकियत से मुनाफे की प्रेरणा निकछ जाने पर उसका डंक ही कट 
जाता है | मुनाफे की प्रेरणा को खत्म करने के बाद सालकियत को ही 
खत्म करना है। उत्पादन जब मुनाफे के बदले जरूरत के लिए होने 
लगेगा, तब छोटी-छोटी मालकियतों को बनाये रखने की प्रेरणा अपने- 
आप क्षीण हो जायगी | जो गरीब छोटे-छोटे मालिक हैं, उन पर यह 
प्रकट हो जायगा कि उनकी मालकियत उनकी गुजर-बसर के लिए काफी 
नहीं हैं । तब उनमें अपनी-अपनी मालकियतों को एक-दूसरे के साथ 
मिला देने की प्रेरणा पैदा होगी ओर इस प्रकार सहयोगी उत्पादन की 
भूमिका तैयार होगी । 


यज्ञ की प्रक्रिया 


हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों में आपस के 
स्वार्थों का संघर्ष न हो | एक गरीब के पास तीन एकड़ जमीन है, दूसरे 
के पास एक एकड़ है ओर तीसरे के पास झून्य एकड़ है| इनमें किसी की 
भी गुजर नहीं होती, तब वे आपस में बैठकर यह तय करते हैं कि यह 
सारी जमीन हम सबकी है। इस तरह से वे अपनी-अपनी भालकियतों 
को एक-दूसरे के साथ मिल छेते हैं । इसके लिए उन्हें अपनी मालकियत 
छोड़ ही देनी पड़ती है। इसका नाम यज्ञ' की प्रक्रियां है। 


हस बड़ी-बड़ी मालकियतों को बिखेरकर सबको मालिक बना देनां 
चाहते हैं| यह दान की प्रक्रिया है। लेकिन हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि 
बड़ी-बड़ी मालकियतों की जगह छोटी-छोटी मालरकियतों का एक जाल 
बिछा दें | मालकियतों को बिखेर्ना हमारा पहला कदम है। वह हमारा 
मुकाम नहीं है। वह हमारी छलन्नी है, छप्पर नहीं है। हम मालकियत को 
ही खत्म कर देना चाहते हैं | इसलिए छोटे-छोटे मालिकों से अपनी-अपनी 
मालकियतें जोड़ लेने के लिए कहते हैं| बड़ी मालकियतों को तोड़ने के 
लिए “दान! है और छोटी मालकियतों को जोड़ने के लिए यज्ञ है । 


दान-प्रक्रिया से ऋतच्ति २३ 


अन्यतम क्रांति-तन्त्र 
इस क्रांति-तन्त्र की यह अन्यतम विश्ेपता है कि इससे व्यक्तियों के 
कलह के बिना वर्ग-निराकरण का निश्चय है, प्रतिक्रांति के प्रतिबंध की 
योजना है और किसान-किसान तथा किंसान-मजदूर के अन्तर्गत संघर्ष 
को टालने की विवेक-युक्त व्यवस्था है। यह आन्दोलन एक अपूर्व प्रक्रिया 
के द्वारा क्रांति को सम्पन्न करने का एक अमोघ्र साधन ओर निश्चित 
आश्वासन है | 


१७१ 
वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया 


मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में भी वर्ग हैं। हरणक वर्ग के 
व्यक्ति बदलते रहते हैं ओर बदल सकते हैं, इसलिए यह कहना सयुक्तिक 
नहीं होगा कि वर्ग हैं ही नहीं । जिस समूह के व्यक्ति बदलते हैं, उसी 
को वर्ग” कहना चाहिए। यदि ऐसा न होता, तो वह समूह “जाति 
कहत्यता | जाति जन्म पर निर्भर है। इसी कारण जाति-निराकरण तबतक 
असम्भव है, जबतक हम जन्म की ही परिस्थिति में परिवर्तन नहीं करते, 
याने सजातीय विवाह निषिद्ध नहीं करार देते | वर्ग के विषय में यह बात 
नहीं है। आज का अमीर कल गरीब बन जाता है, आज का गरीब कल 
अमीर बन जाता है। इसमें कर्त्ल के लिए. अवसर है। लेकिन वह 
. समाज-व्यवस्था के कारण सीमित है। वास्तव में सबको समान अवसर 
नहीं मिलता । जो अमीर की कोख से पैदा होता है, उसे सामाजिक 
प्रतिष़्ा तथा कोटुम्बिक सुख-सुविधा बिना प्रयज्ञ के ही उपलब्ध हो जाती 
हैं । सम्पत्ति और दारिद्र य व्यक्ति को विरासत में प्राप्त होते हैं । 

वर्ग-नियकरण के बिना साम्ययोग असंभव 

समाज में अनुपादक व्यवसाय करनेवार्ों की इज्जत बढ़ती है। 
परम्परागत परिस्थिति से उनको लाभ मिलता है। समाज-सेवा भी व्यव- 
साय बन जाता है। सेवा तथा संस्कृति सौदे की चीजें बन जाती हैं। 
अमीरी ओर गरीबी व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर बहुत कम परिमाण में निर्भर 
होती है | वह मुख्य रूप से उपलब्ध साधन ओर सुयोग पर निर्भर होती 
है। ये साधन और सुयोग, विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के कारण एक 
वर्गविशेष के व्यक्तियों को ही उपलब्ध होते हैं। विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था 


वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया २५ - 


के कारण परिस्थिति की जो विरासत हरएक व्यक्ति को मिल्ती नही 
आशिक विषमता की जड़ है। जो व्यवसाय व्यक्ति के अथवा विशिष्ट 
समुदाय के मुनाफे के लिए. किया जाता है, उसे पापमूलक समझना 
चाहिए | यदि अनुत्पादक व्यवसाय व्यक्तिगत लाभ के छिए किया जाता 
हो, तो उसे अधिक बड़ा पाप मानना चाहिए। ये व्यवसाय विशिष्ट 
सामाजिक परिस्थिति पर अवरूम्बित हैं। इसलिए जो ढछोग ये व्यवसाय 
करते हैं, उनका एक वर्ग बन जाता है। अतएव वर्ग-निराकरण के बिना 
साम्ययोग की स्थापना असंभव है | 


अच्छाई और बुराई का वर्गीकरण अनर्थकारक 


समझदार और मूर्ख, सज्जन ओर दुर्जन के वर्ग मानना न क्रेवल 
अशास्त्रीय ही है, अपितु अनर्थावह भी है। अच्छाई और बुराई गुण ह 
उनका सम्बन्ध बाह्य साधनों से ओर व्यवसायों से कम मात्रा में दे 
व्यवसाय के कारण कभी-कमी समाज-विरोधी भूमिका ग्राप्त होती है। 
उससे वृत्ति मी दूषित होती है | परन्तु व्यवसाय के कारण जो सज्जनता 
ओर दुर्जनता की भूमिका प्रास होती है, उसके आधार पर हमें व्यक्तियों 
को सज्जन या दुर्जन नहीं मानना चाहिए। कसाई का धंधा करनेवात्य 
भी बड़े दिछ का ओर दयाछु हो सकता है। फॉँसी की सजा पर अमल 
करनेवाले व्यक्ति निईण (बेहया) भले ही हों, लेकिन उनकी गिनती दुष्टों 
में नहीं को जा सकती। जो अपने-आपको साधु या सज्जन मानता है, 
उस अहंकारी व्यक्ति के बराबर अधम ओर कोन है ? हम जब वस्तुनिष्ठ 
दृष्टि से और तट्स्थ भाव से देखते हैं तो कुछ व्यक्तियों की दुघ्तता अल्प 
मात्रा में दिखाई देती है ओर कुछ व्यक्तियों में सज्जनता अब्प मात्रा 
में पायी जाती है। समाज में सज्जन ओर दुर्जन, मूर्ख और सुजान, 
उदार ओर कृपण व्यक्ति हैं | परन्तु सज्जनता और दुष्टता, मूर्खता और 
सर्यापा इत्यादि गुण बाह्य उपकरणों पर ओर साधनों पर अब्प मात्रा में 
निर्भर हैं। समाज में हम सारे नियम सज्जनता के विकास के «लिए, ही 

ड 


रद मानवीय क्रान्ति 


बनाते हैं | इसलिए सजन और, दुर्जन, मूर्ख ओऔर सयाने, इस तरह का 
वर्गीकरण करना अत्यन्त अनर्थकारक साबित होगा । 

सज्जन और दुर्जन, मूर्ख और सयानों में प्रत्यक्ष व्यावह्यरिक स्वार्थ- 
विरोध निर्माण नहीं होता | सज्जन को अपना सोजन्य बढ़ाने के लिए 
दुर्जन की दुर्जनता से फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती | सयाने को 
अपने सयाँ पे के संरक्षण के लिए दूसरे की मूर्लंता बनाये रखने की योजना 
नहीं करनी पड़ती । 

आर्थिक ओर ग़ुणाश्रित विषमता का निराकरण 
इस प्रकार आर्थिक विषमता और गुणाश्रित विषमता में मूलभूत 
अन्तर है। आर्थिक विषमता विशिष्ट सामाजिक रचना, परम्परा तथा 

परिस्थिति पर आधार रखती है | गुणाश्रित विषमता का निराकरण आत्म- 
शक्ति से हो सकता है। 

अमीरी प्राप्त करने के लिए. भी त्याग ओर परिश्रम की आवश्यकता 
होती है। परन्तु वह त्याग ओर परिश्रम व्यक्तिगत वाम, प्रतिष्ठा और 
स्वार्थ के हेतु किये जाते हैं। इसलिए वे समाज-विधातक सिद्ध होते हैं। 
यह तप आसुरी तप कहलाता है। रावण, हिरण्यकशिपु इत्यादि असुरों ने 
इसी प्रकार का तप किया | इसकछिए ग्राणिमात्र के साथ आत्म-माव सिद्ध 
करके यथार्थ अमरत्व प्राप्त करने के बदले उन्होंने यह वरदान मॉग लिया 
कि हमें किसी के हाथों मृत्यु न आये। अर्थात्‌ उन्होंने यह मान लिया 
कि संसार में जितने प्राणी हैं, वे सब उनके शत्रु हैं। जो दूसरों को 
पैरों तले रौंदकर खुद जीना चाहता है, वह उनको अपना शत्रु माने 
बिना केसे रह सकता है ? जो सबका शत्रु बन जाता है, वह तपस्या के 
बाद ईश्वर से वरदान भी आसुरी ही माँगता है। अपने चारों तरफ 
संरक्षण-भावना का परकोट बनाकर मनुष्यों से अलग पड़ जाता है। जो 
मनुष्यों को शत्रु मानकर अलग होना चाहता है, वह अपने व्यक्तित्व का 
गला घोंटकर जीवन से ही हाथ थो बैठती है। इस प्रकार परिय्रह-मावना 
की बदौक्तत आसुरी सम्पत्ति की सत्ता शुरू हो जाती है। अतः जब तक 


वर्ग-निराकरण की प्रक्रिया २७ 


अमीरी और गरीबी का अन्त नहीं होगा, तब तक मनुष्यता का संस 
असंभव है| 
दान ओर यज्ञ में बंधुत्वमूलक प्रक्रिया 

अमीरी ओर गरीबी की बदोलत मनुष्य मनुष्य से दर पड़ जाता है। 
इसलिए, हम अमीरी और गरीबी का अन्त कर देना चाहते हैं। स्पष्ट है 
कि अमीरी और गरीबी के निराकरण की प्रक्रिया भी मनुष्यता और 
बन्घुत्व का विकास करनेवाली होनी चाहिए। यह गुण विनोबा की 
दान-यज्ञ' प्रक्रिया में है। बन्धुत्व पर अधिष्ठित आर्थिक व्यवस्था की 
स्थापना के लिए सम्पत्ति और भूमि के पुनर्वितरण की प्रक्रिया भी बन्धुत्व- 
मूलक होनी चाहिए। तमी वह सम्पत्ति सार्वजनिक अथवा अखिल 
मानवीय होगी । 

आसुरी सम्पत्ति प्रशुत की भावना पर आधार रखती है। दैबी 
सम्पत्ति कल्पित वाद से कलुषित होती है। परन्तु मानवीय संस्कृति भ्रम 
पर आधार रखती है, इसलिए, उसमें बन्धुत्व के दो आचारात्मक तत्वों 
का अर्थात्‌ दान'ओर यश का महत्व है। असुरों की मदिरा में मादकता 
है, देवों के अमृत में केवल मिठास है, बहुत मीठा खाने से मुँह मीठा 
हो जाता है। परन्तु श्रमनिष्ठ उत्पादन-पद्धति से उपाजित हमारे अन्न में 
अद्भुत स्वाद होता है। उसमें जीवन के सारे रस ओर धरतीमाता का 
समूचा सौरभ होता है। 


४५: - 
क्रांति के बीज 
गरीबों से दान क्‍यों ? 


कुछ ऐसे तटखथ समाज-सेवक, जिनके मन में गरीबों के साथ सहानु- 
भूति है और जिनका सम्बन्ध किसी राजनैतिक दरू या आर्थिकवाद से 
नहीं है, अक्सर पूछते हैं कि “भूदान-यज्ञ में गरीबों से दान क्‍यों लिया 
जाता है ! गरीबों के पास तो पहले ही इतना थोड़ा है कि जिससे उनका 
पेट तक नहीं भरता । तो फिर उनसे माँगने से क्या मतत्य ! . गरीबों को 
और भी गरीब बनाने से क्‍या फायदा १” 


बेड़ी तोड़ने का संकेत 


देखने में यह आक्षेप बिल्कुल लाजवाब मातम होता है। लेकिन 
उसके पीछे एक बहुत बड़ा विचार-दोष है | पूँजीवाद में मनुष्य को गुलाम 
बनानेवाल्ी सबसे जबरदस्त जंजीर मारूकियत का मोह है। व्यक्तिशः 
बहुत-से एूँजीपति अपनी-अपनी सम्पत्ति के रक्षण के लिए कुछ दरबान 
और रखवाले रख छेते हैं ओर उनको तनख्बाह दिया करते हैं। परन्तु 
इतने से वड़े-बड़े पूजीपतियों का व्यक्तिगत संरक्षण होगा ! पूँजीवाद के ही 
संरक्षण की यह योजना नहीं है | इसलिए पूँजीवाद में छोटे-छोटे मालिकों 
को मी मालकियत का अधिकार दे दिया गया है। इस मालकियत के 
मोह से वे पूंजीवाद के रखवाले बन जाते हैं | यह छोटी माठकियत वह 
बेड़ी है, जो गरीब मालिकों को अपनी इच्छा से पूँजीवाद के काराणह में 
उनको बन्द रखती है। गरीब जबतक मालकियत के मोह का विसर्जन 
नहीं करेगा, तबतक उसकी गरीबी खत्म नहीं होगी | जब हम गरीब से 


क्रांवि के बीज २९ 


दान माँगते हैं, तो उससे कहते हैं कि तू इस बेड़ी को तोड़ देने का 
संकेत कर | 
मभालकियत के विसजन का संकेत 
मालकियत की आकांक्षा आर्थिक विपमता की जड़ है। आज का 
गरीब खुद अमीर बनना चाहता है। वह गरीबी और अमीरी का निरा- 
करण नहीं करना चाहता | इसलिए उसके मन में अमीरों के लिए ईध्यां 
और देष है। लेकिन अपने से अधिक गरीब के लिए सहानुभूति नहीं है | 
हरेक गरीब अपने लिए अमीरी चाहता है, सबके लिए नहीं। अगर वह 
सबके लिए, अमीरी चाहता है, तो उसे अपनी मालकियत अपने से अधिक 
गरीब आदमियों के साथ बॉट लेनी चाहिए। जब वह अपनी छोटी-सी 
मालकियत में से भी नेवेद्य की तरह थोड़ा-सा हिस्सा राष्ट्र को अर्पित कर 
देगा, तब वह अपनी अल्प सम्पत्ति में संपत्तिहीनों को शामिल करने का 
संकेत करेगा | 
मूल पर कुल्हाड़ी 
जिसके पास धन होता है, उसके मन में दूसरों के लिए. डर ओर 

अविश्वास होता है। मेरे शरीर पर अगर सोने के गहने हों, तो मैं निर्मय 
होकर रास्ते से नहीं चछता ओर घर में भी निर्भव होकर नहीं सोता । 

दूसरों से डरता रहता हूँ । इसलिए अमीर का डर तो हमारी समझ में 

आता है। लेकिन गरीब को किस बात का डर है? क्‍या किसी केंदी 
को यह डर होता है कि कोई मेरी बेड़ी न चुरा ले, या छीन ले ! या 

कोई मेरे जेलखाने को न छूट छे ? जो एक एकड़, दो एकड़ ओर आध 

एकड़ के मालिक हैं, वे भीतो भूखे और नंगे हैं। उनकी मिलकियत 
अगर कोई छीन ले या चुरा छे, तो वह बेड़ी ओर हथकड़ी ही चुरायेगा । 

फिर भी हम देखते हैं कि छोटे मालिक को अपनी मालकियत के खो जाने 

का डर है। जबतक वह इस मालकियत के मोह का त्याग नहीं करता, 
तबतक एूँजीवाद के मूछ पर कुल्हाड़ी की चोट नहीं पड़ेगी | 


३० मानवीय क्रान्ति 


मालकियत के विसजेन की प्रक्रिया 


बड़ा माल्कि जब संगठन शुरू करेगा तो छोटे मालिक से कहेगा 
कि अगर मेरे पचास एकड़ जायेंगे तो तेरे पाँच एकड़ भी कहाँ 
रहेंगे ! जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे तेरे पाँच एकड़ छीन लेंगे | छोया 
मालिक उसके चकमे में आ जाता है ओर मालकियत के मोह के कारण 
एँजीवाद के जाल में फँस जाता है। लेकिन अगर पॉच एकड़ वाला कह 
दे कि यह लो, यह छोटी मालकियत मैंने फेंक दी, तो वह एूँजीवाद की 
जड़ें ही खोद देता है । 

आखिर जहाँ सम्पत्ति का राष्ट्रीकरण कानून से ओर शासन से 
किया जाता है, वहाँ भी छोटे मालिकों की मालकियत छीन लेनी ही 
पड़ती है। उत्पादन के साधनों की व्यक्तिगत मारकियत खत्म करने के 
लिए. गरीब की मालकियत भी छीननी पड़ती है। अहिंसक प्रकिया में 
भी अपरिग्रह की भावना बड़े माल्कि ओर छोटे माल्कि, दोनों को 
खीकार करनी पड़ती है। इसलिए दोनों को अपनी-अपनी मालकियत 
का उत्सर्ग करने की प्रेरणा होनी चाहिए । गरीबों से जो दान लिया 
जाता है, उसमें से यह प्रेरणा होती है। गरीबों का दान मालकियत के 
विसर्जन की प्रक्रिया का आरम्म है। 


जोड़नेवाली कड़ी 


छोटे मालिक, कम गरीब और बहुत गरीब तथा कैवल मजदूर, 
तीनों का संयुक्त मोर्चा तब बनेगा, जबकि तीनों अपने से अधिक गरीब 
के लिए सहानुभूति सक्रिय रूप से प्रकट करेंगे । कैवल अमीरों का विरोध 
करने से गरीबों में भावरूप एकता कायम नहीं होगी। वह कैवल प्रति- 
कारात्मक संगठन से ओर कागजी विधानों से भी नहीं होगी। उसके 
लिए हृदय की भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए । यह सबूत दान के 
रूप में ही प्रकट हो सकता है। इसलिए गरीबों का दान, गरीब और 
मजदूर को एक-दूसरे के साथ जोड़ देनेवाली कड़ी है। 


क्रांति के बीज ३१ 


क्रांति के बीज का गुणघर्म 

किसान अक्सर खाने के दाने अलग रखता है और बीज के दाने 
अलग | खाने के दाने से बीज का दाना अधिक गुण-सम्पन्न होता है | 
अमीर के दान से मालकियत का बँटवारा होगा। घन और धरती की 
मालकियत बैँँट जायगी | लेकिन मालकियत के ही विसर्जन की क्रान्ति 
गरीब के दान से होगी | गरीब के दान में क्रान्ति के बीज का गुण-धर्म 
होगा | इसलिए अहिंसात्मक क्रान्ति की प्रक्रिया में गरीब के सामित्व के 
उत्सर्ग का महत्त्व मूलभूत है | 

मूल प्रेरणा 

आखिर सशस्त्र ऋन्ति में भी क्रान्तिकारी सिपाही की ताकत उसकी 
वर्दी ओर हथियार में नहीं होती | उस वर्दी के पीछे छिपी हुई छाती की 
धड़कन में होती है| इस धड़कन का नाम भावना है। साम्यवादियाँ का 
यह दावा है कि क्रान्ति की भावना ओर प्रेरणा से ही रूस के सिपाहियों 
की अमेद्य छातियों ने क्रान्ति के दुर्ग का संरक्षण किया | भावना जितनी 
शुद्ध ओर उदात्त होगी, क्रान्ति के सैनिक की शक्ति भी उतनी ही अमोघ 
होगी | भूदान-यज्ञ-आन्दोलन क्रान्तिकारी आन्दोलन है। वह शोषित 
ओर दल्ति वर्ग का उत्साह और वीरता बढ़ानेवाल्ा है| वह क्रान्ति का 
विरोधी नहीं है । विरोधी है, रक्तपात, क्रूरता और हृदय-हीनता का | 

क्या यह राष्ट्रीयकरण नहीं हे ? 

एक बात ओर हमेशा कही जाती है कि बड़े-बड़े सामन्तों की ओर 
भूमिपतियों की जमीनों का राष्ट्रीकरण करके उन्हें छोटे किसानों ओर 
भूमिहीनों में बाँट देना चाहिए. | ये जमीनें उनके मौजूदा मालिकों से बगैर 
मुआवजे के जब्त कर लेनी चाहिए.। इसमें असली तत्व की बात जब्त 
करने की नहीं है | तत्व की बात यह है कि ये जमीनें बड़े आदमियों से 
राज्य अपने कब्जे में छे ले ओर बगेर मुआवजे के ले ले। फिर राज्य उनका 
बैंटवारा करे | इस तरह का बँटवारा अगर राज्य की तरफ से होगा, तो 
वह दान होगा, जिसके लेने से गरीब की शान में कोई बच्चा नहीं छगेगा | 


३३२ मानवीय क्रान्ति 


गेर-सरकारी राष्ट्रीयरण 
आखिर भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया का नतीजा यही नहीं तो और क्या 
है! बड़े आदमियों से जो दान लिया जाता है, उसके बढले में उन्हें क्या 
मिलनेवाला- है ? उनसे तो बगेर मुआवजे के ही उनकी करीब-करीब 
सारी जमीन विनोवा माँग रहे हैं न ! यह दान एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 
को अपनी मर्जी से नहीं देता | वह तो विनोबा को देता है। विनोबा 
व्यक्ति नहीं हैं, दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि हैं। वे भी अपनी मर्जी से 
किसी व्यक्ति को जमीन नहीं देते | जनता के सामने भूमिहीनों के एकमत 
से भूमिहीनों को देते हैं | यह सरकार-निरपेक्ष राष्ट्रीयकदरण नहीं तो और 
क्या है ? इसमें जोर-जबरदस्ती और जब्ती नहीं है, इसलिए क्या उसका... 
स्वरूप और गुण बदल जाता है ! ”ः 
कया यह मिद्ठी-फंड हे ? 
कुछ आश्षेपकों ने तो यहां तक कह डाला कि “कस्त्रा गांधी-फंड 
ओर गांधी-स्मारक-निधि की तरह यह भी एक फंड है और उन फंडों का ' 
जो हाल हुआ वही इस मिद्दी-निधि का भी होगा |!” अगर यह आत्षेप 


जी न किया जाता, तो इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत 
न होंती। 
क्या जिस तरह पैसा और दूसरी उपयोगी चीजें इकट्ठी करके किसी 


बैंक या दूकान में रखी जा सकती हैं, उसी तरह जमीन भी कोई अपने 
पास रख सकता है ! क्या जमीन कोई उठाकर ले जा सकता है ? जमीन 
जहा-की-तहाँ रहेगी |. सवाल इतना ही है कि उसके बँट्वारे में कोई 
पक्षपात तो नहीं होगा! यह प्रश्न तो तब भी रहेगा, जबकि सारी 
जमीन राज्य अपने कब्जे में लेकर बैटवारा करेगा | उस वक्त भी सत्ता- 
धारी दछ ओर उस दल का अन्तर्गत सत्तांधारी गिरोह ही बँटवारा 
करायेगा । उस आपत्ति से बचने के लिए विनोबा ने बँटवारे की विधि 
ओर पद्धति अधिक-से-अधिक निर्दोष बना ली है। उसमें गढती की 


गुंजाइश है, पक्षपात को नहीं । 
की. थी. थे 


ऊसर ज़मीन के दान पर आश्षेप 


एक आश्षेप बार-बार किया जाता है कि भूमि-दान-यज्ञ में जो जमीन 
मिलती है, उसमें से बहुत-सी जमीन बंजर, ऊसर ओर बेकार होती है । 
देनेवाले अपनी जान छुड़ाने के लिए ओर झूठी शोहरत कमाने के लिए 
इस तरह की फालतू जमीन दे देते हैं। उनकी इज्जत होती है ओर 
इसमारा काम नहीं होता | 

वस्तुस्थिति यह नहीं है 

सुनने में यह आक्षेप सही माद्म होता है; लेकिन उसमें सचाई 
का अंश बहुत कम है। क्या बिहार में विनोबा को जिन्होंने लाख-लाख 
एकड़ जमीन दी है, बह सबकी-सब ऊसर ओर निकम्मी है? जिनके 
पास इतनी जमीन थी, उसमें से कुछ परती जरूर रही होगी। लेकिन 
उतने से वह ऊसर या बंजर नहीं कही जा सकती । बड़े-बढ़े मालिकों ने 
जिस प्रकार विनोबा को जमीन दी है, उसी प्रकार छोटे-छोटे किसानों ने 
भी दी है। इन छोटे किसानों के पास तो कोई ज्यादा जमीन नहीं थी | 
उन्होंने अपनी जेरकाश्त जमीन में से ही जमीन दी । कई व्येगोंने तो 
अपनी जमीन का आधा, तिहाई, चोथाई ओर छठा हिस्सा दिया है। 
बिहार में ओर दूसरे प्रान्तों में मी भूदान में चार-चार, पॉच-पॉच हजार 
रुपये फी एकड़ कीमत की जमीन मिर्ली है। भूदान-कार्यकर्ताओं का ऐसा 
अनुभव नहीं है कि बेकार जमीन ही अधिक मात्रा में मिलती है| इसलिए 
यह कहना बहुत गलत है कि भूदान में बेकार जमीन ही अधिक 
मिलती है । 


३४ मानवीय क्रान्ति 


काम थोड़े ही रुकेगा ? 

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भूमि-दान को अभी तो पहली 
किस्त ही वसूल की जा रही है। १९५४ तक सारे देश के लिए पीस 
व्ाख का रूक्ष्य रखा गया था, लेकिन १९५७ तक पॉँच करोड़ एकड़ 
जमीन भूदान में इकट्टी करनी है। उत्तर प्रदेश में पॉच छाख का लक्ष्य 
पूरा हो जाने पर भी काम बन्द नहीं हुआ | अब एक करोड़ का छ्क्ष्य 
है। बिहार में एक-एक जिले से तीन-तीन छाख एकड़ जमीन इकट्ठी 
करने के संकल्प किये गये हैं | इतनी बंजर ओर ऊसर जमीन कहाँ से 
आयगी ! पहली किस्त में बंजर ओर ऊसर जमीम भले ही मिल गयी हो; 
परन्तु जबतक पाँच करोड़ एकड़ का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तबतक 
भूदान का काम नहीं होगा । अगली किस्त में अच्छी जमीन भी आने 
ही वाली है | 

मालकियत ढीली पड़ रही हे 

क्रान्ति की प्रक्रिया में मुख्य महत्व भावना-परिवर्तन और विचार- 
परिवर्तन का है। आजकल यह ऊसर ओर बंजर जमीन जिन मालिकों 
के पास थी, क्या उसे वे अपनी सम्पत्ति नहीं समझते थे १ क्या वे एक-एक 
चप्पा जमीन के लिए लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा नहीं हो जाते थे १ 
आज जमाने की माँग देखकर वे उस जमीन पर से अपनी मालकियत 
हटा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं | अर्थात्‌ उनकी मालकियत की भावना 
ढीली पड़ने लगी है। जो छोग इस तरह दस एकड़, बीस एकड़, पचासों 
एकड़ और सैकड़ों एकड़ ऊसर जमीन भूमि-दान में दे देंगे, वे जब कानून 
बनेगा, उस वक्त उसका मुआवजा नहीं मांगेंगे । इस भावनात्मक परि- 
वर्तन से मुआवजे की समस्या, अगर हल नहीं हो जाती, तो कम-से-कम, 
सुगम तो हो ही जाती है। क्रान्ति का आरम्म हमेशा इस प्रकार के 
वृक्ति-परिवर्तन से ही हुआ करता है। 

समय धोखा नहीं खाता 
जो लोग अत्यन्त स्थूल छाभ और हानि की दृष्टि से विचार करते हैं, 


ऊसर जमीन के दान पर आशक्षेप ३३ ज 


उनसे भी हमारी एक विनय है | जो छोटे-छोटे मालिक हैं ओर खुद जमीन 
जोतते हैं, उनके पास जैसी जमीन है, उसीमें से वे देते हैं। उन्हें तो हम 
कोई दोष नहीं दे सकते | जिसके पास सिर्फ चने हैं, वह चने ही देता 
है। वह मोतीचूर कहाँ से लाये ! हमारे लिए तो उसका चना ही मोतीचूर 
है | लेकिन जो लोग मोतीचूर अपने पास रखकर विनोबा को चने देते 
हैं, उससे भी विनोबा का कया नुकसान होता है ! वे छोग वक्त टाल देने 
के लिए और मुँह रखने के लिए. चाहे जैसी जमीन दे देते होंगे, लेकिन 
इससे न तो वक्त टल्ता है, न इजत बचती है। लोग देखते हैं कि गरीबों 
ने तो अपनी-अपनी खेती की जमीन में से विनोबा को दान में यथाशक्ति 
जमीन दी, लेकिन बड़े आदमियों ने अपनी बेकार जमीन में से जमीन 
देकर दान का स्वांग किया | इससे गुनाह बेलज्जत हो जायगा । दान का 
दान न होगा ओर ऊपर से बदनामी होगी | तब बिगड़ी हुई बनाने के 
लिए. फिर अच्छी जमीन देनी ही पड़ेगी | पुण्य-कार्य में सफलता और 
कार्यशनि जैसी कोई चीज है ही नहीं | 


$* ७४ 


जमीन पांनेवाले का गौरव 


जमोन 
कुछ छोगों को छूगता है कि भूदान-यज्ञ-आन्दोलन से दाता की . 
प्रतिष्ठा बढ़ती है। वह जमीन देता है, इसलिए लोगों के सामने उसका 
नाम आता है। दूसरे छोगों से उसका अनुकरण करने के लिए कहा 
जाता है। छोग उसे धन्यवाद देते हैं। जो कार्यकर्ता जमीन के दान-पत्र 
प्राप्त करता है, उसकी भी प्रशंसा और गौरव होता है। इन दोनों को 
तो यह आन्दोलन पुरुषार्थ और प्रतिश के लिए. अवसर देता है, लेकिन 
जो जमीन पाता है, वह तो कैवल प्रतिग्रह करता है। उसके लिए न तो 
पुरुषार्थ का अवसर है ओर न प्रतिष्ठा का | 
बल-प्रयोग में भी यही दोष 
यो सुनने में यह आक्षेप तक॑-संगत और वास्तविक माद्म होता है | 
प्रन्तु गहराई से विचार करने के बाद पता चलता है कि इसमें बहुत 
तथ्य नहीं है | भूदान-यज्ञ-आंदोलन की जगह दो ही पर्याय हो सकते हैं। 
एक तो यह कि कुछ छोग संगठित होकर जोर-जबरदस्ती से या शस्त्र- 
प्रयोग से बड़े किसानों से तथा जमीन-मालिकों से जमीन छीन लें ओर 
उसे बिल्कुल छोटे किसानों को तथा भूमिहीन मजदूरों को बाँट दें। 
परन्तु इससें भी जो भूमिहीन मजदूर या बिलकुल थोड़ी जमीन वाला 
किसान जमीन पायेगा, उसके पुरुषार्थ के लिए कोनसी गुंजाइश है ! 
उसके नाम पर जो मुट्ठी मर छोग संगठित बल-प्रयोग करेंगे, उनका 
कस होगा । लेकिन यह गशीतब्र किसान तो सिर्फ पानेवाल्य 
रहेगा | 


जमीन पानेचाले का गोरव ३७ 


कानून की प्रक्रिया में भी वही दोष 


दूसरा पर्याय यह है कि राज्य कानून बनाकर मालिकों की और बढ़े 
किसानों की अतिरिक्त जमीन जब्त कर ले ओऔर उसे छोटे किसानों में 
तथा खेती के मजदूरों में बाद दे। इसमें भी जो छोग जमीन पायेंगे, उनके 
पराक्रम के लिए जगह नहीं है। राज्य कानून से लेगा ओर उनको दे 
देगा । वे तो कैबछ दान-पात्र ही रह जाते हैं । 


पानेवाले की क्या इज्जत ? 


मतलब यह कि भूमिदान-यज्ञ-आन्दोलन में जो दोष बतव्थया जाता 
है, वही भूमि छीनने की या भूमि जब्त करने की प्रक्रिया में भी मोजूद 
है। अर्थात्‌ अगर वह दोष है, तो सभी ग्रक्रियाओं के लिए. समान दोष 
है। अकैली भूमिदान-आन्दोलन-प्रक्रिया का ही वह दोष नहीं है। इतना 
फर्व जरूर है कि शर्त्र-प्रयोग की प्रक्रिया में जमींदारों या मालिकों की 
इजत नहीं होंती, इजत होती है छीननेवार्लों की, परन्तु ये छीननेवाले 
भी छोटे किसान और भूमिद्दीन मजदूरों के तो उद्धारकर्ता ही माने जाते 
हैं । इससे उस बेचारे का रुतबा क्‍या बढ़ा 


मूलभूत विचार-दोष 

असली बात यह है कि इस आश्षेप के मूल में एक विचार-दोष है। 
जिसका अधिकार छीना गया है, उसका अधिकार उसको वापस मिल 
जाता है, इसीमें उसका गौरव है। मेरे घर अगर चोरी हो गयी और 
पुल्सि ने तहकीकात के बाद चोरी पकड़ ली, और मेरी चीज मुझे छोटा 
दी, तो क्या यह मेरा गौरव नहीं है ! अब इससे अधिक गौरव मेरा 
क्या हों सकता है ! या फिर चोर ही थोड़ी देर के बाद होश में आ जाय 
और छोकलाज, पश्चात्ताप या समझदारी के कारण अथवा किसी के 
समझाने-बुझाने से मेरी चीज लौटा दे, तो क्या इसमें मेरी इजत नहीं 
है ? जिसकी चीज खो गयी है या छिन गयी है, उसकी चीज उसे वापस 
मिल जाती है, इतना ही काफी है। चीज जिसके कब्जे में है, वह अगर 


६. ॥ 


्छ मानवीय क्रान्ति 


समझदारी से काम लेता है और बगैर झगड़े-टटेके चीज लौटा देता है, 
तो हम उसे बधाई जरूर देंगे । कोई शराबखोर अगर कानून के बिना 
ओर जोर-जबरदस्ती के बिना दराब पीना छोड़ दे, तो क्या हम उसके 
प्रति सनन्‍्तोष नहीं प्रकट करेंगे ! 

इस प्रक्रिया की विशेषता 


भूदान-यज्ञ-आंदोलन में भी यही होता है। इसके अलावा एक बात 
ओऔर होती है | जिसने अनधिकृत रूप से कैवल परम्परागत अर्थ-व्यवस्था 
के आधार पर सम्पत्ति पायी है, वह अपनी अन्यायमूलक मालकियत के 
दोष को समझने रूगता है और उस अन्याय का परिमार्जन करने रूगता 
है | इस हृदय-परिवर्तन का मूल्य अपरिमित है । 

परिश्रम का उचित गौरव 

एक व्यक्ति क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है, एक व्यक्ति वीणावादन- 
पढ़ है ओर एक बहुत प्रवीण लेखक है | आपको इनमें से हरेक का गौरव 
करना हो तो किस प्रकार करेंगे १ जो क्रिकेट-पढ़ु है, एक उत्कृष्ट बैट 
आप उसको मेंट करेंगे । जो वीणा-प्रवीण है, उसे एक उत्कृष्ट वीणा देंगे 
ओर जो लेखन-कुशछ है, उसे एक बढ़िया कलम देंगे। श्री छत्रपति 
शिवाजी महाराज प्रतापी वीर पुरुष थे। जगन्माता भवानी ने उन्हें. 
प्रसाद के रूप में एक सुप्रसिद्ध तलवार दी। हरेक के गुण और कार्य- 
कुशलता के अनुरूप हम उसे औजार या उपकरण देते हैं। उसका गौरव 
करने की यही प्रशस्त पद्धति है। उसी प्रकार जो भूमिहीन हैं, परन्तु 
जमीन जोतते हैं और परिश्रम से सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं, उन्हें 
परिश्रम का साधन देकर हम उनका गौरव करते हैं । यही उनका उचित 
समादर है | | 

जमीन का संमाजीकरण 


पीछे हमने बतत्वया है कि भूदान-यज्ञ की प्रक्रिया एक तरह से भूमि 
के राष्ट्रीयरण की ही प्रक्रिया है। 'राष्ट्रीयररण' शब्द का प्रयोग हमने 


जमीन पानेवाले का गोरच ३५९ 


“समाजीकरण' के अर्थ में किया है। राज्य का कोई अधिकारी, राज्य- 
अतिनिधि की हैसियत से कानून के आधार पर जब भूमि छे लेता है, 
तो उसी भूमि का 'राज्यीकरण' होता है। वह प्रक्रिया राज्य-स्वामित्व' 
'की है, 'छोक-स्वामित्व” की नहीं | छोक-स्वामित्व की प्रक्रिया में भूमि 
का संग्रह लोक-प्रतिनिधि करेंगे। जो मालिक अपनी मालकियत का 
उत्सर्ग करना चाहते हैं, उनके भी वे प्रतिनिधि होंगे और जिन श्रमिकों 
को वह जमीन मिलती है, उनके भी वे प्रतिनिधि होंगे । विनोबा इस 
प्रतिनिधित्व के प्रतीक मात्र हैं। यह 'छोक-स्वामित्व” की स्थापना की 
अदभुत कल्याणकारी प्रक्रिया है। इसमें दोनों धन्य होते हैं--देनेवाल 
भी, पानेवाला भी । द 

पानेवाले का सार्वजनिक सम्मान 


हमारे आक्षेपक मित्र अगर चाहें तो प्रसंगोचित समारोह करके भूमि- 
हीनों को नारियल, सुपारी तथा अक्षत के साथ जमीन दे सकते हैं। उससे 
ज्ञो वातावरण प्रेदा होगा, उसके कारण जमीन पानेवाले के मन में 
'ऋतज्ञता के साथ-साथ आत्म-सम्मान की भावना भी पैदा होगी । 


४०; 


भूदान-यज्ञ : सत्याग्रह का विधायक स्वरूप 


सत्याग्रह के अनेक अथ 

सत्याग्रह के बारे में कई प्रकार के प्रश्न हमारे साथियों के मन में 
उठते हैं और हमारे साथ मिलकर विचार करने के लिए वे उन प्रदनों को: 
हमारे सामने रखते हैं। एक प्रश्न यह पूछा गया है कि क्‍या भूदान- 
यज्ञ-आन्दोलन भी सत्याग्रह का ही एक रूप है? उस आन्दोलन के 
प्रणेता बिनोबा ने भी हाल में ही यह कहा कि भूदान-यज्ञ-आन्दोल्न 
सत्याअह् कै अनेक रूपों में से एक है। इसलिए जो लोग यह पृछते हैं 
कि क्या दान और यज्ञ का आन्दोलन यदि पर्यात्र साबित नहीं हुआ, 
तो विनोबा सत्याग्रह करेंगे ? उन छोगों को विनोबा यह जबाब दिया. 
करते हैं कि भूदान-यज्ञ भी सत्याग्रह का ही रूप है। 

हमारे मन में सत्याग्रह के अर्थ के विषय में बहुत-से भ्रम हैं, इसलिए 
विनोबा के इस कथन से हमें ठीक-ठीक बोध नहीं होता | इस विषय पर 
थोड़ा विचार करने की जरूरत है | 

जीवन गतिमान हे 

सत्याग्रह एक जीवन-दर्शन है। हमारा जीवन गतिमान्‌ है। अर्थात्‌ 
वह हमेशा चल्ता रहता है; रुकता नहीं है। उसे कोई नहीं रोक सकता । 
इसलिए जितने दर्शनों का जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध होता है, बे 
कभी रुकते नहीं हैं और परिपूर्ण मी नहीं होते । जिस दिन जीवन रुक 
जाता है, उस दिन या तो मृत्यु होती है या मुक्ति होती है। जीवन के 
नष्ट होने को लोग मृत्यु कहते हैं, ओर उसकी परिपूर्णता को मोक्ष कहते 
हैं। इसीलिए मोक्ष का पर्यायवाची शब्द अमृतत्व भी है। मौत की तरफ 
से अमरत्व की, तरफ जाने की व्यवस्थित चेश्ट का नाम साधना है। अतः 


भूदान-यज्ञ : सत्याग्रह का विधायक स्वरूप ४१ 


हमारे लिए. जीवन एक सिद्ध वस्तु या बनी-बनायी चीज नहीं है | जब हम 
'पैदा होते हैं, तब अपने साथ कुछ लेकर आते हैं। उसके बाद हम कुछ 
बनने की लगातार कोशिश करते हैं| हम कुछ हैं और कुछ बनना चाहते 
हैं। जो कुछ हम बनना चाहते हैं, उसकी तरफ कदम बढ़ाने का नाम ही 
साधना है। अन्याय के प्रतिकार कै क्षेत्र में मनुष्य ने अपने मानवीय 
शुर्णों का विकास करने का जो प्रयास किया है, उसीमें से सत्याग्रह का 
आविष्कार हुआ है | 
सत्याग्रह का आविष्कार 

यहाँ आविष्कार! शब्द उसके दोनों अर्थों में काम में छाया गया है । 
हिन्दी में आविष्कार शब्द का प्रचलित अर्थ है 'खोज' या 'शोध', जिसे 
अंग्रेजी में 'डिस्कवरी' कहते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं में “आविष्कार 
का अर्थ है प्रकट होना, 'बाहर दिखाई देना', “अभिव्यक्त होना । 
अंग्रेजी में मी 'डिस्कवर' शब्द का दूसरा अर्थ है “अपने आपको प्रकट 
करना, दृष्टिगोचर होना | सत्याग्रह इन दोनों अर्थों में आविष्कार 
है। वह एक नया शोध भी है ओर उसके द्वारा हमारा जीवन अधिक 
प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त भी होता है। 

'प्रतिकार! का अर्थ 
“धप्रतिकार' शब्द के विषय में भी हमारी बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए | 

संस्कृत भाषा में 'प्रतिकार' का अर्थ जवाब में या बदले में कोई काम 
करना”, इतना ही है। किसी ने हमारा उपकार किया हो ओर उसके 
बदले में हम उसकी कोई भलाई करें, तो वह भी प्रतिकार ही है। 
मतलूब यह कि प्रतिकार के मूल अर्थ में केवछ विरोध का समावेश नहीं 
'होता। प्रतिकार सहयोगात्मक भी होता है और विरोधात्मक भी । दूसरे 
कै अन्याय या बुरे काम का जब हम विरोध करते हैं, तव मी असल में 
हमारा विरोध उस व्यक्ति कै लिए सहयोगात्मक होना चाहिए । विरोधा- 
त्मक सत्याग्रह का उद्देश्य और उसकी प्रेरणा सहयोगाध्ष्मक ही होती है। 
ड्सीलिए, सामुदायिक सत्याग्रह के आद्य प्रवर्तक गांधीजी आग्रहपूर्वक 


४२ मानवीय क्रान्ति 


और बविश्वासपूर्वक कहा करते थे कि सत्याग्रह प्रेममूलक और सेवामक 
होता है, इसीलिए उसमें उभय कल्याणकारिता का अछितीय लक्षण है |. 


सहयोगात्मक प्रतिकार 

अब सुबुद्ध पाठकों को यह समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए 
कि विनोबा भूदान-यज्ञ को सत्याग्रह का रूप क्‍यों कहते हैं। बुराई के: 
निवारण के लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सब प्रतिकार ही है। चाहे 
वह फिर सहयोगात्मक हो या विरोधात्मक | बुरा काम करनेवाल्म' व्यक्ति: 
जब बुराई को ही अपना स्वत्व मान लेता है, तो वह उसके प्रतिकार मैं 
सहयोग नहीं देता | अपनी बुराई का ही समर्थन ओर परीक्षण करने में 
सारी शक्ति ल्गा देता है | ऐसा व्यक्ति सत्याग्रही को अपना प्रतिपक्षी 
भले ही माने, परन्तु सत्याग्ही उसे अपना प्रतिपक्षी नहीं मान सकता | 
वह तो अपने को उसका सहयोगी ही मानता है | जब वह विरोध करता 
है, तब भी वस्तु-विशेष और कृति-विशेष का विरोध करता है, न कि 


व्यक्ति-विशेष का | 
सत्याग्रह की विशेषता 


इस दृष्टि से भूदान-यश-आन्दोलन कैब कष्ट-निवारण और दुःख- 
निवारण का आन्दोलन नहीं है। वह सत्याग्रही क्रान्ति की प्रक्रिया का 
एक महत्त्वपूर्ण अंग है। आज का अमीर अपनी अमीरी को अपनी बीमारी 
नहीं मानता | वह दुष्ट नहीं है । छेकिन दोष को ही अपना स्वत्व मानने 
लगा है| अपरिमित परिग्रह की प्रवृत्ति और कौठुंबिक तथा वैयक्तिक 
स्वामित्व को ही वह अपना स्वत्व समझता है | इसलिए वह सहज तत्प- 
सता से अमीरी और गरीबी के निराकरण में सहयोग नहीं देता | कर्मी 
हिचकता है, कभी आनाकानी करता है, कभी हीले-हवाले करता है। 
सोचता है, आज की मौत कल तक तो टली | हमें उसके दोष के निवारण 
के लिए ऐसी प्रक्रिया खोजनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए, 
जिससे कि उसके दोष-निवारण के साथ-साथ उसका हृदय-परिवर्तन भी 


हो और अन्त में वह हमारी सफलता को अपनी सफलता समझने छूगे। 
सत्याग्रह की प्रक्रिया में यह अन्यतम विशेषता है कि उसमें एक की ,जीत 


भूदान-यज्ञ : सत्याग्रह का विधायक स्वरूप ४३ 


और दूसरे की हार नहीं होती । दोनों पक्षों की विजय होती है। अमीरी 
बे ३, [82 ३ 

और गरीबी के निवारण में गरीब की सफलता को अमीर भी जब अपनी 
सफलता सम्झने रूगेगा तो उसका हृदय-परिवर्तन होगा और वह गरीब 

का सहयोगी बन जायगा | 


हृदय-परिवतेन का आरंभ 

परन्तु जब तक हमारा अपना हृदय-परिवर्तन नहीं होता है, तब तक 
हमारा विरोध सत्याग्रह नहीं हो सकता। गरीब के हृदय-परिवर्तन के 
बिना उसके सत्याग्रह का परिणाम अमीर के हृदय-परिवततन में कभी नहीं 
होगा । अगर गरीब का हृदय-परिवर्तन नहीं होगा तो गरीबी और अमीरी 
. भी किसी हालत में खत्म नहीं होगी | हमें अपना दिल उटोल्कर अपने 
आपसे यह पूछना चाहिए कि क्‍या हम सिर्फ अपनी गरीबी का निवारण 
करना चाहते हैं या समाज में से गरीबी ओर अमीरी के भेद का, याने 
शार्थिक विषमता का, ही निवारण करना चाहते हैं ? अगर हमारी नीयत 
सिर्फ अपनी गरीबी के निवारण की है, तो हमारी मनोद्गत्ति अमीर की 
मनोवृत्ति से भिन्न नहीं है। वह धनाव्य है और हम धनाकांक्षी हैं। दोनों 
में धनतृष्णा और लोभ समान रूप से विद्यमान हैं | जो खुद अमीर बनना 
चाहता है, वह यह नहीं चाहता कि दुनिया में गरीब कोई न रहे । वह 
तो इतना ही चाहता है कि में गरीब न रहूँ। यह मनोजृत्ति क्रान्तिकार॒क 


भूमिका के सर्वथा प्रतिकूल है । इसलिए अमीर के हृृदय-परिवर्तन की 
अनिवार्य शर्त यह है कि पहले गरीब का हृदय-परिवर्तन हो | 


गरीब की जिम्मेदारी 
भूदान-यज्-आन्दोलन में इसकी योजना है | गरीबों कै पास अत्यत्प 
परिग्ह है, उनकी मिलकियत बहुत ही थोड़ी है। फिर भी उन्हें अपने 
परिग्रह से मोह है और अपनी मिलकियत बढ़ाने की निरन्तर चिन्ता 
है। गरीबी और अमीरी के निवारण में आखिर हमारा उद्देश्य क्या 


है ! क्रान्ति के बाद भी समाज में कुछ दुष्ट व्यक्ति सम्मवततः रहेंगे । परन्तु 
जो समाज हम कायम करेंगे उसकी रचना में दुष्टता के प्रयोग के लिए 


कम-से-कम अवसर होंगा तथा गरीबी और अमीरी के लिए कोई मोका 


७४ मानवीय क्रान्ति 


नहीं रहेगा | वर्गहीन समाज-व्यवस्था का यह प्रथम लक्षण है। ऐसी 
व्यवस्था कायम करने की आकांक्षा ओर आवश्यकता आज अमीरों की 
अपेक्षा गरीबों को ज्यादा महसूस होती है, इसलिए गरीब अपनी परि- 
स्थिति में परिवर्तन चाहता है ओर अमीर उसको अधिक-से-अधिक समय 
तक बनाये रखना चाहता है। अतएव क्रान्ति की जिम्मेदारी .गरीब पर 
आ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि परिग्रह और कौड़म्बिक तथा' 
निजी सम्पत्ति के विसर्जन में पहछा कदम गरीब को उठाना चाहिए | 
गरीब जब अपने अत्यत्य परिग्रह का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो 
जायगा, तो समाज में अपरिग्रह की भूमिका का निर्माण होगा | उसके 
मन में एक ऐसी अर्थ-रचना स्थापित करने की आकांक्षा होगी, जिसमें 
थोड़े-से मालिक और अधिकांश खामित्वहीन मजदूर नहीं रह सकेंगे | 
माछठकियत का विसर्जन 

अगर मालकियत सबको बॉँट दी जायगी तो सब फुटकर मालिक 
बन जायेंगे। ऐसी मालकियत गुनाह बेलजत” साबित होगी | इसलिए 
मालकियत के विसर्जन का लक्ष्य ही गरीब को अपने सामने रखना 
होगा । उसकी इस मनोश्ृत्ति का प्रमाण यह होंगा कि वह अपनी 
मालकियत के विसर्जन से ही आरम्भ करता है। इस हृदय-परिवर्तन 
की दीक्षा भूदान-यज्-आन्दोलन के द्वारा आज गरीबों को मिल रही है | 
इसलिए विनोबा ने कहा कि मेरा आन्दोलन मिक्षा का समारोह नहीं 
है, क्रान्ति की दीक्षा देने का दिव्य पर्व है | 

भूदान सत्याग्रह का ही रूप है 

भूदान-यज्ञ आन्दोलन क्रान्ति की प्रक्रिया का उपक्रम है और 
सत्याग्रही प्रतिकार-नीति का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। यदि देश के 
सभी क्रांतिप्रिय और क्रांतिप्रवण छोग उसकी इस अर्थ-व्याप्ति को समझने 
की कोशिश करें, तो इस देश में एक ऐसी क्रान्ति सिद्ध होगी, जो 
मानव-मात्र के लिए पदार्थ-पाठ उपस्थित करेगी और संत्रस्त दुनिया को 


' आशा का संदेश देगी | 
." ७ ७ ७ 


नये युग की स्री के लिए सुयोग 


“दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह” नामक अपनी पुस्तक में गांधीजी ने 
“'पैसिव रेजिस्टेंस! (अप्रत्यक्ष प्रतिकार) और 'सत्याग्रह” के फर्क का विस्तृत 
विवेचन किया है। पेसिव रेज़िस्टेंस की मिसाऊ के तौर पर इंग्लेंड के 
स्री-मताधिकार-आन्दोछन का जिक्र उन्होंने किया है| र्त्रियाँ पुरुषों के 
मुकाबले में कमजोर और निःशज््र हैं | वे सशख््र-विद्रोह या बाहुबल का 
प्रयोग नहीं कर सकतीं | इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रतिकार की शरण 
ली | अर्थात्‌ जहाँ शख््रबल असाध्य हो, वहीं पर निःश््र प्रतिकार को 

प्रशस्त ओर उपादेय माना गया है। उसे शर्त्र-प्रयोग की अपेक्षा गौण 


समझा गया | 
तुल्यबल व तुल्यसत्त जीवन 


सत्यागह ओर अप्रत्यक्ष प्रतिकार में यह मूलभूत फर्क है कि सत्याग्रह 
शर्त्र-प्रयोग की अपेक्षा गोण नहीं माना गया, बल्कि उससे श्रेष्ठ और 
अधिक कार्यक्षम माना गया है। वह उनके लिए भी है, जिनको शस्त्रबल 
सहज-प्रातत और सहज-साध्य है, ओर उनके लिए भी है, जिनके हाथों में 
हथियार नहीं है | हथियार. मिलना असम्भव है, हथियार मिल नहीं सकते, 
या हथियारों से काम लेने की ताकत नहीं है, इसलिए जी सत्म्रगरंह कीः 
शरण लेते हैं, उनका भरोसा ओर निश्ञ तो हथियार में ही होती है। 
इसलिए उनके सत्याग्रह में तेज और साम्रथ्य नहीं होती | मनुष्य को यह 
अम हो गया है कि शक्ति शरीर में ओर हथियार में होती है | पुरुष की 
अपेक्षा क्नी के मन में यह भ्रम कहीं अधिक मात्रा में पाया जाता है | 
इसलिए, वह अपने को पुरुष के सामने ओर उसकी तुलना में निबंछ तथा 


३६ मानवीय क्रान्ति 


निःरत्त्व समझती है | जब तक यह भ्रम स्त्री के मन में रहेगा, तब तक उसे 
स्वतन्त्र जीवन का आस्वाद नहीं मिलेगा । उसका जीवन और स्वतन्त्रता 
पुरुष की दी हुई होगी और दूसरे की दी हुई आजादी नकली, बनावटी 
ओर नाममात्र की होती है। असल में वह गुलामी ही होती है। जब तक 
यह हालत रहेगी, तब तक स्त्री पुरुष से तुल्य-बल ओर तुल्य-सत्त्व-जीवन 
की पात्रता नहीं प्राप्त कर सकेगी | 

सचाईं यह है कि मनुष्य की वीरता ओर उसकी शक्ति दृथियारों में 
या उसके डील-डोल में नहीं होती | दुनिया कै सभी वीर पुरुष अपने 
जमाने के सबसे अधिक विशालकाय या सबसे अधिक शरस्त्र-सुसज्जित 
नहीं ये | रावण से राम का कद कहीं छोटा था ओर उनके हाथ भी 
दो ही थे | कंस से कृष्ण का आकार कहीं छोद था। तिलक, गांधी, 
जवाहरलाल या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अपने जमाने के बहुत बड़े मल 
या शख््रविशारद व्यक्ति नहीं माने गये । फिर भी उनकी वीरता और 
साहस कै सभी लोग कायल हैं। स्त्रियाँ अगर इस तत्त्व को. समझ लें 
ओर वह उनके दिल में जम जाय, तो उनकी कल्पित दुर्बंछता एक पल 
में काफूर हो जायगी। का 

गांधी के सत्याग्रह का स्त्रियों की दृष्टि से यही अन्यतम महत्त्व है | 
सत्याग्रही क्रांति में स्त्री के लिए. पुरुष की बराबरी से- पराक्रम का अवसर 
है। स्त्री-जीवन की भूमिका ओर स्त्री के व्यक्तित्व के मूल में सत्याग्रही 
प्रक्रिया से जो क्राँति हो सकती है, वह बाहुबछ पर आधार रखनेवाली 
किसी प्रक्रिया से कतई नहीं हों सकती । भूदान-यज्ञ-आन्दोढने की भी 
यही विशेषता है | .,. . .. की 
| ख्री-जीवन का स्वयंप्रतिष्ठित जीवन 
शस्त्र हा सम्पत्ति, जीवन-रक्षण तथा जीवन-निर्वाह के प्रमुख साधन 
माने गये हैं। जिसके हाथ में हथियार हो, वह अपनी और दूसरों की 
हिफाजत कर सकता है। इसलिए शख्त्र-धारी वीर पुरुष को अपना खत्तत- 


आय इन 
छा 


नये युग की स्त्री के छिए सुयोग ४७ 


समर्पण करने में त्ली अपने आपको धन्य मानती है। कांचन समृद्धि का 
प्रतीक माना गया है। जिसके पास सोना-चांदी है, उसे सुख और वैमव 
के साधन आसानी से मिल सकते हैं | इसीलिए, स््री धनवान पुरुष को भी 
अपना सर्वस्व समर्पित करने के रहिए. छालायित रहती है। इसका सबसे 
बड़ा सबूत यह है कि जब कभी किसी पिता को अपनी कन्या के लिए वर 
खोजना होता है, तो अक्सर वह वर के हृदय तथा बुद्धि के गुणों की 
अपेक्षा उसकी भोतिक सम्पत्ति का विचार अधिक करता है। जो सम्पत्ति- 
मान होगा और कांचनयुक्त होगा, वह स्री को अधिक सुख तथा आराम 
दे सकैगा | परिणाम यह हुआ कि स्त्री वैभवाकांक्षी बन गयी है। यह 
दोष स्त्री के हृदय और भावना में उतना नहीं है, जितना कि उसकी 
भूमिका और सामाजिक परिस्थिति में है। सामाजिक मूल्यों में आमूत्या्र 
परिवर्तन करनेवाले आन्दोलन ही स्त्री-जीवन का मूल्य समाज में प्रतिहि: 

'कर सकते हैं | 


जब हम लड़कियों के स्कूलों तथा कालेजों में जाते हैं, तो प्रायः सभी 
लड़कियों के मुँह से आर्थिक क्रांति के गीत ओर आर्थिक क्रांति के उदगार 
'सुनते हैं। परन्तु वास्तविंकता यह है कि इनमें से बहुतेरी लड़कियाँ अपने 
लिए ऐसा पति-गह पसन्द करेंगी, जो कांचनसम्पन्न हो। यह विरोध 
'जब तक सामाजिक परिस्थिति में विद्यमान है, तब तक स्त्री के लिए स्वयं- 
प्रतिष्ठित जीवन किसी भी संविधान से या कानून से प्रस्थापित नहीं 
हो सकता | 


नारी के लिए अपूर्वे सुयोग 
कांचन-मुक्ति की क्रांति का आन्दोलन स्त्री के लिए स्वायत्त जीवन 
की पात्रता संपादन करने का सुयोग है। शर्त्र और कांचन की सत्ता का 
मूल्य समास हो जाने पर स्त्री को पुरुष कै साथ समान भूमिका प्राप्त हो 
जाती है। इस दृष्टि से हमारे देश की सभी स्त्रियों अगर भूदान-यज्ञ में 
सक्रिय भाग लेंगी, तो उनकी नागरिकता और राजनैतिक स्वतंत्रता, 


४८ मानवीय क्रान्ति 


मानवीय सामर्थ्य तथा गुणाश्रित पात्नता से सम्पन्न होगी। भूदान-यज्ञ- 
आन्दोलन में जो कांचन-मुक्ति का संकेत है, वह केवछ गरीब और अमीर: 
को ही समान धरातल पर नहीं लायेगा, बल्कि स्री ओर पुरुष में भी जो 
संस्कारजन्य तथा परिस्थितिजन्य कृत्रिम विषमता है, उसका भी पूर्ण रूप 
से निराकरण करेगा | नये युग की स्त्री कै लिए भूदान-यश-आन्दोल्नः 
में एक अनूठा संकेत है, अपूर्व सुयोग है ओर अनिवार्य आवाहन है | 


संपत्ति-दान का कँतिकारी कदम 


विनोबा ने जब यह विचार प्रकट किया कि वे सम्पत्तिमानों से 
उनकी सम्पत्ति का छठा हिस्सा भी मांगना चाहते हैं, तो पहले-पहल वह 
विचार कुछ अग्पणः और असंगत-सा माल्म हुआ। भूदान-यज्ञ में 
केवल भूमि के बंटवारे को कल्पना नहीं है। उसका मूलभूत संकैत क्रांति- 
कारी है। जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे देना ही उसका 
उद्देश्य नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है और फिर भी जो जमीन 
जोतना चाहते हैं, जोतना जानते हैं या जोत रहे हैं, ऐसे उत्पादों को 
जमीन दिल्यना उस आंदोलन का प्रधान उद्देश्य है। किसके पास कितनी 
कम या अधिक जमीन है, यह सवाल नहीं है। भूमिदान-यज्ञ का मूलभूत 
उद्देश्य यह है कि उत्पादन का साधन उत्पादक के हाथों में होना चाहिए। 

कॉँचन-मुक्ति--क्रांतिकारी संकव्प 

इसलिए यह आन्दोलन पैसे की प्रतिष्ठा का अन्त करनेवाल्य आंदो- 
लन है और उत्पादक परिश्रम की सत्ता स्थापित करनेवालद्य आन्दोलन 
है | उसमें विनोबा किसी को उपभोग्य वस्तु नहीं दिल्यते, उपभोग्य ब्र॒स्तु 
खरीदने का साधन भी नहीं दिल्लते; बल्कि उत्पादन का ही साधन 
दिल्वते हैं | इसलिए जब उन्होंने कहा कि में किसी से पैसा नहीं ढँँगा 
और जो मेरी मदद करना चाहता है, वह उत्पादन के साधन या उत्पादन 
के ओजार खरीद कर दे, तब उन्होंने एक अदूभ्भुत क्रांतिकारी संकल्प 
किया । उपभोग की वस्तु या उपभोग की वस्तु खरीदने का साधन दूसरे 
से ले लेने में हम देनेवाले का उपकार लेते हैं | लेनेवाले की भूमिका गोण 
हो जाती है। लेकिन उत्पादन का या परिश्रम का साधन किसी को 
देने में हम उसे उपकृत नहीं करते | 


० मानवीय क्रान्ति 


द्रष्यदान का दोष 

यह न्याय सम्पत्ति के लिए छागू नहीं है। सम्पत्ति के उपाज॑न में 
शोषण अनिवार्य है। जो व्यक्ति बड़े-बड़े कारखाने चछाकर मजदूरों का 
शोषण करता है, वह यदि हमको अपनी सम्पत्ति का छठा हिस्सा दे देता 
है, तो एक तरह से मौजूदा सामाजिक परिस्थिति को बनाये रखने के 
लिए मानो हमसे सम्मति चाहता है | वह अपने कारखाने का छठा हिस्सा 
तो हमें नहीं देता, मजदूरों का शोषण भी किसी तरह कम नहीं करता, 
मुनाफाखोरी बढ़ाता ही चला जाता है ओर जितना कमाता है, उसका 
छठा हिस्सा हमें देता चला जाता है | इस प्रकार के दान में से व्यक्तिगत 
युण्य-संपादन भले ही हों; छेकिन आर्थिक विषमता का अन्त कदापि 
नहीं हो सकता | 

पापमूलक दान 

विनोबा उसकी रकम का ट्रस्टी उसीको बना देते हैं, इसलिए 
इसमें निधि की व्यवस्था का सवाल नहीं उठता | उसके दुरुपयोग की 
भी सम्भावना कम हो जाती है | परन्तु दाता की भूमिका में कोई मूलभूत 
परिवर्तन नहीं होता | इस प्रकार का दान समाज की अर्थ-व्यवस्था बदल 
देने का साधन नहीं बन सकता | एक नतंकी है, वेश्या है और एक 
शराब का दूकानदार है। वे भी अपनी कमाई का छठा हिस्सा विनोबा 
को दे सकते हैं--आ्रायश्रवित्त के रूप में नहीं, किन्तु व्यक्तिगत पुण्य- 
संपादन के लिए | प्रशस्त और उपयुक्त उद्योग करनेवाले जिस प्रकार 
अपनी कमाई में से दान-घर्म करते हैं, उसी तरह से ये भी करेंगे । चोर 
भी अपने चोरी के माल में से देवी को भोग चढ़ाते हैं, शोषण करनेवाले 
भी मन्दिर, तालाब ओर धर्मशाल्एँ बनवाकर दानवीर बन जाते हैं | 


वास्तविक उद्देश्य 


तो फिर विनोबा के इस नये संकैत का क्‍या अर्थ है? वे यह कहते 
हैं कि इस सम्पत्ति का विनियोग उनके निर्देश के अनुसार किया जायगा। 


संपत्ति-दान का क्रांतिकारी कदम पृ 


दाता की राय भी पूछी जायगी; लेकिन निर्णय विनोबा करेंगे। यदि कोई 
कारखानेदार उनके आदेश के अनुसार हर साल अपनी सम्पत्ति का छठा 
हिस्सा देगा, तो वे उससे कह सकते हैं कि कारखाने के मजदूरों के लिए 
अधिक-से-अधिक स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक विकास के साधन इस रकम 
में से प्रस्तुत कर दो और धीरे-धीरे अपना कारखाना ही मुझे सौंप दो | 
साहूकार से वे कह सकते हैं कि जो रकम भेरे नाम की है, उसमें से 
उत्पादन के अमुक साधन ओर खेती के फलाने ओजार खरीद दो | 
परन्तु इसके साथ-साथ उन्हें यह भी कहना होंगा कि इस प्रकार का पैसा 
कमाना या सम्पत्ति का उपार्जन करना ही पापमय है, इसलिए धीरे-धीरे 
इस रोजगार को ही ठुम बन्द कर दो | अगर कोई सटोरिया' उन्हें छठा 
हिस्सा दे देता है, तो वे उससे कहेंगे कि तेरा रोजगार ही पापमय है | 
उसके प्रायश्रित्त के लिए अगर तू मुझे छठा हिस्सा देता है, तो शीघर-से- 
शीघ्र तुझे इस पापमय व्यवसाय को ही छोड़ देना चाहिए | 


अज्ञ॒ुत्पादक व्यवसाय का ही विसजेन 


सम्पत्ति के छठे हिस्से के दान में केवर सम्पत्ति के ही विसर्जन 
की भावना नहीं होगी, अपितु अनुत्पादक व्यवसाय के ही विसर्जन की 
भाषना होगी । चाहे जेसे भले-बुरे मार्ग से सम्पत्ति का उपार्जन कर लिया 
ओर उसका छठा हिस्सा भर विनोबा को देकर पुप्यात्मा की प्रतिष्ठा प्रात 
कर ली, ऐसी अगर किसी की धारणा हो, तो वह विनोबा के संकेत को 
नहीं समझा है। सम्पत्ति के अपने हिस्से के विनियोग के विषय में विनोबा 
जब निर्देश देने छूगेंगे, उस वक्त उनके संकेत का पूरा-पूरा अर्थ इन 
 द्यनियों पर और जनता पर प्रकट होगा । 

अर्खंड दान की प्रक्रिया 

भूदान-यज्ञ के बारे में मी कुछ छोगों को यह भ्रम है कि बड़े-बड़े 
जमींदार अपनी जमीन का छठा हिस्सा देकर बचे हुए पॉच हिस्सों का 
आराम के साथ उपभोग करते रहेंगे | जो लोग ऐसा मानते हैं, उनकी 


१२ मानवीय क्रान्ति 


समझ में भूदानयज्ञ-आन्दोलन की भूमिका ही नहीं आयी है | भूदान-यज्ञ 
में सम्पत्ति और स्वामित्व के विसर्जन का संकैत है। जो आज छठा हिस्सा 
देगा, वह कर उससे अधिक देगा और जब तक अपनी संपत्ति का 
विसर्जन नहीं करेगा, तब तक देता ही चला जायेगा | अन्यथा मूदान- 
यज्ञ के द्वारा अहिंसक प्रक्रिया से भूमि का संविभाजन केसे हो सकता है ? 
संकेत के फलितार्थ 

इसी संदर्भ में हमें विनोबा के इस नये कदम को देखना और 
समझना चाहिए | समाज-विधायक ओर नीति-विरोधी व्यवसाय करनेवाले 
भी अपनी आमदनी का छठा हिस्सा देकर प्रतिष्ठा प्रास्त नहीं कर सकते | 
छठे हिस्से के उस दान में यह संकैत है कि हम अनुत्पादक व्यवसायोँ का 
ही विसर्जन करना चाहते हैं । विनोबा के इस नये संकैत का संपूर्ण आर्थ 
ज्यो-ज्यों प्रकट होगा त्यों-त्यों लोग उसकी पूरी संभावनाओं से परिचित 
होते जायेंगे | 


४6१९ ६ 
संपत्ति-दान-यज्ञ का सर्व॑स्पर्शी स्वरूप 


विनोबा के आन्दोलन में महावाक्यों की तरह दो मंत्रों का बार-बार 
उच्चारण किया जाता है। एक है, “सबै भूमि गोपाल की” और दूसरा, 
“सब सम्पति रघुपति के आही |” दान-यज्ञ-आन्दोलन का संबंध पहले 
महाकाव्य से है | भूमि भंगवान्‌ की बनायी हुईं है, वह सृष्टि की एक 
विभूति है, इसलिए, उसपर मनुष्य का स्वामित्व नहीं होना चाहिए । अन्न 
उपजाने के लिए जो उसपर पुरुषार्थ कर सकता है, उसे उत्पादन का 
अधिकार मिलना चाहिए। अनुत्पादक का अधिकार जड़-मूल से खत्म 
होना चाहिए। भू-दान-यज्ञ-आन्दोलून का यह थोड़े में ताल है| 

पुण्यमय आयोजन 

परन्तु जो सम्पत्ति श्रम से पैदा होती है, उस पर स्वामित्व किसका हो, 
यह प्रश्न फिर भी बाकी रह जाता है। जो जितनी सम्पत्ति का उत्पादन 
करता है, उस सब पर, या उतनी ही पर, क्या उसका अधिकार होगा ! 
यदि ऐसा होगा तो वर्ग-निराकरण होने पर भी आर्थिक असमानता का 
निराकरण नहीं हो सकेगा | इसलिए विनोबा ने सम्पत्ति-दान-यज्ञ का 
पुण्यमय आयोजन किया है | 


भूदान जिस प्रकार गरीब और अमीर, सबके लिए है, उसी प्रकार 
सम्पत्ति-दान-यश्ञ भी गरीब ओर अमीर, सबके लिए, है। जिसके पास 
प्रचुरता है ओर वैभव है, वह अपने बेमव के विसर्जन के लिए सम्पत्ति- 
दान करे, ओर जिसके पास अभाव है, वह अपने अभाव में ही सारे 
समाज को शामिल करे। विनोबा ने तो यहाँ तक कहा है कि जो भूखा है, वह 
अपनी भूख का भी हमें|दान करे | वह कैवल शब्दालंकार नहीं है। उनकी 


््छ मानवीय क्रांति 


यह माँग, उनके आन्दोलन के पीछे ज्यो व्यापक दर्शन है, उसकी 


द्योतक है । 
दुःख-दारिद्स्थ में भी हिस्सा 

विद्यार्थी-दशा में एक पाख्य-पुस्तक में पढ़ी हुई एक कहानी यहाँ 
याद आती है | एक मछुवा एक अत्यन्त ढुल॑भ जाति की मछली लेकर 
राजमहल के महाद्वार पर पहुँचा । दरबान ने उसे रोका | मछुवा गिड़- 
गिड़ाने छगा | दरबान ने कहा--मछली अनोखी है| किस्मत से ही 
कभी मयस्सर होती है। ठम्हारे तो भाग खुल गये | जो कुछ दाम मिलेंगे, 
उनमें से आधे मुझे दोगे तो भीतर जाने दूँगा ।” मछुबे ने वादा किया 
ओर भीतर गया | 

मछली देखकर राजा निहायत खुश हुआ | मछुवे से कहा--“मन- 
माने दाम माँग छो |” मछुवा बोला--“महाराज ! नंगी पीठ पर सौ 
कोड़ों की माँग है, और कुछ मुराद नहीं ।” राजा दंग रह गया | अचरज 
का ठिकाना नहीं रहा। पूछा--क्या यह भछुवा बौरा गया है !”? 
मछुबवे ने कहा-- महाराज ! गरीब की तमन्ना पूरी हो।” राजा ने 
सिपाही से कहा-- इसे धीरे-घीरे सौ कोड़े छगाओ ।”” पचास तक गिनती 
पहुँचते ही मछुवा चिल्ला उठा--ठहरो-ठहरो, इस सौदे में मेरा एक 
हिस्सेदार भी है !”” 

राजा ओर भी ताज्जुब में ड्व गया । पूछा--“कौन ठम्हारा साझे- 
दार है !” मछुवा बोछला--“महाराज ! आपके महरू का पहरुआ |”? 
गछुवे ने सारा हाल सुनाया । राजा के क्रोध का पाराबार न रहा। दरबान 
बुछाया गया और कसकर पचास कोड़े उसकी नंगी पीठ पर मारे गये | 


सम्पत्ति दान-यज्ञ + एक प्रक्रिया 


विनोबा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ का एक पहलू यह भी है। वे दलित 
ओर दरिद्री भानव के दुःख, दारिद्रथ और बेकारी में भी सह-भागी होना 
जब चाहते हैं। बेकारी बैंटेगी, तमी तो काम भी बैंठेगा | जो बिलकुल 


संपत्ति-दान -यज्ञ का सर्वस्पर्शी स्वरूप पशु 


श्रम नहीं करते ओर कोटुम्बिक अधिकार से या परम्परा से साधन-सम्पन्न 
हैं, उन सबकी सम्पत्ति को विनोंबा ने विपत्ति! की उपाधि दी है । 
अनुत्यादककों की सम्पत्ति का सम्पूर्ण विसर्जन और अनुत्पादक व्यवसायों 
का निराकरण सम्पत्ति-दान-यज्ञ का लक्ष्य है। इसलिए उन्होंने सम्पत्ति- 
दान-यज्ञ के लिए. यह शर्त रखी है कि सम्पत्ति के जिस अंश का दान 
होगा, वह विनोब/ के निर्देश के अलुसारः खर्च किया जायगा। इस 
शर्त में उनके आन्दोलन की पकड़ है। वे कहते हैं कि “इस शर्त के द्वारा 
सम्पत्तिवाल्ोों के जीवन में मेरा चंचु-प्रवेश होता है। पहले में उससे 
सम्पत्ति-दान का संकल्प कराऊँगा और उसके पश्चात्‌ तुरन्त साधन-शुद्धि 
का आग्रह रखँँगा | सम्पत्ति के उपार्जन के उसके जो साधन और मार्ग 
होंगे, उनका भी शुद्धीकरण दाता को करना होगा ।” इस तरह यह 
सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी एक प्रसंग नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो शीघ्र- 
से-शीघ्र सम्पत्ति कै विसर्जन का वातावरण बनाने में सफल होगी | 
धन-संग्रह पाप, सम्पत्ति-दान प्रायश्वित 

आज तो वे इतना ही कहते हैं कि जिस किसी के पास थोड़ा या 
बहुत संग्रह है, वह उसका एक अंश, यथासम्मव षष्ठांश, सम्पत्ति-दान में 
देना शुरू कर दे | अभिप्राय यह है कि वह अपने आपको उस संग्रह का 
मालिक न समझे, थातीदार समझे । उसके पास जो संग्रह हो गया है, वह 
असल में उपयुक्त नहीं हैं | इसलिए उस संग्रह को बढ़ाना नहीं है, वरन्‌ 
जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी समाप्त कर देना है। संग्रह का 
विसर्जन अपरिग्रही समाज की स्थापना के लिए है | सम्पत्ति-दान में यदि 
इस मूलभूत तत्त्व का विचार नहीं किया गया, तो क्रान्ति की प्रक्रिया में 
उसका कोई स्थान नहीं रह सकता | 

धन-संग्रह पाप है ओर सम्पत्ति-दान उस पाप का प्रायश्रित है। जो 
संग्रह अनुत्पादक और अनुपयुक्त व्यवसायों के द्वारा किया गया है, उसे 
यदि पापपुंज कहा जाय, तो वह कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अनुत्यादक 
व्यवसाय दो श्रेणियों में ब्रॉँटे जा सकते हैं | एक वे, जो मनुष्य के शारीरिक 


५६ मानवीय क्रांति 


तथा मानसिक दोषों पर चलते हैं, जेसे बीमारी पर चलनेवाले, गुनाहों पर 
वछनेवाले और व्यसनों पर चलनेवाढे व्यवसाय | दूसरी श्रेणी में वे 
व्यवसाय आते हैं, जो ब्याज, किराया, ठेका और दल्यली पर चलते हैं । 
जब तक समाज में ये व्यवसाय चलेंगे, तबतक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के 
संकट और दोष से लाम उठाता रहेगा । यही शोषण की जड़ है। इन 
पेशों और रोजगारों से जो आमदनी होती है, उसका भी एक अंश विनोबा 
को छोग देना चाहेंगे | छेकिन एक तरफ वे अपनी कमाई बढ़ाते रहें, 
ओऔर दूसरी तरफ विनोबा को द्र॒व्य-दान देते रहें, तो उनके उस दान से न 
तो उनकी अपनी नेतिक उन्नति होगी और न समाज-कल्याण ही होगा | 
होना यह चाहिए कि इन व्यवसायों की तरफ से उनका रुख ही बदल 
जाय ओर उसकी अभिज्ञा' या सहदानी' के रूप में वे सम्पत्ति-दान करें । 


अर्थ-शुचित्व ओर साधन-गुद्धि 


विनोबा ने अपने एक भाषण में कहा था कि वे अब अपरिग्रह के 
व्रत को व्यक्तिगत शुण के रूप में ही नहीं देखना चाहते, बल्कि उसका 
विकास एक सामाजिक मूल्य के रूप में करना चाहते हैं | व्यक्तिगत गुण 
का रूपान्तर जब सामाजिक मूल्य के रूप में होता है, तब उसमें समाज- 
क्रान्ति की शक्ति पैदा होती है। सम्पत्ति-दान की परिपूर्ति शीघ्र-से-शीघ्र 
समाज-विरोधी तथा अनुत्पादक व्यवसायों के निराकरण में होनी चाहिए। 
इसलिए विनोबा किसी से एकमुरत द्रव्य-दान नहीं लछेते। पाँच साल से 
कम अवधि के लिए, सम्पत्ति-दान का संकव्प-पत्र भी स्वीकार नहीं करते | 
उपभोग की वस्तुओं का दान स्वीकार करने में भी वे यह तर-तमभाव 
ओर विवेक रखते हैं | उदाहरण के लिए अफीम या गाँजे का कोई ठेके- 
दार उन पदार्था का दान करना चाहे, या अपनी आमदनी का एक 
हिस्सा जिंदगी भर उनको देना चाहे, तो भी वे उसे लेने से इनकार कर 
देंगे | उदाहरण के लिए. कोई तमाखू , बीड़ी या सिगरेट का दान-पत्र 
शुरू कर दे, तो वे उसका विरोध करेंगे | कम-से-कम वे उसे सम्पत्ति-दान 


संपत्ति-दान-यज्ञ का सर्वस्पर्शी स्वरूप ७ 


नहीं कहेंगे | सम्पत्ति-दान में अर्थ-झुचित्व ओर जीविका के झुद्धीकरण' का 
अभिप्राय मूलभूत है 
ट्रस्टीशिप का प्रत्यक्षीकरण 

गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का व्यापक विनियोग 
विनोबा संपत्ति-दान-यज्ञ के रूप में कर रहे हैं। इसीलिए, उन्होंने उसे 
“यज्ञ संज्ञा दी है| यज्ञ में बलिदान होता है, कुर्बानी होती है। दान में 
ओर यज्ञ में एक मूलभूत अन्तर है। अपनी सारी जरूरतें पूरी तरह से 
ओर अपनी सारी इच्छाएँ पर्याप्त मात्रा में पूरी करने पर जो शेष रह 
जाता है, उसका हम अक्सर दान करते हैं। दान उर्वरित या अतिरिक्त 
वस्तु का किया जाता है। परन्तु यज्ञ में सर्वस्व की आहुति दी जाती है। 
चाहे हमारी आवश्यकताएँ पूरी हों या न हों, हम अपनी विपन्नता में से 
ही यज्ञ में आहुति डालते हैं| नचिकेता के पिता ने विश्वजित-यज्ञ किया । 
उसके पास सिर्फ क्षीण और शुष्क परयोधरवाली गायें ही रह गयीं थीं । 
उनका भी उसने दान कर दिया | उसने 'मरी गाय ब्राह्मण को नहीं 
दी । जो कुछ था, वही दिया | सम्पन्नता नहीं थी, इसलिए अपनी विप- 
ज्नता का ही हविर्भाग दिया। विनोबा कहते हैं, श्रमिकों, त॒म्हारे पास 
श्रम-शक्ति है, तुम मुझे उसी का दान दो । अपनी शक्ति का तुम दान 
करोगे, तो तुम्हारी विपन्नता, तुम्हारा अभाव और, तुम्हारी दरिद्रता भी 
लोक-व्यापी बन जायगी ओर बँट जायगी । जो तुम्हारे पास है, वह तुम 
देते हो, तो तुम्हारी जरूरत सबकी जरूरत हो जाती है और तुम्हारी मुसी- 
बत सबकी मुसीबत हो जाती है। 

सर्वकदश और मूलआही यश्ञ 

इस प्रक्रिया में एक बहुत गहन और मूलगामी अभिसंधि है। हमारे 
सामाजिक जीवन की तह तक पहुँचनेवाला एक गहरा आशय है। आज 
समाज में जो श्रम-जीवी हैं ओर उत्पादक हैं, वे मी श्रमनिष्ठ नहीं हैं। 
उन्हें परिश्रम और उत्पादन में अभिरुचि नहीं है । ओर जो अनुत्पादक है, 
वह तो श्रम से परहेज करता ही है। श्रमनिष्ठा के अभाव से उत्पादन 


८ मानवीय क्रांति 


की सामाजिक प्रेरणा कदापि पैदा नहीं हो सकती। इसलिए विनोबा 
श्रमिकों को मी सम्पत्ति-दान की दीक्षा देते हैं। जो महज मजदूर है और 
ओर माल्कि नहीं है, उसे वे भूदान की प्रक्रिया की मार्फत उत्पादन के 
साधनों का मालिक बनाना चाहते हैं, लैकिन साथ-साथ उसे यह दीक्षा 
भी देना चाहते हैं कि वह अपने परिश्रम से निर्मित वस्तुओं का या 
अपनी मेहनत की कमाई का मालिक नहीं है। जिस प्रकार करोड़पति 
ओर अरबपति, तथा छखपति और सेठ-साहूकार अपनी सम्पत्ति के 'परि- 
रक्षक! हैं, उसी प्रकार एक गरीब मजदूर भी अपनी कमाई का मालिक 
नहीं है, किन्तु 'परिरक्षक' है। इसलिए वह भी सम्पत्ति-दान करेगा | 
इतना ही नहीं, जिस भूमिहीन को भूमि दी जायगी, वह भी जब पहली 
फसल काटेगा, तो, दरिद्रनारायण को मोग चढ़ायेगा। नैवेद्य समर्पण 
करने में प्रभूत-सम्पत्ति ओर अल्यव्प-सम्पत्ति का विचार नहीं किया 
जाता | लकड़हारा भी अपने गाढ़े पसीने की कमाई में से भगवान के 
चरणों पर नैवेद्य चढ़ाता है। विनोबा का संपत्ति-दान-यज्ञ इतना 
सवबंकश और मूल्य्राही है । 
संपत्ति-दान का रूप : नेमित्तिक और नित्य 

इस सम्पत्ति-दान-यज्ञ के दो पहलू हैं| जब तक अमीरी और गरीबी 
का निराकरण नहीं हुआ है, तब तक, और तभी तक, के छिए हरेक 
सम्पत्तिधारी अपने आपको कैब न्यासरक्षक' (ट्रस्टी) समझे । किसी तरह 
उसके पास जनता की घरोहर इकट्ठी हो गयी है। वह उसे संभाल कर 
शीघ्र-से-शीघ्र वर्ग-निराकरण की क्रांति के काम में छूगा दे | इस प्रकाश 
अमीरों का सम्पत्ति-दान-यज्ञ केवल संक्रमण-काछ के लिए है। वह संधि- 
काल का परम धर्म है |. 

कोई यह न समझे कि हम सभी भल्ले-बुरे उपायों से धन कमाते 
जायेंगे ओर विनोबा के सम्पत्ति-दान-यज्ञ में अपनी सहूलियत के मुताबिक 
दान देकर इह-छोक में कीर्ति और पर-छोक में सदृगति भी प्रास कर लेंगे | 
पूराने सम्पत्ति-दान में मन्दिर बनवाना, घाट बनवाना, धर्मशालाएँ 


(११ 


संपत्ति-दानन्यज्ञ का सर्व॑स्पर्शी स्वरूप ९५९ 


बनवाना, अस्पतार ओर स्कूछ खोल देना, इत्यादि-इत्यादि कई तरह के 
छोक-कल्याणकारी कार्मों का समावेश होता था। विनोंबा का सम्पत्ति- 
दान-यज्ञ केवछ छोक-कल्याणकारी आन्दोलन नहीं है। वह छोंक-जीवन 
में क्रांति करना चाहता है। इसलिए जिस दिन वह सफल होगा, उस 
दिन न संग्रह के लिए अवसर होगा और न उस प्रकार के दान के लिए 
अवकाश ही होगा। यह सम्पत्ति-दान असल में भावना ओर बुद्धि के 
दान का प्रतीक है। यदि गहराई से सोचा जाय, तो विनोबा जो बुद्धि- 
दान चाहते हैं, वह भी केवल बुद्धिजीवियाँ का समय-दान नहीं है, बल्कि 
परिग्रह की बृत्ति का विसर्जन ही वास्तव में उसका अभीष्ठ है । क्‍ 

सम्पत्ति-दान का दूसरा पहलू नित्यधर्म का है। परिश्रस से जो कुछ 
पैदा होता है, वह सब जन-जनार्दन का है। व्यक्ति के पुरुषार्थ के लिए 
समाज में उसे जो सुयोग मिलता है वह समाज का दिया हुआ बहुत 
बड़ा वरदान है। इसलिए अपने पुरुषार्थ के प्रयोग से व्यक्ति जो कुछ 
निर्माण करता है, उसपर उसे समाज की ही सत्ता स्वीकार करनी चाहिए | 
उत्पादक का सम्पत्ति-दान-यश्ञ इस नित्य सामाजिक धर्म का प्रतीक है। 
अपनी आवश्यकता के लिए वह जो कुछ लेता है, वह समाज का प्रसाद 
है। इस प्रकार वह समाज को अधिक-से-अधिक देता है ओर उससे कम- 
से-कम लेता है। इस तरह के सम्पत्ति-दान-यज्ञ में से श्रमनिष्ठा का 
विकास होता है। श्रमिक की बुद्धि और भावना में परिवर्तन होता है । 
विनोबा के श्रम-दान-यज्ञ की तरह उनका सम्पत्ति-दान-यज्ञ भी बुद्धि- 
युक्त है | 

जीवन-संशोचन का संकव्प 

अस्तेय और अपरिग्रह के व्रतों की सामाजिक मूल्यों के रूप में प्राण- 
ग्रतिष्ठा तभी होगी, जबकि सम्पत्ति ओर स्वामित्व के प्रति एक बिलकुल 
नयी बृत्ति छोटे और बड़े मालिकों के तथा गैरमालिक-मजदूरों के चित्त 
में पैदा होगी । इसके लिए सबसे पहले इस बृत्ति का आविर्भाव और 
विकास हमारे प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के मन में होना चाहिए | 


तय 


६० सानवीय क्रांति 


इस देश के निहत्ये छोगों को जब हथियारबन्द फोजों का मुकाबला करना 
था, तब गांधी ने उन्हें निःशसत्र वीरता की प्रक्रिया सिखायी | इस प्रक्रिया 
का मूलभूत सिद्धांत यह है कि हथियार का मुकाबला हथियार से न किया 
जाय | सामनेवाले के हाथ में अगर हथियार हो, तो हमारे मन में भी 
हथियार नहीं होना चाहिए । गांधी ने हमसे कह्य कि “नीति के रूप में 
ही क्‍यों न हो, अगर निःशस्त्र-प्रतिकार के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो 
हथियार का उपयोग करने की इच्छा सच्चे दिल से छोड़ देनी चाहिए । 
इसीलिए हथियारबन्द सिक्ख और दृथियार-परत पठान चुपचाप 
हथियारों का प्रह्र सहते गये, परन्तु उन्होंने अपने हथियारों का प्रयोग 
नहीं किया | तात्काल्कि नीति के अनुसरण में भी सचाई ओर ईमानदारी 
की जरूरत होती है । 

अहिंसा के लिए जो नियम लागू था, उससे कहीं अधिक माज्ा में 
वह नियम अस्तेय और अपरस्म्रिह के लिए लागू है। मालकियत का मोह 
और उसकी ममता सिर्फ थोड़ी देर के लिए या नियत अवधि के लिए 
छोड़ देने से समाज का नक्शा नहीं बदलेगा। खामित्व-भावना ओर 
सम्पत्ति का छोम ही जड़मूल से छोड़ देना होगा। सत्याग्रही प्रतिकार की 
प्रक्रिया की सार्फत गांधीजी ने शस्त्र-सत्ता के निराकरण का एक प्रमाव- 
शाली प्रयोग किया । भूदान ओर सम्पत्ति-दान की यज्ञरूप प्रक्रिया के 
द्वारा विनोबा धन-सत्ता के निराकरण का सफल प्रयोग कर रहे हैं। 
तात्कालिक नीति के रूप में अहिंसा का स्वीकार करना उस परिस्थिति 
में पर्याप्त था | परन्तु यहाँ तो संग्रह का विसर्जन और सम्पत्ति का दान 
सिद्धान्त कै रूप में ओर नित्य अनुष्टेय धर्माचरण के रूप में ही खीकारना 
पढ़ेगा | यह निष्ठा कार्यकर्ताओं में जिस मात्रा में होगी, उसी मात्रा में हमें 
सफलता प्राप्त होगी । मुख्य प्रश्न वृत्ति का है, और उस वृत्ति के अनुरूप 
जीवन-संशोधन के संकल्प का है | 


: १२१ 
भूदान संबंधी शंका-समाधान 

भूदान-यज्ञ के बारे में इधर सभी तरह की अजीबो-गरीब बातें कही 
जाने लगी हैं | £ 

सबसे पहले यह एतराज किया गया है कि भूमिदान गरीबी को 
बाँग्ता है--मिटाता नहीं है। असल में सोचने की बात यह है कि क्‍या 
गरीबी बँटेगी तो अमीरी बनी रहेगी ? देश की सारी गरीबी अगर बैँट 
जाय तो सारी अमीरी भी बँट जायगी । गरीबी और अमीरी, दोनों बँटने 
के बाद जो सबके लिए समान हालत और हैसियत होगी, उसमें फिर संघ 
मिलकर तरक्की करेंगे | सबको अमीर बनाने का पहला कदम है, गरीबी 
ओर अमीरी बाँट लेना | सबको सुखी बनाने का पहछा कदम है दुखियों 
के दुःख में शामिल होना । 

भूदान-आन्दोलन का उद्देश्य 

भूदान-यज्ञ आन्दोलन का मनन्‍्शा असल में मारूकियत बाँट देने का 
है| मालकियत मिटाने का पहला चरण है मालकियत को बॉट देना। 
इसके लिए मालकियत की बुनियाद ही बदल देनी होगी | आज तो यह 
हालत है कि मालकियत खरीदी जा सकती है और मालकियत छीनी जा 
सकती है। उत्पादन का साधन जिसने मोल ले लिया है, वह भी मालिक 
बन गया है और उत्पादन के साधन पर चाल-बाजी या जोर-जबरदस्ती से 
जो कब्जा कर सका, वह भी मालिक बन गया है। भूदान में उत्पादक 
को मालिक बनाने की तजबीज ओर कोशिश है | यह गरीबी का बँटवारा 
नहीं है, समाज में से गरीबी की जड़ें खोदने का यह क्रान्तिकारी प्रयास है | 

मालकियत के बँटवारे के साथ-साथ भूमिदान में मेहनत का बेंटवारा 
करने की तजवीज भी है | एक वाक्य में भूमि-दान क्रान्ति के पहले कदम 
के तौर पर मालकियत की बुनियाद बदलता है, श्रमजीबवी की भूमिका 
( हैसियत ) बदलता है ओर मालकियत की तरफ से मालिक-मजदुर दोनों 7 
का रुख बदल देता है । 


६२ मानवीय क्रान्ति 


भूमिदान का मंजिले-मकसद यह है कि समाज में मालिक कोई नहीं 
रहेगा | मालकियत मिटाने के आज तक समाज ने दो तरीके आजमाये 
हैं। एक अपहरण का और दसरा जब्ती या कुरककी का | भूमिदान इन 
दोनों प्रक्रियाओं की जगह नागरिक की स्वयंप्रेरणा जाग्रत करने की 
कोशिज् करता है | भूदान में जो दान की प्रक्रिया है, वह दर असछ 
नागरिकों में सावंजनिक हित की प्रेरणा या नागरिक वृत्ति जाग्रत करने 
की प्रक्रिया है। आज जब कि एँजीवादी बातावरण में जनतंत्र भी सोंदे 
और नीलाम की चीज बन रहा है, नागरिकों में सार्वजनिक-चारिव्य और 
सामाजिक सप्रेरणा बढ़ाने का रास्ता ओर कोई नहीं हो सकता | इसलिए 
दान की यह प्रक्रिया सिर्फ अमीरों तक ही मह॒दूद नहीं है। इसका लक्ष्य 
नागरिक की मर्जी से ओर सहयोग से मालकियत का विसर्जन कराना है | 

ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त 

कहा जाता है कि गांधीजी मालदारों को ओर दोल्तमंदों को थाती- 
दारी ( ट्रस्टीशिप ) सिखाते थे | इससे गरीब और अमीर में दोस्ती के 
ताल्लुकात बने रहते थे | भूदान मजदूरों में मालकियत का जज्वा पैदा 
करके मालिक-मजदूर में तनाजा बढ़ाता है। इस आमशक्षेप में ट्रस्टीशिप 
के बारे में गलतफहमी ओर खाम-ख्याढी हैं। यह कहना कि गांधीजी 
अमीरों को अमीर के रूप में और गरीबों को गरीब के रूप में सदा के लिए. 
बनाये रखना चाहते थे, उनकी पवित्र स्मृति का अपमान करना है। 
दरअसल ट्रस्टीशिप के दो पहलू हैं।जो .माल्कि हैं, उनके लिए 
ट्रस्टीशिप की योजना सिर्फ संक्रमण-कार तक सीमित है | हमें माल- 
कियतका विसर्जन करना है ओर अहिंसा से करना है | हिंसात्मक या 
सत्तावादी क्रान्ति में इसके लिए मजदूरों की तानाशाही की आरिजी 
तजवीज है। गांधीजी की अहिंसक प्रक्रिया में ट्रस्टीशिप है| तुम अपने 
को मालिक मत समझो, इसका आशय यह है कि मारूकियत बढ़ाने 
की या रखने की नीयत छोड़ दो और उसका शीघ्र से शीघ्र 
विसर्जन करने की तरफ कदम बढ़ाते जाओ। भूदान ट्रस्टीशिप 


भूदान संबंधी शंका-समाधाम ६ ३ 


विचार को प्रत्यक्ष आचार के क्षेत्र में छाने का क्रान्तिकारी कदम है। 

यह समझना भी गछुत है कि ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त सिफ़ अमीरों 
- के लिए है | ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त जितना अमीरों के लिए है उतना ही 
गरीबों के लिए भी है | यह उसका दूसरा और शार्वत पहल है | जिसके 
पास दौलत और मालकियत है, वह अगर ट्रस्टी है तो जो श्रम-संपन्न हैं 
याने मेहनतमंद हैं वह भी ट्रस्टी ही हैं| क्‍ 

नागरिक खुखी पशु न बने 

और मी एक दिलूचस्प बात कही गयी है कि मजदृर-पेशा व्यक्ति को 
उसकी मजदूरी के बदले काफी मेहनताना मिलना चाहिए। अगर कोई 
दयानंतदार शख्स यह कहे कि घोड़े को उसकी मेहनत के बदले में भरपूर 
दाना, पानी ओर खुराक मिले; ताँगा किसका है और सवारियाँ कौन- 
कोन-सी हैं, इससे उसे क्या मतलब ? तो हमारे मुँह में ताछा पड़ जायगा | 
इसका हम क्या जवाब दें £ बहुत अदव के साथ इतना शर्ज करेंगे कि 
लोकशाही में हम नागरिक को सुखी और संतुष्ट पद्म नहीं बनाना चाहते, 
जिम्मेवार और आजाद इन्सान बनाना चाहते हैं । 

भ्रामक दलील 

यह सवार भी पूछा जाता है कि सबको समान रूप से विपन्न और 
दरिद्री बना देने में आखिर आप क्या हासिछ करेंगे ! आज जिन लोगों 
का रहन-सहन कुछ ऊँचा है, उनको भी वहाँ से नीचे उतार देंगे। क्‍या 
इसको बनिस्बत ज्यादा मुनासिब यह नहीं होगा कि हम साधारण नागरिक 
के जीवन-मान में तरक्की करने की कोशिश करें ? इस दलील में भी एक 
भयंकर भ्रम छिपा हुआ है| हम यह भूल जाते हैं कि एूँलीवादी संदर्म में 
जितना उत्पादन बढ़ता है उतना ज्यादातर विनिमय ओर विक्रय की 
प्रणणा से बढ़ता है। चीज या तो बाजार के लिए बनती है या अदल- 
बदल के लिए | इसलिए सबसे पहले संदर्भ बदलने की कोशिश होनी 
चाहिए, तब चीजों की इफरात से ही उत्पादक के जीवन-मान में उन्नति 
होगी । तब तक नहीं । यूदान संदर्भ बदलने की जनतांज्िक प्रक्रिया है। 


६४ मानवीय क्रानित 


इस बात का भी स्मरण रहे कि कैवछ सुख की सामग्री मिल जाने से 
ही नागरिक के रहन-सहन की सतह ऊपर नहीं उठती | उसका रुतबा 
भी बढ़ना चाहिए । हम काम और आराम को बॉटकर उत्पादक परिश्रम 
के लिए शौक पैदा करना चाहते हैं। हम हर नागरिक को कैवल सुखी 
ओर सन्तुष्ट व्यक्ति ही नहीं बनाना चाहते, बल्कि स्नेहशील और सहयोगी 
पड़ोसी भी बनाना चाहते हैं। कैवछ उत्पादन बढ़ाने से यह सिद्ध 
नहीं होगा | 

भूदान में माठकियत की भावना के निराकरण की तजवीज है। 
इसका साक्षात्कार जमीन के बँटवारे के वक्त होता है। कुछ छोगों के 
मन में यह भ्रम है कि बँटवारा करनेवाले छोग समाज में अपनी ताकत 
और प्रभाव बढ़ाने कै लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बैंटवारा कर सकते 
हैं। उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि बैँग्वारा भूमिहीनों की 
सर्व-सम्मति से होता है | किसी संस्था, गिरोह या सार्वजनिक सभा के 
बहुमत से नहीं | और तो ओर, भूमिहीनों के भी बहुमत से भी नहीं होता । 
भूमिहीनों का ऐसा एक मत हमने स्वयं कई जगह देखा है। एक-एक 
भूमिहीन जब अपना अधिकार अपनी मर्जी से छोड़ने के लिए. खड़ा 
होता है तों गरीब के चीथड़ों के मीतर छिपी हुई दिव्य मानवता का 
साक्षात्कार होता है | 

अर्वाचीन संप्रदायवादियों को भूदान में प्रतिगामी बृत्ति की बू 
मिलती है । उन्होंने यंत्रवाद को विज्ञान-निश माना है और यंत्र-सत्ता के 
उत्कर्ष को तथा मानवीय रुत्ता के अपकर्ष को आधुनिक सभ्यता का 
मुख्य लक्षण समझा । यंत्रों के लिए निरपवाद पक्षपात या यंत्रों का निर- 
पवाद विरोध, दोनों अविवेक के लक्षण हैं| हमारा न यंत्रों से कोई बेर 
है और न कोई मोहब्बत ही है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में अगर ' 
प्रगतिशील्ता है तो क्या उत्पादन के साथ मनुष्य की कल्य ओर. सोन्दर्य- 
भावना को जोड़ देने में प्रतिगामित्व है ! हमारा इतना ही आग्रह है कि 
उत्पादक परिश्रम में मनुष्य की कल गो उसके गुणों के विकास के लिए 
भी गुंजाइश हो | परिश्रम में कला ओर आनन्द मिला देने से कया वह 
प्रतिगामी बन जाता है ! भूदान-यज्ञ-आन्दोलन जिस सर्वोदय विचार की 
बुनियाद पर खड़ा है, वह विचार अवांचीन-पुरागामी सम्प्रदायों से सांस्कृ- 
तिक उन्नति की दिशा में आगे कदस बढ़ाता है। इसीलिए परम्परागत 
प्रगतिवादियों को अग्पगा माद्म होता है | 

थी 


नयी ताटीम 


धीरेन्द्र मजूमदार 


अखिल भारत सवे-सेवा-संघ-प्रकाशन 
राजधाट, काशी 


प्रकाशक ; 
अ० वा० सहरबुड़ें, 

मंत्री, अ० भा० सर्व-सेवा-संघ 
वर्धा ( म० प्र० ) 


पाँचवीं बार ; १०,००० 
अक्तूबर, १९५५ 
मूल्य : आठ आना 


मुद्रक ३ 
“”ओम प्रकाश कपूर, 

ज्ञामसण्डल यन्त्राल्य, 

बनारस ४८२३-१२ 


भूमिका 


कस्तूरबा ट्रस्ट के अध्यापिका वर्ग में “नयी तालीम' पर मेरे भाषणों के नोट 
वहाँ की बहनों ने ल्खिकर मुझे दे दिये थे, परंतु वे बहुत दिनों तक मेरे पास पढ़े 
रहे। नयी तालीम' में दिलचस्पी रखनेवाले मित्र तथा कई जगह के ट्रेनिंग 
कॉलेज के छात्रों ने भी इसे देखा और आग्रह किया कि में इसे परिवर्धित करके 
छपवा दूँ । उनका कहना था कि उन्हें नयी ताढीम पर परीक्षा तो देनी पड़ती 
है, लेकिन उस पर विशेष साहित्य नहीं मिल्ता। इधर करीब सभी राज्यों में 
किसी-न-किसी रूप में नयी तालीम” का काम चल रहा है। “नयी तालीम' में 
दिलचस्पी होने के कारण मैं जब विभिन्न राज्यों का दौरा करता हूँ, तो वहाँ के 
रिक्षा-कैन्द्ों को भी देखने जाता हूँ। मैंने देखा कि नयी तालीम' के मौल्कि 
तत्व और उद्देश्य के बारे में जानकारी का व्यापक अभाव है। इसलिए, मेंने 
सोचा कि ल्लेगों का कहना ठीक ही है कि इस विषय की एक छोटी-सी पुस्तिका 
से छोगों को मदद मिलेगी | 

मेरे पास जो नोट थे, उनमें नयी तालीमा के राजनीतिक, आर्थिक तथा 
सामाजिक आधार के बारे में ही विवेचन है। तालीम के बारे में पूर्ण रूप से 
समझने के लिए जरूरी है कि इसके मनोवैज्ञानिक आधार तथा शिक्षा-पद्धति 
की रूपरेखा के बारे में भी जानकारी हो। छेकिन काम की अधिकता के कारण 
इसे जल्द लिखना शक्य नहीं है। अतः मेंने यही ठीक समझा कि जितनी सामग्री 
मोजूद है, फिलहाल उतना ही छाप दिया जाय ओर फिर मोका मिले तो बाकी 
हिस्सों को लिया जाय | 

आज दुनिया की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। उनका निराकरण राज- 
नीतिक उथरू-पुथछ या एक वर्ग या दल के हाथ से दूसरे के हाथ में सत्ता 
हस्तांतरित करने से नहीं होगा । एक जबरदस्त क्रान्ति की आवश्यकता है ताकि 
जिन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से संसार में आहि-ताहि, म्के- 
हुई है, उनमें आमूल परिवर्तन करके एक ऐसी पद्धति कायम की जाब्सके, 


न दैठे ० 


जिससे संसार का संगठन अधिकार ओर  प्रतिदवन्द्रिता के बदले जिम्मेदारी ओर 
सहयोग के द्वारा चलने छगे। यह तभी हो सकता है, जब मनुष्य के विचार 
और भावनाओं में आमूल परिवर्तन हो और इसकी शुरुआत शैक्षणिक क्रान्ति 
से ही हो सकती है| 

संसार की शासन-पद्धति इतनी कैन्द्रीमृत हो गयी है कि चाहे वह एूँजीपति 
वर्ग के हाथ में हो या किसी दरूविशेष के हाथ में, उसका रूप एक अधिनायक 
तन्‍त्र का ही है। आर्थिक क्षेत्र में कैन्द्रीय औद्योगीकरण के कारण जनता की 
जीवन-आवश्यकता की पूर्ति मुख्यतः पूँजी के भरोसे हो गयी है। यही 
कारण है कि दुनिया की आर्थिक जिन्दगी पर एँजीवाद का प्रभुत्व स्थापित 
हो गया है। सामाजिक क्षेत्र में अधिनायकवादी शासन-पद्धति तथा एूँजीवादी 
अर्थनीति के कारण मयंकर वेषम्य का साम्राज्य है। फलतः मानवता शोषित, 
शासित तथा वर्ग और वर्णविषमता से जर्जरित हो रही है। अतः गांधीजी ने 
नयी तालीम के द्वारा जनता को कैन्द्रवाद से मुक्त कर सही जनतन्त्र की 
स्थापना, मनुष्य कै जीवन को पूँजी के शिकंजे से मुक्त करके श्रम के आधार 
पर कायम करने तथा सामाजिक वेषम्य को मिथकर साम्यवाद स्थापित करने 
के लिए सच्ची क्रान्ति का एक निश्चित और व्यवस्थित कदम उठाया । वस्ुतः 
गांधीजी का जन्म इसी स्वोगीण क्रान्ति के लिए हुआ था | 

नयी तालीम किस तरह इस महान क्रान्ति की द्योतक है, इस छोटी-सी 
पुस्तिका में बताने की कोशिश की गयी है। मुझे आशा है कि विचारशील 
पाठकों को इसमें से गांधीजी की दृष्टि का कुछ आभास मिल सकेगा । 


“-धीरेन्द्र मजूमदार 


ह «७ 
चतुर्थ संस्करण की भूमिका 

जिस समय यह पुस्तिका छिखी गयी थी, उस वक्त नयी तालीम-आन्दोलन 
का करीब-करीब प्रारम्भ था। देश में उसके प्रति आदर ओर उत्साह था। विभिन्न 
राज्य-सरकारों ने इसे अपनाया था। कुछ सरकारों ने तो व्यापक रूप से चलाया 
भी था | नयी तालीम के तख्तों के लिए यह एक शक्ति का इजहार था। लेकिन 
वर्तमान सरकारों द्वारा तथा जहाँ-तहाँ जेसे-तैसे रचनात्मक कार्यकर्ताओं द्वारा 
उत्साहपूर्वक नयी तालीम का प्रसार इसके छिए एक कमजोरी ही रही है। बुनियादी 
शिक्षा के क्रान्तिकारी आधार को समझे बिना उसके व्यापक प्रचार-प्रसार ने उसे 
गुमराह भी बनाया । नतीजा यह हुआ कि आज जनता में बुनियादी शिक्षा के 
लिए. आदर ओर विश्वास हट गया । इसका मुख्य कारण है, तालीम के तात्विक 
विचार के बिना ही उसके शरीर को चलाने की चेष्टा चल रही है। नयी तालीम 
मानव-समाज की आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का वाहन है। किसी भी देवता 
का वाहन अपने देवता को बिना पीठ पर बैठाकर आगे नहीं बढ़ सकता, और 
देवता भी बिना वाहन के आगे केसे बढ़ेगा ? नयी तालीम को भी अगर बृहद्‌ 
करना है तो वह क्रान्तिकारी वातावरण में ही आगे बढ़ सकती है, नयी समाज- 
क्रान्ति कै बिना नयी तालीम आगे नहीं बढ़ सकती । अतएव जो नयी तालीम 
का काम करना चाहते हैं, उन्हें आज के जमाने की माँग के अनुसार अपने 


विचार तथा आचार में क्रान्तिकारी विचार रखकर समाज में क्रान्ति का वातावरण 
फैलाना होगा । 


जो छोग आज समाज में क्रान्ति की बात सोच रहे हैं, उन्हें भी अपने काम 
को नयी तालीम को बुनियाद पर संगठित करना होगा | तभी आज जो मानव- 
समाज भयानक संकट से गुजर रहा है, उसे बाहर निकाल सकते हैं | 

यद्यपि यह पुस्तिका काफी पहले लिखी गयी है, तथापि नयी तालीम की 
वेचारिक भूमिका को समझने के लिए महत्त्व का काम करने में समर्थ है। अतएव 
जो छोग नयी ताछीम की बात सोचते हैं, उन्हें इस पुस्तक में लिखे तातक्तविक 
आधार पर विचार कर लेना चाहिए, ताकि सही भूमिका पर बुनियादी शिक्षा का 
काम संगठित हो सके | हम 


सेवापुरी, २००६-५४ “-घौरेन्द्र मजूमंदार 


विषय-परिचय 


नयी तालीम पर गांधीजी के विचार--बुद्धिविकास बनाम बुद्धि- 
विद्यास--उद्योग द्वारा शिक्षा--नयी ताढीम का नयापन--नये 
विश्वविद्यालय | १५-२६ 


खण्ड १--- रूपरेखा 
नयी तालीम का जन्म-- ३७ ई० में, प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के 
समय गांधीजी ने नयी तालीम के रूप में अपनी अन्तिम योजना 
दी । मुल्क की आजादी का अर्थ है, जनता की आजादी यानी ऐसी 
शिक्षा जिससे प्रत्येक नर-नारी स्वावल्म्बन और जिम्मेदारी के साथ 
देश की बागडोर को सैमाल सके । २७ 
नयी तालीम का उद्देशय--देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था कायम करना | २८ 
मेकॉले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और भारत का बाबू समाज-- 
भारत के कुछ अंग्रेजी संस्कारवाले लोगों को पैदा करके, अंग्रेजी 
हुकूमत के कल-पुर्ज तैयार करना था | २८ 
अंग्रेजी शिक्षा का घातक परिणाम--इसने देश को योजनापूर्वक 
अपंग ओर बुद्धिहीन, दो वर्गों में बाँठ दिया | २९ 
शिक्षा-पद्धतियों के उद्देश्य--देश ओर काल कै अनुसार एक निश्चित 
व्यवस्था का संचालन | २९ 
खण्ड २-- राजनीतिक आधार 
( 5 2) 
अवतार और मद्दापुरुष--समाज की सम्मिल्ति इच्छा-शक्ति की प्रति- 
मूर्ति ही अवतार होते हैं। बे समाज के अनुभव समुच्चय के दायरे 
में पिछले प्रयोगों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए ही 
जन्म लेते हैं | ३१ 
“आणी की सूछ चेष्टा--प्राणी अपनी स्थिति को हूबहू अपनी ही स्थिति 
* में कायम रखना चाहता है। ३१ 


ह्ड 


केन्द्रवाद का प्रारम्भ--स्वच्छन्द मानव ने शांति और स्वतन्त्रता की 
रक्षा के लिए राजतंत्र की सृष्टि की, यही केद्रवाद का प्रारम्म था | 

शासक-वर्ग और शोषण--मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए जिस राजवर्ग 
की सृष्टि की थी, वही राजकीय ओर आर्थिक, दोनों क्षेत्रों पर कब्जा 
कर लेने के बाद प्रजा पर शासन ओर उसका शोषण करने छूगा और 
यह शोषण दिनों-दिन बढ़ता गया । 

प्रजातन्‍त्र का डदय--अन्त में प्रजा ने विद्रोह किया, कैन्द्रवाद ( राज- 
वर्ग ) के स्थान में प्रजातन्त्र की स्थापना हुईं | 


ने 


ओद्योगिक क्रांति और उसका परिणाम--परन्तु बाष्पीय शक्ति के 
आविष्कार से कैन्द्रवादियोँ को अपनी स्थिति को पुनर्सगठित करने का 
बहुत बड़ा साधन मिल गया। उत्पादन बड़े-बड़े यन्‍्त्रों द्वारा होने 
लगा, जो साधारण जनता की पहुँच के बाहर था यानी इस पर केंद्रीय 
वर्ग का ही अधिकार रहा | इस तरह प्रजा की प्रगति मारी गयी, 
उसकी चेश्टाएँ निष्फल गयीं । 

पूँजीपति सत्ताघारी केसे बने--जब यन्त्रों पर कब्जा करके उत्पत्ति पर 
कब्जा कर लिया गया तब उसकी ताकत से शासनयंत्र पर भी कब्जा 
कर लिया गया | सम्पत्ति ओर सत्ता दोनों हाथ में आ गयी । 

दाख-प्रथा का अत ओर मजदूर-प्रथा का आरंभ--विराद यन्त्रों के 
कारण बेकारी ओर भूख का विस्तार हुआ | ऐसी हालत में काम के 
लिए गुलामों के झण्ड को पाल रखने की जरूरत खतम हो गयी ओर 
दौन-दरिद्र भूखी भीड़ में से जरूरत पड़ने पर छोगों को पड़ते के अनु- 
सार बुलाकर काम ले लेना और फिर दुत्कार देना गुल्मम पालने की 
अपेक्षा अधिक किफायत और सुविधाजनक सिद्ध हुआ | 

स्वावलूंबी उत्पादन का नाश : छोकतंत्र का नाश--उत्पादन के 


पु 


रे३ 


रेदे 


श्५ 


३६ 


३७ 


डे जा 


साधन प्रजा के हाथ से निकलकर केन्द्रित हो जाने के कारण प्रजा .का ० 


अमल ९ महक 


आर्थिक निःशसत्रीकरण हो गया । इस तरह औद्योगिक क्रान्ति ने पूँजी- 
बाद को जन्म दिया, जिसने लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया | 
: स्वच्छंद उत्पक्ति का नतीजा--मानव-समाज ने जिस हिंसा, शोषण, 
गुलामी तथा भुखमरी से बचने की सोचा था, उसका संकट कठने के 
बजाय बढ़ गया | 

२ ) 


कार माक्स--बहुत बड़ा पण्डित और अद्भुत विद्वान्‌ था, जिसने सारी 
परिस्थिति का वैशानिक दृष्टि से अध्ययन किया । 

माक्ख का दर्शन--शासन और उत्पादन, दोनों यंत्रों पर प्रजा का कब्जा 
हो | प्रजा के मानी श्रमिक वर्ग । 

फासिस्टवाद्‌ का जन्म--समाज की व्यवस्था तथा उत्पादन और बैंट- 
वारे का ठीक तरह से प्रबन्ध करने के खयाल से सारे समाज पर जबर- 

. दस्ती कब्जा करने के लिए. एक बलवान्‌ ओर दृढ़-संकल्प दल की 

आवश्यकता । _ ही 

निराशाजनक स्थितिं--मार्क्सवादी और फासिस्टवादी, दोनों की स्थिति 
निराशाजनक है। 

समष्टिवादी समस्या + व्यक्तिगत सम्पक्ति का नाश--सम्पत्ति से ही 
स्वार्थ पैदा होता है, इसलिए वैयक्तिक सम्पत्ति के लिए. समाज में कोई 
गुझ्लाइश नहीं है । 

वर्गेविहीन समाज की आवच्यकता--हिंसा का दूसरा रूप है, शोषण । 
जब तक समाज में वर्ग रहेंगे, तब तक शोषण किसी-न-किसी रूप में 
चलता रहेगा | इसलिए हिंसा को मिटाने के लिए वर्गों को खतम कर 
देना जरूरी है | ु 

- शासनहीन समाज की आचद्यकता--शासन का अर्थ है, स्वातंत्र्य- 

हीनता । इसलिए, हिंसा ओर शोषणरहित स्वतंत्रता के रहिए शासनहीन 

समाज की आवश्यकता है। 


समश्िवादी का साध्य--हिंसारहित, शोषणरहित, वर्गविहीन, शासनहीन 
“स्वतंत्र समाज | 


छड 


३८ 


२९ 


है 


४१ 


४१ 


डरे 


डी 


४५ 


४५ 


४५ 


ब्व्ज्य ९ कक 


पृष्ठ 
समश्टिवादी नीति-रीति--उत्पादक यानी श्रमिक के हाथ में सारी सत्ता 
सौंप देना और इसके लिए. अनिवार्यतः हिंसा ओर प्रजा का दमन 

शुरू हुआ | ४प्‌ 

दो धाराए--समष्टिबादी ओर फासिस्टवादी । ४७ 
पूँजीवादी और समष्िवादी विधान--दोनों के उत्पादन के तरीके एक 
समान यानी कैन्द्रीय हैं | इसलिए संचालकों के भेद के सिवा दोनों में 

अन्तर विशेष नहीं । ४८ 
सम्पत्ति के मोह से अधिकार का मोह अधिक बलवान हे---शासना- 
रूढ़ होकर श्रमिक वर्ग उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए शासनहीन 


समाज की कल्पना निष्फल जाती है | ४८ 
केन्द्रीकदरण का परिणाम--प्रजा पददलित रहती है | ४९. 
( ह 9) 

लोकशाही--कैन्द्रीय यंत्र-तंत्र को विकैन्द्रित करके प्रजा को सॉप देने से 
ही सच्ची छोकशाही की स्थापना सम्भव है। ४९ 


स्वतंत्रता $ सम्पूर्ण विकेन्द्रीकरण--शासन तथा उत्पादन के यंत्रों का 
सम्पूर्ण विकैन्द्रीकरण ही प्रजा की सच्ची स्वतंत्रता है ओर प्रजा की पूर्ण 
स्वतंत्रता की हाल्त में केन्द्रीय शासन या कैन्द्रीय व्यवस्था की गुजझ्ञा- 
इश रह ही नहीं जाती | ५१ 
हिसा की समाप्ति के लिए शासन की समाप्ति ज़रूरी हे-- शासन- 
यंत्र का स्वरूप स्वभावतः हिंसात्मक होता है। इसलिए संसार से 
हिंसा को मिटाने के लिए सरकारों को मिथ देना जरूरी है। ५२ 
स्वच्छंद्ता और स्वतंत्रता--खच्छंदता से पारस्परिक हिंसा पैदा होती है 
ओर फिर सारा समाज ही खतरे में पड़ जाता है, इसलिए खच्छंदता 
के स्थान पर खतंत्रता का विकास होना चाहिए | खतंत्र रहने के लिए. ० 
उसकी योग्यता होनी चाहिए | ०:५२ 


हन्क र्‌ 8 «5 


पृष्ठ 
शिक्षा का सच्चा उद्देश्य--स्वतन्त्रता की योग्यता पैदा करना ही शिक्षा 
का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए यानी छोगों में अपनी भौतिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त स्वावकम्बन और समाज-व्यवस्था के 
लिए. पर्याप्त योग्यता हों, ताकि सामाजिक ( सम्मिलित ) उद्देश्यों 
( स्वार्थ सन्निहित करके ) की पूर्ति में छोग कटिबद्ध रह सके | ५३ 
नयी तालीम--डद्देश्य ओर पद्धति--उपर्युक्त उद्देश्यों को सार्थक 
बनाना ही "नयी तालीम” का उद्देश्य है, जो सामाजिक वातावरण 
और प्रकृति-परिचय के माध्यम से चलती है। आवश्यक है कि छोग . 
बनचपन से कारीगरी के अभ्यस्त हों और उनमें इसका शास्त्रीय शान 
हो | ज्ञान और अनुभव--दोनों का समुचित समवाय अनिवार्यतः 
आवश्यक है, अन्यथा समाज श्रम ओर संचालन यानी उत्पादन और 
निर्देशन, मजदूरी और हुकूमत, दो अलग-अलग वर्गों के हाथ में बँट 
जायगा ( जैसे भारत का ब्राह्मण और श्ृ॒द्र वर्ग, रूस का अ्रमिक 
और व्यवस्थापक वर्ग ) | ५७ 
नयी तालीम की आवश्यकता--नयी तालीम दस्तकारी को कल्पूर्ण, 
उसकी गति को तेज, उसके कौशल् को सुगम बनाती है; कारीगरी के 
अभ्यास ओर उसके रहस्य का प्रेरणात्मक बोध कराती है, जिसके बिना 
स्वावरुम्बन अर्थात्‌ स्वतन्त्रता में मनुष्य की रुचि नहीं हो सकती |. ५५ 
नयी तालीम से समाज-विज्ञान का बोध होता हे--बच्चों को झुरू से 


ही सामाजिक समस्याओं का ज्ञान और अनुभव २28 है और वे 
समाज-व्यवस्था का भार ग्रहण करने के योग्य बनते हैं यानी मनुष्य में 


जीवन के संस्कारों की नींव पड़ती है। ५५ 
स्वयं विकेन्द्रीकरण--“नयी तालीम' की पद्धति से सारा समाज विकै- 
न्द्रित हो जाता है। ५५ 


गाँधी और समष्टिवादी--समश्विदी योजना में प्रजा संगठित केन्द्र के 
«»  शिकख्जे में दबी रहती. है, परन्तु गांधीजी की योजना में वह शासन को 
, तोड़ती हुईं सच्ची स्वतन्त्रता को प्राप्त होती है । ५६ 


“- शैश -+ 


पृष्ठ 
आदर्श और व्यचहार--शासन को सगठित करके शासन का अन्त 
करने का खप्त कोरा आदर्श है | व्यवहार उसे कहते हैं, जिसमें उद्देश्य 


की प्रगति का अनुभव हो | ५७ 
अभ्यास ओर स्थायित्व--ध्वतन्त्रता के लिए स्वतन्त्रता का अभ्यास 
होना चाहिए वरना वह स्थायी रह ही नहीं सकती । ५७ 


नयी तालीम--एकमात्र वेज्ञानिक रास्ता हे--स्वावल्म्बी, शान्तिमय 
और अहिंसात्मक तरीकों से संसार को सफलतापूर्वक शासनहीन समाज 
में परिणत करने के लिए, 'नयी तालीम” एकमात्र वैज्ञानिक रास्ता है। ५८ 


खण्ड ३२---- आशिक ओर सामाजिक आधार 


उत्पादन यन्त्रों का विस्तार-- आराम और सुख की अनन्त तृष्णा में 
मनुष्य विशारू उत्पादन के लिए यन्त्रों को विशाल्तर करता गया | ६० 
युगीन समस्याएँ और महापुरुषों का आगमन--युगीन समस्याओं 
के समाधान के लिए ही महापुरुषों का जन्म होता है | ६१ 
चस्तुस्थिति को समझने की जरूरत हे--समाज अपने उद्देश्यों की 
ओर बढ़ा होता तो वह कछ से आज अधिक सुखी होता, पर वह 
सुखी नहीं, अधिक दुखी है । ६१ 


(१) 
केन्द्रीय उद्योग से अन्लुपभोग्य एवं बेकार वस्तुओं की सष्टि-- 
विस्तृत भू-भाग में कच्चे ओर पक्के माल के आयात-निर्यात के लिए 
बोरों की अनिवार्यता, धने ओर अस्वास्थ्यकर नगरोँ में विश्वांति और 
मनोरंजन के कृत्रिम साधन आदि-आदि | दर 
समाज का दीवालियापन--दीन, दरिद्र, रोगी और भूखे समाज में 
अन्न, वस्त्र, विद्या ओर औषधि के बजाय जूठ के बोरे ओर हम्माम -की 5 
टिकियों का ढेर समाज के दुःखद दीवालियेपन का ही प्रमाण है ।! ६३ 


० १२ 


घ्ष 
भयंकर आर्थिक उपहास--सड़कों पर शीशे के कंघों का ढेर कौडी के 
मिल जायगा, पर रुपये का १२९ छठाक भी चावल न मिलेगा | 
यह भयंकर उपहास ! ६४ 
अत्यंत शोचनीय स्थिति-- द्ड 


केन्द्रीकरण : युद्ध और संघर्ष का जनक--समत्ति के केन्द्रीकरण से 
गेडप दृष्टियों का आकषण, मार्ग में बाधाएँ ओर निराकरण, सुरक्षा 
की समस्या और फिर युद्ध ओर संघर्ष | ६४ 


उद्योगवाद और युद्ध का विषचक्र--उद्योगों के लिए युद्ध, युद्ध की 
सफलता के लिए व्यापक उद्योग, अधिक उद्योग के लिए अधिक युद्ध । ६६ 


( २ ) 


| 
स्वावलम्बन और सहयोग--समाज स्वावरूम्बी तमी रह सकता है, जब 
छोग परस्पर ईमानदारी और सहयोग से काम करें | ६७ 


केन्द्रीय समाज में पारस्परिक सहयोग का अभाव--कैन्द्रीय समाज 

में समाज की आवश्यकताएँ पारस्परिक सहयोग के बजाय कैन्द्रीय 

वितरण पर ही निर्भर करती हैं। ६८ 

जनम का नेतिक हास--केन्द्रवाद में परस्परता खतम हों जाती है और 
नता का नैतिक पतन हो जाता है। ६८ 

स्वावर्ंबी उत्पादन का केन्द्रबिन्दु है--क्योंकि इससे खाव- 

उत्पादन की सृष्टि होती है | ६९ 

तालीम * भावी समाज का ढाँचा--आदर्श समाज के योग्य 

जनता में वैसे ही संस्कार होने चाहिए, यही काम नयी तालीम करती है। ६९ 

तालीम : स्वावलूंबन की क्रियात्मक शक्ति--नयी तालीम से 

: व्यक्ति में स्वावडंबन का अभ्यास ओर जीवन के प्रति सदा सचेष्ट 

;ने की आदत पड़ जाती है। का 











- १३ - 


पृष्ठ 
( रे 9) 
नयी तालीम के शिक्षण-केन्द्र स्वावलम्बी होने चाहिए--- ७१ 
शाला की व्यवस्था और शिक्षक--सारी व्यवस्था स्वयं बच्चों के हाथ 
में होती है, शिक्षक केवल ज्ञान कराने का एक माध्यममात्र है | ७१ 
प्राचीन शिक्षण-पद्धति--कैन्द्रीकरण की बुराइयों से अनभिजशता, वैज्ञा: 
निक विकैन्द्रीकरण का अभाव, शिक्षा का माध्यम उत्पादन की 
प्रक्रिया नहीं थी | ७१ 
नयी तालीम : वैज्ञानिक एवं प्रगतिशीक समाज की एक संयो- 
ज्ित चेश हे-- ७२ 
भ्रम से बचने की प्रवृक्ति--मशीनों के बृहत्तर उपयोग ने श्रम से बचने 
की प्रवृत्ति पैदा की । ७२ 


पूँजीवाद : प्रचुणता की छालसा ओर मेहनत न करने की 
इच्छा--इन दो विरोधी बातों के एक साथ होने का 
दुष्परिणाम हे-- ७३ 

बाबू-वर्ग--पूँजीपति और व्यवस्थापकों के लिए एक ऐसे वर्ग की जरूरत 
हुईं, जो खयं उत्पादन-कार्य से मुक्त ररकर शासन और संचालन में 
सहायक बने । इसके लिए ऐसी शिक्षा-पद्धति बनी जिससे मेहनत न 
करनेवालों की इजत बढ़ी। व्यवस्था का पुर्जा मात्र, अपंग समुदाय ही 
बाबू-वर्ग है | ७३ 

श्रेणीहीन समाज--सब उत्पादक बन जायेँ तो समाज से खतः श्रेणियों 
का अंत हो जायगा । इसके अलावा दूसरे सभी तरीके हिंसा और 


अशांति के हैं | ७४ 
नयी तालीम $ समाज को उत्पादक वर्ग का रूप देती हे-- ७६ 
हिसा + निराशा का प्रमाण-- ७६ 


अहिसात्मक मार्ग $ सच्ची ओर सम्पूर्ण क्रांति का एकमाक + 
रास्ता-- १७७ 


“ १७ - 


पृ 
आत्मशुद्धि-- ७७ 
नयी तालीम की बुनियाद--बुनियादी तालीम है । ७८ 


पुरानी तालीम--श्रेणी परिवतंन परन्तु उल्टी द्शाएँ--नयी तालीम 
बाबू को उत्पादक बनाती है, तो पुरानी ताढीम उत्यादक को बाबू 


बनाती है | ७८ 
श्रम बनाम श्रेणी विभाजन--जन्मना या कमेणा ?--श्रेणी ही हो 
तो वह जन्मना होगी, कर्मणा नहीं | ७९ 


श्रेणीहीन समाज का श्रमविभाग--श्रेणीहीन समाज में गुण नहीं, 
वस्तु ही श्रमविभाजन का आधार होता है यानी कोई कुछ पैदा करता 
है, कोई कुछ । ८१ 


( ४ 9) 
समान अवसर का सच्चा मतलूब--इसका सच्चा रूप यही हो 
सकता है कि छोगों को अपनी मौजूदा स्थिति में काम करते हुए ही 
शिक्षा मिले | ८२ 
विकेन्द्रित समाञ्ञ में उत्पादन-कार्य के अभ्यास की बचपन्न से 
ही आवश्यकता--बचपन से ही उत्पादक कार्य के अभ्यास की 


जरूरत । ८३ 
बापू की नयी तालीम विश्व की श्रेष्ठठम पद्धति-- ८४ 
परिशिष्ट + क्‍ । 

१, नयी तालीम के प्रयोग और परिणाम ८५ 

२. नयी तालीम का विश्वरूप । ९३ 


३. एक घंठे की पाठशारा--विनोबा १०८ 


नयी तालीम पर 


गांधीजी के विचार 


[ नयी तालीम या बुनियादी शिक्षा-संबंधी गांधीजी के 
कुछ विचार नीचे दिये जा रहे हैं। ] 


$ ९१: 
बुद्धि-विक्ास बनाम बुद्धि-विलास' 


त्रावणकोर और मद्रास के भ्रमण में, विद्याथियोँ तथा विद्वानों के सहवास 
में मुझे ऐसा रूगा कि में जो नमूने उनमें देख रहा था, वे बुद्धि-विकास के नहीं, 
किन्तु बुद्धि-विव्यस के थे । आधुनिक शिक्षा भी हमें बुद्धि-विद्यास सिखाती है 
और बुद्धि को उल्टे रास्ते ले जाकर उसके विकास को शेकती है | सेगाँव में 
पड़ा-पड़ा मैं जो अनुभव ले रहा हूँ, वह मेरी इस बात की पूर्ति करता दिखायी 
देता है। मेरा अवलोकन तो वहाँ अभी चल ही रहा है। इसलिए, इस लेख में 
आये हुए विचार उन अनुभवों के ऊपर आधार नहीं रखते | मेरे ये विचार तो 
जब मेंने फिनिक्स संस्था की स्थापना की तभी से हैं, यानी सन्‌ १९०४ से | 
बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पेर, कान आदि अवयदों के सहुपयोग से 
ही हो सकता है, अर्थात्‌ शरीर का ज्ञानपूर्वकः उपयोग करते हुए बुद्धि का 
विकास सबसे अच्छा और जब्दी-से-जल्दी होता है। इसमें भी यदि पारमाथिक 
वृत्ति का मेल न हो, तो बुद्धि का विकास एकतरफा होता है। पारमसार्थिक वृत्ति 
हृदय यानी आत्मा का क्षेत्र है । अतः यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के झुद्ध 
विकास के लिए आत्मा और शरीर का विकास साथ-साथ तथा एक-सी गति से 
होना चाहिए | इससे कोई अगर यह कहे कि ये विकास एक के बाद*एक हो 
सकते हैं, तो यह ऊपर की विचार-श्रेणी के अनुसार ठीक नहीं होगा | * 


१६ नयी तालीम 


हृदय, बुद्धि और शरीर के बीच मेल न होने से जो दुःसह परिणाम आया 
है बह प्रकट है, तो भी गलत आदत के कारण हम उसे देख नहीं सकते । गाँवों 
के छोगों का पाछन-पोषण पशुओं में होने के कारण, वे मात्र शरीर का उपयोग 
यंत्र की भांति किया करते हैं, बुद्धि का उपयोग वे करते ही नहीं ओर उन्हें 
करना भी नहीं पड़ता । हृदय की शिक्षा उनमें नहीं के बराबर है, इसलिए 
उनका जीवन याँ ही गुजर रहा है, जो न इस काम का रहा है, न उस काम 
का | और दूसरी ओर आधुनिक कलिजों तक की शिक्षा पर जब नजर डालते हैं, 
तो वहाँ बुद्धि के विकास के नाम पर बुद्धि के विदास की तालीम दी जाती है। 
छोंग ऐसा समझते हैं कि बुद्धि के विकास के साथ शरीर का कोई मेल नहीं | 
पर शरीर को कसरत तो चाहिए ही, इसलिए उपयोगरहित कसरतों से उसे 
निभाने का मिथ्या प्रयोग होता है| पर चारों ओर से मुझे इस तरह के प्रमाण 
मिलते ही रहते हैं कि स्कूल-कॉलेजों से पास होकर जो विद्यार्थी निकलते हैं, वे 
मेहनत-मशकत के काम में मजदूरों की बराबरी नहीं कर सकते | जरा-सी मेहनत 
की कि उनका माथा दुखने छगता है ओर धूप में घूमना पड़े तो चक्कर आने 
लगते हैं ! यह स्थिति स्वाभाविक मानी जाती है | बिना जुते खेत में जैसे घास 
उग आती है, उसी तरह' हृदय की वृत्तियों आप ही उगती और कुम्हलाती 
रहती हैं; और यह स्थिति दयनीय मानी जाने के बदले प्रशंसनीय मानी 


जाती है | 
इसके विपरीत यदि बचपन से बालकों के हृदय की वृत्तियों को ठीक तरह 


से मोड़ा जाय, उन्हें खेती, चरखा आदि उपयोगी कामों में छगाया जाय और 
जिस उद्योग द्वारा उनका शरीर खूब कसा जा सके, उस उद्योग की उपयोगिता 
ओर उसमें काम आनेवाले औजारों बगैर की बनावट आदि का ज्ञान उन्हें 
दिया जाय, तो उनकी बुद्धि का विकास सहज ही होता जाय और नित्य उसकी 
परीक्षा भी होती जाय | ऐसा करते हुए गणित शासत्र आदि के जिस ज्ञान की 
आवश्यकता हो, वह उन्हें दिया जाय और विनोद के लिए. साहित्य आदि का 
ज्ञाय भी-देते जायें, तो तीनों वस्तुएँ समतोल हो जायेँ और उनका कोई अंग 
अविकजित न रहे। मनुष्य न केवल बुद्धि है, न कैचल शरीर, न कैवल हृदय 


हम, 


गांधीजी के विचार ' १७ 


या आत्मा | तीनों के एक समान विकास में ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होगा। 
इसमें सच्चा अर्थशास्त्र है। इसके अनुसार यदि तीनों विकास एक साथ हों, तो 
हमारी उलझी हुई समस्याएँ आसानी से सुल्झ जायेँ | यह विचार या इस पर 
अमल तो देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद ही होगा, ऐसी मान्यता भ्रमपूर्ण हो 
सकती है। करोड़ों मनुष्यों को ऐसे-ऐसे कामों में लगाने से ही स्वतंत्रता का दिन 
हम नजदीक छा सकते हैं | 

हरिजनसेवक, १७-४- ३७ 


उद्योग द्वारा शिक्षा 


एक नयी पद्धति की आवश्यकता में बहुत दिनों से महसूस कर रहा था, 
क्योंकि मैं जानता था कि आधुनिक शिक्षा-पद्धति निष्फल साबित हुई है; और 
यह पता मुझे जब में दक्षिण अफ्रीका से छोटा, तब जो बहुत से विद्यार्थी मुझसे 
मिलने आते थे, उनके द्वारा छगा । इसलिए मैंने आश्रम में दस्तकारियों की 
शिक्षा दाखिल करके इसका आरम्भ किया | निस्सन्देह, दस्तकारियों के शिक्षण 
पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया । नतीजा यह हुआ कि ओच्ोगिक शिक्षा से 
बच्चे जल्दी ही दिक आ गये ओर उन्होंने यह खयाल किया कि हम साहित्यिक 
शिक्षा से वंचित किये जा रहे हैं। उनकी यह गलती थी, क्योंकि वहाँ उन्होंने 
थोड़ा सा भी जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह उससे तो कहीं ज्यादा था, जो कि 
साधारणतया बच्चे पुराने ढर्रँ पर चलनेवाले स्कूलों में प्रात करते हैं | पर इस 
चीज ने मुझे विचार में डाल दिया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ओद्योगिक 
शिक्षा के साथ साहित्यिक शिक्षा नहीं, बल्कि औद्योगिक शिक्षा के द्वारा 
साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा करने पर वे ओद्योगिक ताढीम को एक 
जलील मशक्कत नहीं समझेंगे और साहित्यिक शिक्षा में एक नया सन्तोष और 
नयी उपयोगिता आ जायगी | कांग्रेस ने जब पद ग्रहण किया; तब मुझेश्लगा 

र्‌ 


१८ नयी तालीम . 


कि अपने विचार को राष्ट्र के सामने रखना चाहिए और मुझे खुशी है कि कई 
जगह इसका स्वागत हुआ है। 

हमने यह निश्चय किया कि अंग्रेजी को को से निकाल देना चाहिए, 
क्योंकि हम जानते थे कि बच्चों का अधिकांश समय अंग्रेजी के शब्दों और 
.वाक्यों के रठने में चलछा जाता है और फिर भी वे जो सीखते हैं, उसे अपनी 
भाषा में जाहिर नहीं कर सकते; और अध्यापक उन्हें जो सिखाता है, उसे 
ठीक-टीक समझ नहीं सकते । उल्टे, अपनी मातृ-भाषा को महज उपेक्षा के 
कारण भूल जाते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ओद्योगिक तालीम के द्वारा 
शिक्षा दी जाय, तभी इन दोनों बुराइयों से बच सकते हैं। 

मुझे शिक्षण देने का आरम्म करना हो, तो में इस तरह करूँगा ; जिस 
दिन बच्चे मेरे पास आयेंगे, सबसे पहले में यह देखूँगा कि उनका दिमाग कहाँ 
तक विकसित हुआ है। वे पढ़नां-लिखिना और थोड़ा-बहुत भूगोल जानते हैं 
या नहीं। और तब में तकली दाखिल करके उनकी जानकारी को बढ़ाने की 
कोशिश करूँगा | 

आप शायद मुझसे पूछेंगे कि इतनी तमाम दस्तकारियों में से मैंने तकली 
को ही क्यों चुना ! क्योंकि सर्वप्रथम हमने जिन दस्तकारियों की शोध की थी, 
उनमें एक तकली की भी दस्तकारी है, और वह युगों से चली आ रही है । 
प्राचीन काल में हमारा तमाम कपड़ा तकली के सूत का ही बनता था | चरखा 
तो पीछे आया | फिर बढ़िया-से-बढ़िया अंक का सूत चरखे पर कत भी नहीं 
सकता, इसलिए हमें पुनः तकली की ही शरण ढेनी पड़ी | तकली ने मनुष्य की 
अन्वेषणात्मक बुद्धि को उस ऊँचाई तक पहुँचा दिया, जिस रूँचाई तक वह 
पहले कभी नहीं पहुँची थी | इसमें अँगुलियोँ की कार्य-कुशल्ता का सर्वश्रेष्ठ 
उपयोग हुआ । पर चूँकि तकली ऐसे कारीगरों तक ही सीमित रही, जिन्होंने 
कभी शिक्षा पायी ही नहीं, इसलिए. उसका उपयोग छप्त-सा हो गया। अगर 
'हम तकली का उद्धार करके उसे आज फिर उसी गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित 
“देखना चाहते हैं, अगर हमें अपने आम-जीवन का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण 
करनी है,-ठो हमें बच्चों की शिक्षा का श्रीगणेश तकढी से ही करना चाहिए । 


गांधीजी के विचार १९ 


इसलिए दूसरा पाठ यह चलेगा : लड़कों को में अब यह सिखांऊँगा कि 
हमारे प्रतिदिन के जीवन में तकली को क्‍या स्थान प्राप्त था। इसके बाद में 
उन्हें उसका थोड़ा सा इतिहास बताऊँगा ओर यह भी बताऊँगा कि उसका 
पतन केसे हुआ। फिर भारतवर्ष के इतिहास के संक्षिप्त क्र पर आऊँगा-- 
आरभम्म ईस्ट इण्डिया कम्पनी से या उससे भी पहले मुसल्मान-कालर से करूँगा; 
उन्हें तफसीलवार यह बताऊँगा कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तिजारत ने किस 
तरह हमारे देश का शोषण किया ओर हमारी इस मुख्य दस्तकारी का दम किस 
तरह इरादतन घोंठा गया और अन्त में इसका बिल्कुल खातमा कर डाला 
गया | इसके बाद तकली के यन्त्रशासत्र का, उसकी बनावट का संक्षिप्त कोर्स 
चलेगा | शुरू-झुरू में मिढ्ठी की या आदे की छोटी-सी गोढी सुखाकर और 
उसके ठीक मध्य में बॉस की सीख डालकर तकली बनायी गयी होगी | बिहार 
ओर बंगाल के कुछ भागों में अब भी इस किस्म की तकली देखने में आती है | 
इसके बाद मिट्टी की गोली की जगह ईंट की चकत्ती ने ले ली। और अब आज 
ईंट की चकत्ती की जगह लोहे या फोछाद और पीतल की चकत्ती ने और बाँस 
की सीख की जगह फोलाद के तार ने ले छी है। यहाँ भी हम काम के काफी 
प्रश्न सोच सकते हैं--जैसे, चकत्ती और तार का नाप इतना ही क्यों रखा 
गया है ! इससे ज्यादा या कम क्‍यों नहीं ? इसके बाद कपास पर थोड़े से 


व्याख्यान दिये जायँंगे---जैसे कपास खासकर किस तरह की जमीन में पेदा' 


होती है, उसकी कितनी किसमें हैं, किन देशों और हिन्दुस्तान के किन प्रान्तों में 
वह उगायी जाती है, वगेरा-वगेरा | कपास की खेती के बारे में और उसके लिए 
कौन-सी जमीन सबसे उपयुक्त हो सकती है, इस विषय में भी कुछ ज्ञान दिया 
जा सकता है। इससे हम थोड़ा खेती-बाड़ी के बारे में भी जान छेंगे | 

आप देखेंगे कि अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार का शिक्षण देने के पहले 
शिक्षक को खुद काफी परिपक्व ज्ञान प्राप्त करना होगा । कताई के तारों की 
गिनती गजों में निकालना, सूत का नंबर माल्म करना, लरच्छियों बनाना, 
बुनकर के लिए उसे तैयार करना, कपड़े की अमुक बनावट भें कितने गज सूछ 
लगेगा, आदि बातों द्वारा पूरा प्रारंभिक गणित सिखायो जा सकता है | कमास 


ञ 


६० नयी तालीम 


उगाने से छेकर बुनाई--कपास चुनना, ओठटना, घुनना, कातना, मोड़ 
लगाना, बुनना--तक की तमाम क्रियाओं का अपना-अपना सम्बन्धित यंत्र- 
चास्त्र, इतिहास और गणित है | 

इसमें मुख्य कल्पना यह है कि बच्चों को जो भी दस्तकारी सिखायी जाय, 
उसके द्वारा उन्हें पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शिक्षा दी जाय । 
उद्योग की तमाम क्रियाओं के द्वारा आपको बच्चों के अन्दर जो भी अच्छी 
चीजें हैं, उन सबको विकसित करना है। और आप इतिहास, भूगोल और 
गणित के जो पाठ सिखायेंगे, वे सब उस उद्योग से सम्बन्धित होंगे । 

अगर इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाय तो परिणाम यह होगा कि 
वह शिक्षा स्वावलम्बी हो जायगी | लेकिन सफलता की कसोटी उसका स्वाश्रयी 
रूप नहीं है, बल्कि यह देखकर सफलता का अन्दाज लगाना होगा कि वैज्ञनिक 
रीति से उद्योग की शिक्षा के द्वारा मनुष्यत्व का पूर्ण विकास हुआ है या नहीं। 
सचसुच में ऐसे अध्यापक को कभी नहीं रखँूँगा, जो चाहे जिन परिस्थितियों में 
शिक्षा को स्वाश्रयी बना देने का वचन देगा । शिक्षा का स्वावलूम्बी बनना इस 
बात का न्यायसिद्ध परिणाम होगा कि विद्यार्थी ने अपनी प्रत्येक कार्यशक्ति का 
ठीक-ठीक उपयोग करना सीख छिया है। अगर एक लड़का रोज तीन घंटे 
काम करके किसी दस्तकारी से निश्चयपूर्वक अपनी जीविका के लायक पैसा 
कमा लेता है, तो जो अपनी विकसित बुद्धि और आत्मा छूगाकर उस काम को 
करेगा, वह कितना अधिक कमा लेगा ! 
हरिजनसेवक, ११-६-३८ 


नयी तालीम का नयापन 
हमें तो इस अध्यापन-मंदिर को एक ऐसा विद्यालय बना देना है, जिसके 


जरिये हम भाजादी हासिल कर सकें और अपनी तमाम बुराइयों को, जिनमें 
कि हमारे कोमी झगड़े भी हैं, हमेशा के किए. मिटा सकें | इसके लिए. हमें 


से 


गांधीजी के विचार २१ 


अपना सारा ध्यान अहिंसा पर कैन्द्रित करना होगा | हिटलर और मुसोलिनी 
के स्कूलों का मूल उद्देश्य हिंसा है। पर हमारा उद्देश्य तो कांग्रेस के अनुसार 
अहिंसा है | इससे हमें अपनी तमाम समस्याओं को अहिंसा के जरिये ही हल 
करना है। अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपने इतिहास को हम केवल 
अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे और इन विषयों से सम्बन्धित समस्याएँ अहिंसा के ही 
रंग में रँंगी होंगी | तुर्किस्तान की सुप्रसिद्ध महिझया बेगम हालिदा हानूम ने जब 
जामिया मीलिया इस्ल्यमिया में अपने भाषण दिये थे, तब मेंने कहा था कि 
इतिहास अमी तक राजाओं का और उनके युद्धों का वर्णन मात्र रहा है, 
पर भविष्य में जो इतिहास बनेगा, वह मानवता का होगा | वह इतिहास अहिंसा 
का ही हो सकता है, और है। फिर हमें शहरों के उद्योग-धन्धों को छोड़कर 
ग्राम-उद्योगों को ओर सारा ध्यान देना होगा | मतरूबष यह कि अगर हम अपने 
सात छाख गाँवों को जीवित रखनां चाहते हैं, तो हमें गाँवों की दस्तकारियों का 
पुनरुद्धार करना होगा । और आप यकीन रखें कि अगर इन उद्योगों कै जरिये 
हम शिक्षा दे सकें, तो हम एक क्रान्ति पैदा कर सकते हैं। हमें अपनी पाख्य- 
पुस्तके भी इसी उद्देश्य को सामने रखकर तैयार करनी हाँगी । 

में जो अहिंसा चाहता हूँ, वह सिर्फ अंग्रेजों के साथ के युद्ध तक ही सीमित 
नहीं है। में चाहता हूँ कि वह हमारे तमाम भीतरी सवालों और समस्याओं पर 
भी छागू हो | सच्ची ओर सक्रिय अहिंसा तो तभी होगी, जब कि वह हिन्दू 
ओर मुसलमानों की जीवित एकता को जन्म दे सकेगी--ऐसी एकता नहीं, जो 
अपना आधार किसी आपसी भय पर रखती हो; मसलन्‌ , हिटलर ओर 
मुसोलिनी के दरमियान हुईं संधि या पैक्ट । 
हरिजनसेवक, ७-५-/ ३८ 


नयी तालीम का नयापन समझना जरूरी है। पुरानी ताछीम में जितना 
अच्छा है, वह नयी तालीम में रहेगा, छेकिन उसमें नयापन काफी होगा । 
नयी तालीम अगर सचमुच नयी होगी, तो उसका नतीजा (परिणाम) यह होना 
: च्वाहिए कि हमारे अन्दर जो मायूसी (निराशा) है, उसकी जगह उम्मीद होगी, 


श्र नयी तालोम 


कंगाल्यित की जगह रोटी का सामान तैयार होगा, बेकारी की जगह धन्धा 
होगा, झगड़ों की जगह एका होगा, और हमारे लछड़कै-लड़कियाँ लिखना-पढ़ना 
जानेंगे और साथ-साथ हुनर भी जानेंगे, जिसकी मारफत वे अक्षरज्ञान हासिल 
करेंगे | 
हरिजनसेवक, २८-१- ३९ 

नयी तालीम के बिना हिन्दुस्तान के करोड़ों बालकों को शिक्षण देना छग- 
भग असंभव है, यह चीज सर्वसामान्य हो गयी, ऐसा कहा जा सकता है। 
इसलिए प्रामसेवक को उसका ज्ञान होना ही चाहिए। उसे नयी तालीम का 
शिक्षक होना चाहिए । इस तालीम के पीछे प्रोढ़-शिक्षण अपने आप चला 
आयेगा । जहाँ नयी तालीम ने घर कर लिया होगा, वहाँ बच्चे ही माता-पिता 
के शिक्षक बन जानेवाले हैं | कुछ भी हो, आमसेवक के मन में प्रौढ़-शिक्षण देने 
की लगन होनी चाहिए । 
हरिजनसेवक, १७-८-१४० 


नये विश्व-विद्यालय 


आजकल देश में नये विश्व-विद्यालय कायम करने की आऑधी-सी उठ 
खड़ी हुई है । गुजरात को गुजराती भाषा के लिए, महाराष्ट्र को मराठी के 
लिए, कर्नाटक को कन्नड़ के लिए, उड़ीसा को उड़िया के लिए और आसाम 
को आसामी भाषा कै लिए विश्व-विद्याल्य-चाहिए | मुझे छूगता है कि अगर 
प्रान्तों की इन सम्पन्न भाषाओं और उन्हें बोल्नेवाके लोगों को पूरी-पूरी 
उन्नति करनी हो, तो ऐसे विश्व-विद्याल्य होने ही चाहिए | 
» छेकिन ऐसा माढ्म होता है कि इन विचारों पर अमल करने में जरूरत से 
ज्याद्य उतावरवपन दिखाया जा रहा है। इसके लिए सबसे . पहले भाषावार 
प्रान्तों की रुकना की जानी चाहिए । उनका राज-तंत्र अल्ग होना चाहिए । 


गांधीजी के विचार ग्रे 


बम्बई प्रान्त में गुजराती, मराठी और कनन्‍्नड़ तीन भाषाएँ बोली जाती हैं। 
मद्रास प्रान्त में तामिल, तेलगु, मलछ्याली और कनन्‍नड़ चार भाषाएँ बोली 
जाती हैं। आन्म देश का अपना अल्ग विश्व-विद्याल्य है। उसे कायम हुए 
थोडा समय हो गया | छेकिन उसने काफी उन्नति की है, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता | अनामली विश्व-विद्याल्य तामिल भाषा के लिए माना जा सकता है। 
लेकिन में नहीं समझता कि उससे तामिल भाषा का पोषण होता है या उसका 
गौरव बढ़ा है | 

नये विश्व-विद्याल्य के लिए. ठीक-ठीक वातावरण होना चाहिए | उसे जमाने 
के छिए. ऐसे स्कूल और कॉलेज होने चाहिए, जो अपने-अपने प्रान्त की 
भाषाओं के जरिये तालीम दें। तमी विश्व-विद्याल्य का पूरा वातावरण खड़ा 
हुआ माना जा सकता है | विश्व-विद्याल्य चोटी की शिक्षण-संस्था है। लेकिन 
अगर नींव मजबूत न हो, तो उस पर इमारत की मजबूत चोटी खड़ी करने की 
आशा नहीं रखी जा सकती | 

हालाँकि हम राजनैतिक दृष्टि से आजाद हैं, फिर भी पश्चिम के प्रभाव से 
अभी आजाद नहीं हुए हैं | जो यह मानते हैं कि पश्चिम में ही सब कुछ है और 
हर तरह का शान वहीं से मिल सकता है, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है। न 
मेरा यही विश्वास है कि पश्चिम से हमें कोई अच्छी चीज मिल ही नहीं सकती | 
वहाँ क्या अच्छा है और क्‍या बुरा है, यह समझने लायक प्रगति अमी हमने 
नहीं की है । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि परदेशी हुकूमत से आजाद हो 
गये हैं, इसलिए, हम परदेशी भाषा या परदेशी विचारों के असर से भी आजाद 
हो गये हैं| क्या यह समझदारी की बात नहीं होगी, क्‍या देश के प्रति रहने- 
वाले हमारे फर्ज का यह तकाजा नहीं है कि नये विश्व-विद्यालय कायम करने के 
पहले हम थोड़ी देर ठहरें ओर अपनी नयी मिली हुईं आजादी के जीवन देने- 
वाले वातावरण में कुछ सोचें ! विश्व-विद्याल्य सिर्फ पैसों से या बड़ी-बड़ी इमा- 
रतों से नहीं बनते | विश्व-विद्यालयों के पीछे जनता की जाग्रत राय का होना 
सबसे जरूरी है। उनके किए पढ़ानेवाले योग्य शिक्षकों की जरूरत है-| उन्हें 
कायम करनेवाले लोगों में काफी दूरंदेशी होनी चाहिए | 


श्छ नयी तालीम 


मेरे विचार से विश्व-विद्यालय कायम करने के लिए पैसे का प्रबन्ध करने का 
काम लोकशाही हुकूमत का नहीं है। अगर लोग उन्हें कायम करना चाहेंगे, 
तो वे उनके लिए पैसे भी देंगे । छोगों के पैसे से कायम किये जानेवाले विश्व- 
विद्यालय देश की शोभा बढ़ायेंगे। जिस देश का राज-काज विदेशियों के हाथ 
में होता है, वहाँ सब कुछ ऊपर से टपकता है; और इसलिए छोग दिनोंदिन 
पराधीन या गुलम बनते जाते हैं। जहाँ जनता की हुकूमत होती है, वहाँ हर 
चीज नीचे से ऊपर उठती है; ओर इसलिए वह टिकती है, शोभा पाती है ओर 
लोगों की शक्ति बढ़ाती है। जिस तरह अच्छी जमीन में बोया हुआ बीज दस- 
गुनी उपज देता है, उसी तरह विद्या की उन्नति के लिए. खर्च किया हुआ पैसा 
कई गुना छाम पहुँचाता है। विदेशी हुकूमत के मातहत कायम किये गये 
विश्व-विद्याल्यों ने इससे उलणा काम किया है। उनका दूसरा कोई नतीजा हो 
भी नहीं सकता था । इसलिए, हिन्दुस्तान जब तक नयी मिली हुई आजादी को 


अच्छी तरह पा नहीं लेता, तब तक नये विश्व-विद्याल्य कायम करने में मुझे 
बड़ा डर माल्म होता है| | 


इसके अलावा, हिन्दू-मुसल्मानों के झगड़े ने ऐसा भयंकर रूप ले लिया है कि 
आज पहले से यह कहना भुरिकिल हो गया है कि हम कहाँ जाकर रुकेंगे। 
मान लीजिये कि अनहोनी बात हो जाय और हिन्दुस्तान में सिर्फ हिन्दू और 
सिक्‍्ख ही रहें और पाकिस्तान में सिर्फ मुसल्मान, तो हमारी शिक्षा जहरीछा 
रूप ले छेगी | अगर हिन्दू-मुसल्मान और दूसरे धर्म के लोग हिन्दुस्तान में 
भाई-भाई बनकर रहेंगे, तो स्वभावतः हमारी शिक्षा सोम्य और सुन्दर रूप 
छेगी | या तो हमारे देश में अकग-अलछग धर्मों के छोगों के मित्रता और भाई- 
चारे से रहते आने के कारण जो मिली-जुली सुन्दर सभ्यता पैदा हुई है, उसे 
हम मजबूत बनायेंगे ओर ज्यादा अच्छा रूप देंगे, या फिर हम ऐसे समय की 
खोज करेंगे, जब हिन्दुस्तान में सिर्फ हिन्दू धर्म के छोग ही रहते थे । इतिहास में 
ऐसा कोई समय शायद न मिल सके | लेकिन ऐसा कोई समय मिला और हम 
उसके पीछे चले, तो हम कई सदी पीछे हट जायँगे और दुनिया हमसे नफरत 
करेगी ओर हमें कोसेगी । उदाहरण के लिए, अगर हम इतिहास के मुगल- 


गांधीजी के विचार २७ 


काल को भूलने की बेकार कोशिश करेंगे, तो हमें दुनिया में सबसे अच्छी दिल्ली 
की जामा मसजिद को भूल जाना होगा, या अलीगढ़ की मुस्लिम युनिवर्सिटी 
को भूलना होगा, या दुनिया के सात आश्चर्यों में से एक आगरा के ताज को, 
या मुगरू-कार में बने हुए दिल्‍ली ओर आगरा के बड़े-बड़े किलो को भूछना 
पड़ेगा | तब हमें उसी दृष्टि से अपना इतिहास फिर से लिखना होगा | आज 
का वातावरण सचमुच ऐसा नहीं है, जिसमें हम इस बारे में किसी सही नतीजे 
पर पहुँच सकें । अपनी दो महीने की आजादी को अभी हम गढ़ने में छगे हैं । 
हम नहीं जानते कि आखिर में वह क्या रूप छेगी | जब तक हम ठीक-ठीक यह 
नहीं जान लेते, तब तक अगर हम मौजूदा विश्व-विद्याल्यों में ही भरसक फेरफार 
करें ओर आज की शिक्षण-संस्थाओं में आजादी के प्राण एूँकें, तों इतना काफी 
होगा | इस तरह हमें जो अनुभव होगा, वह नये विश्व-विद्यालय कायम करने में 
हमारी मदद करेगा | 

अब रहौ बात बुनियादी ताढीम की | इस तालीम को शुरू हुए अभी आठ 
बरस हुए, हैं | इसलिए, उसके अमल में जो अनुभव हुआ है, वह हमें मैट्रिक के 
दरजे से आगे नहीं छे जाता | फिर भी, जो छोग इसके प्रयोग में छूगे हैं, उनके 
मन में बुनियादी ताढीम का विकास होता ही रहता है | जिस संस्था के पीछे आठ 
साल का ठोस अनुभव है, उसकी सिफारिशों को कोई भी शिक्षाशात्री ढकरा 
नहीं सकता । हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कि यह बुनियादी तालीम देश के 
वातावरण में से पैदा हुई है ओर देश की जरूरतों को पूरा कर सकती है। 
यह वातावरण हिन्दुस्तान के सात छाख गाँवों में ओर उनमें रहनेवाले करोड़ों 
लोगों में छाया हुआ है। उनको भुछाकर आप हिन्दुस्तान को भी भूछ 
जायँँगे। सच्चा हिन्दुस्तान शहरों में नहीं, बल्कि इन सात लाख गॉबों में बसा 
है! शहर विदेशी हुकूमत की जरूरतें पूरी करने के लिए खड़े हुए थे। आज 
भी वे पहले की तरह निभ रहे हैं। क्योंकि विदेशी हुकूमत हिन्दुस्तान से 
चली गयी, लेकिन उसका असर अभी बना हुआ है--इतनी जल्दी वह जा 
भी नहीं सकता | 

यह लेख में नयी दिल्ली में छिख रहा हूँ । यहाँ बेठे-बैदे में गाँवों कौ क्‍या 


२६ नयी तालीम 


खयाल कर सकता हूँ ? जो बात मुझ पर छागू होती है, वही हमारे मंत्रि- 
मंडल पर भी लागू होती है। फर्क यही है कि उस पर यह विशेष रूप से छागू 
होती है । 

यहाँ हम बुनियादी तालीम के खास-खास सिद्धान्तों पर विचार करें 

१. पूरी शिक्षा स्वावरूम्बी होनी चाहिए | यानी, आखिर में पूँजी को छोड़ 
कर अपना सारा खर्च उसे खुद निकालना चाहिए । 

२, इसमें आखिरी दरजे तक हाथ का पूरा-पूरा उपयोग किया जाय | 
यानी, विद्यार्थी अपने हाथों से कोई न कोई उद्योग-धंधा आखिरी दरजे तक 
करें । द 

३. सारी तालीम विद्यार्थियों की प्रान्तीय भाषण द्वारा दी जानी चाहिए । 

४, इसमें साम्प्रदायिक धार्मिक शिक्षा के लिए. कोई जगह नहीं होगी । 
लेकिन बुनियादी नेतिक तालढीम के लिए काफी गुंजाइश होगी | 

५, यह तालीम, फिर उसे बच्चे लें या बड़े, ओरत लें या मर्द, विद्यार्थियों 
के घर्रो में पहुँचेगी | । 

६. चूँकि इस तालीम को पानेवाले छाखों-करोड़ों विद्यार्थी अपने आपको 
सारे हिन्दुस्तान के नागरिक समझेंगे, इसलिए उन्हें एक आन्तरप्रान्तीय भाषा 
सीखनी होगी | सारे देश की यह एक भाषा नागरी या उर्दू में छिखी जानेवाली 
हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। इसलिए, विद्यार्थियों को दोनों लिपियाँ अच्छी तरह 
सीखनी होंगी | 

इस बुनियादी विचार के बिना या इसको ठुकराकर जो नये विश्व-विद्याल्य 
कायम किये जायेँगे, वे मेरे विचार से देश को कोई फायदा नहीं पहुँचायेंगे; 
उल्ठे नुकसान ही करेंगे | इसलिए, सब शिक्षाशासत्री इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि 
नये विश्व-विद्याल्य खोलने से पहले थोड़ी देर ठहरना ओर सोच-विचार करना 
जरुरी है | 
हशिजनसेवक, २-११-/४७ 


नयी तालीम 
रूपरेखा १३ 


बापूजी ने सन्‌ १९२१ से ही रचनात्मक कार्यक्रम को अपनी सारी क्रान्ति- 
कारी योजना का आधार माना था । शुरू में ही जब उन्होंने स्वराज की लड़ाई 
छेड़ी, तब सबसे पहला प्रोग्राम! उन्होंने यही रखा कि ३० जून तक देश के छोग 
पचीस छाख चरखा चलाने छूगें, एक करोड़ सदस्य हो जायेँ ओर एक करोड़ 
रुपया “तिलक स्वराज-फण्ड” में इकट्ठा कर हेँं। इस प्रकार आजादी की छड़ाई 
को देश के सामने रखकर जहाँ वे सत्याग्रह-संग्राम द्वारा स्वराज की ओर बढ़ते 
रहे, वहाँ इन विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा वे बढ़े हुए कदम को 
मजबूती के साथ जमाते भी जा रहे थे | 


नयी तालीपम' का जन्म . 


इस प्रकार वे समय-समय पर चरखा, ग्रामोद्योग, हरिजन-सेवा आदि विभिन्न 
रचनात्मक कार्यक्रम की स्थापना करते गये | उन्हें संगठित रूप देने के लिए वे 
चरखा संघ, आ्रामोद्योग संघ, हरिजन-सेवक संघ जैसी संस्थाएँ भी कायम करते 
रहे | अन्त में जब सन्‌ ३७ में कांग्रेस के हाथ में शासन की बागडोर आयी 
ओर उन्होंने देखा कि अब मुल्क करीब-करीब स्वराज के दरवाजे पर आ गया 
है, तब उन्होंने देश के सामने “नयी तालीम” के रूप में अपनी अन्तिम योजना 
रखी | उन्होंने कहा था कि यदि मुल्क को सच्चे स्वराज की प्राप्ति और रक्षा 
करनी है तो 'नयी तालीम को पूरी तरह से अपनाना होगा | मुल्क को 
आजादी का अर्थ है जनता की आजादी । अगर जनता की आजादी सही 
माने में स्थापित करनी है, तो देश में सात राख गाँवों के प्रत्येक नर-नारी को 
ऐसी तालीम देनी होगी, जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी जिम्मेदारी सैंभाल सकें; 
साथ ही वे स्वावलूम्बी हो सके ताकि छोग केन्द्रीय-शासन-यन्त्र का भराँसा किये 


२८ नयी तालीम 


बिना खतन्‍्त्र रूप से देश की बागडोर सँभाल सके | इस प्रकार कांग्रेस के प्रथम 
मन्त्रिमण्डल के साथ ही मुल्क में 'नयी तालीम! का जन्म हुआ | 
“नयी तालीम' का उद्देश्य 

बापू ने जितनी योजनाएँ दीं, उनमें 'नयी ताढीम' सबसे आखिरी और 
सबसे अधिक क्रान्तिकारी योजना है। यह आधुनिक शिक्षितजनों को सबसे 
अधिक चक्र में डालनेवाल्य प्रोग्राम' है। आचार्य कृपालानी ने 'नयी तालीम' 
पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही “अन्तिम नादानी” रखा है, क्योंकि वह 
पुस्तक अंग्रेजी में थी और अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के लिए. बापूजी के रचनात्मक 
कार्यक्रम की सारी योजना ही “पागलूपन” की-सी दिखलाई पड़ती रही है | परन्तु 
बापू मुल्क को अपने खम्त के अनुसार बनाना चाहते थे | किसी मुल्क को बनाने 
के लिए मुख्य साधन शिक्षा का ही होता है। देश ओर समाज को एक निश्चित 
दिशा में संगठित करने के उद्देश्य से ही शिक्षा-पद्धतियाँ बनती हैं । 

अतः नयी तालीम के सिद्धान्त और उसकी रूपरेखा समझने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि इस तालीम, इस शिक्षण-योजना के 
पीछे बापू का उद्देश्य क्या था और उसके द्वारा वह दुनिया को किस साँचे में 
ढालना चाहते थे ! वस्तुतः संसार में ताढीम की, शिक्षा की, जो भी पद्धति 
निकली उन सबके पीछे निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक 
व्यवस्था कायम करने की नीयत ओर उसके अनुकूल नागरिक तैयार करने का 
उद्देश्य रहा है। खभावतः नयी तालीम' के पीछे बापू का भी यही उद्देश्य रहा । 


पेकॉले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ओर भारत का बाबू समाज 
प्राचीन काल में भारत, मध्य एशिया तथा रोम आदि देशों में जब धार्मिक 
आधार पर समाज-व्यवस्था का संगठन हुआ था, तब उनकी शिक्षा-पद्धति उसीके 
अनुरूप रही | मध्यकालीन भारत में ब्राह्मणप्रधान वर्णाश्रम के आधार पर 
समाज-व्यवस्था के लिए, अह्मचर्याश्रम की जो पद्धति चली उसमें सारे शिक्षण का 
तर्ज ओर'तरीका ऐसा था, जिससे आश्रम से निकले हुए. शिक्षार्थी समाज में 
अनुकूल स्थान ले सके । उसी प्रकार अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भ में मेकॉले साहब ने 


नयी तालीम २९ 


जब वर्तमान शिक्षा-पद्धति की शुरुआत की थी, तब उस समय उनको भारत में 
एक विशेष प्रकार के बाबू रूपी गुलम-समाज की आवश्यकता थी | उसी नीयत 
से उन्होंने अपनी शिक्षण-प्रणाली का विधान किया । बे चाहते थे कि भारत में 
कुछ अंग्रेजी संस्कारवाले छोग हाँ जो अंग्रेजी शासन के पुर्ज बनकर काम करें, 
जिनमें किसी प्रकार की मोलिक बुद्धि का विकास न होने पाये ओर परिणामतः 
लोगों में निर्माण-कार्य की प्रेरणा, प्रवृत्ति या योग्यता का समावेश न हो सके | 
इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा द्वारा देश में बाबू ओर साहबों का एक 
समाज तैयार किया जो हाथ-पैर से न केवछ कुछ करने में असमर्थ थे, बल्कि 
इसमें वे अपना अपमान भी समझते थे । 
९७. ३१. 
अंग्रेजी शिक्षा का घातक परिणाम | 
दूसरी ओर मेकॉले की शिक्षा-पद्धति ने देश के प्राचीन ग्राम-शिक्षाल्यों को 
बर्बाद और सारे शिक्षा-संगठन को कैन्द्रित करके उसे अपने नियंत्रण में छेकर 
इतना खर्चीछा बना दिया कि देश का गरीब जनवर्ग शिक्षा से कतई वंचित 
हो गया । इस प्रकार योजनापूर्वक इस देश की आबादी को दो श्रेणी में विभा- 
जित कर दिया गया | पहली : हाथ-पैर से अपंग, अकर्मण्य और निष्किय बैठने- 
वाली; दूसरी : दिमाग से बिल्कुल पंगु, कैवछ शरीर-श्रम करनेवाली | इसका 
मतलब यह कि देश में दो प्रकार के जीव रह गये। एक 'कोढ़ी! और दूसरा 
“गोरू! (बैल )। कोशिश यह थी कि मुल्क में मनुष्य नाम का कोई प्राणी बाकी 
न रह जाय, क्योंकि वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो प्रकृति से मिली हुई बुद्धि 
ओऔर शरीर, दोनों का पूर्णरूपेण संचालन करके उनका सम्यक्‌ विकास करे 
ओर समाज-सेवा में दोनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता रहे | मूल उद्देश्य 
यह था कि भारतीय लोग कुछ कर न सके ओर अंग्रेजों का साम्राज्यवादी 
शोषण हमेशा निर्विष्न रूप से चलता रहे | 


शिक्षा-पद्धतियों के उद्देश्य 
आज बड़े-बड़े शिक्षाशास्त्र और जननायक जी भरकर आधुनिक. शिक्षा- 
पद्धति की आलोचना करते हैं कि इस पद्धति ने हमारे देशवासियों को बपुंसक बना 


३० नयी तालीम 


दिया है। लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि जो छोग भारत पर सदैव कब्जा 
जमाये रखना चाहते थे, क्या वे कभी ऐसी भूल कर सकते थे कि यहाँ के युवकों 
को ऐसी शिक्षा दे, जिससे वे सच्चे मर्द बनकर दो दिन में अंग्रेजी साम्राज्य को 
समाप्त कर दें ! 

इस तरह प्रत्येक युग ओर प्रत्येक देश में एक निश्चित प्रकार की समाज- 
व्यवस्था चल्यने और कायम रखने के लिए, भिन्न-मिन्न परिस्थितियों के अनुसार 
भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों बनती हैं। अतः अपनी कव्पना के अनुसार 
नयी समाज-व्यवस्था कायम रखने के लिए गांधीजी के लिए बिलकुछ आवश्यक 
था कि वे भी वेसी ही शिक्षा-पद्धति का आविष्कार करते जिसके द्वारा सहज ही 
देश और दुनिया में उनकी कल्पना की समाज-क्रान्ति सफछ हो सके । अतएव 
पहले हम यह समझ हें कि गांधीजी भारत में और भारत द्वारा संसार में किस 
प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम रखना चाहते 
थे, क्योंकि इसके बिना हम "नयी तालीम के मौलिक सिद्धांतों को ठीक-ठीक 
नहीं समझ सकेंगे | ७ ७ ७ 


राजनीतिक आधार :२: 
(१) 


यह मानव-समाज का राजनीतिक युग है | आज प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव 
बन गया है कि वह हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखता है। अतः 
गांधीजी देश में राजनीतिक व्यवस्था केसी बनाना चाहते थे, पहले इसी पर 
विचार करने की आवश्यकता है। साथ-साथ यह भी सोचने की बात है कि 
गांधीजी भावी समाज की जो कल्पना करते हैं, क्या वह उनकी एक कपोल- 
कल्पित चीज है ओर उसका इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है ! या उनकी सारी 
' विचारधारा मानवता के इतिहास के विकासक्रम की एक कड़ी मात्र है| 


अवतार और महापुरुष 

युग-युग में मनुष्य अपने सुख, शान्ति ओर स्वतन्त्रता के लिए जो प्रयोग 
ओर चेशएऐँ करता आया है, वे ऐतिहासिक परम्परा की निश्चित कड़ियाँ ही होती 
हैं। वस्तुतः समाज में जो परिकव्पनाएँ होती हैं वे सदैव पुराने प्रयोगों के परि- 
णाम ओर पिछले अनुभवों के आधार पर ही होती हैं। कोई अवतार या कोई 
महर्षि ख्वाहमख्वाह मनमानी बात नहीं करता । सच तो यह है कि संसार में 
जितने भी महर्षि ओर अवतार हुए हैं, उन्हें समाज की सम्मिल्ति इच्छा-शक्ति 
की प्रतिमूर्ति ही समझना चाहिए। अवतार, आसमान में बेठे हुए किसी भग- 
वान्‌ के अवतार नहीं, बल्कि सारे मानव-समाज की उच्चतर आकांक्षाओं के ही 
अवतार होते हैं। इसलिए वे समाज के अनुभव-समुच्चय से बाहर नहीं जा 
सकते | वे मानव-समाज के पिछले प्रयोगों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान 
करने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं | 


प्राणी की मूल चेष्टा 
अतएव गांधीजी समाज में किस प्रकार की समाज-व्यवस्था लाना चाइते 
थे, इसे समझने के लिए. यह भी जानना होगा कि मनुष्य आदिकाल ओ झ्पनी 


३५२ नयी तालीम 


समस्याओं को हल करने के लिए जो प्रयत्ञ करता रहा है उसका इतिहास कैसा 
है ? मानव इतिहास के आदिकाल में जब किसी किस्म का सामाजिक संगठन 
नहीं था तब मनुष्य प्रकृति-माता की गोंद में अकैला ही विचरता रहा | उस वक्त 
अपने को जीवित रखने को चेश करना ही उसका प्रमुख काम था; क्योंकि सृष्टि 
का व्यापक रूप से अध्ययन करने पर शात होता है कि प्राणिमात्र की मूल 
प्रवृत्ति है कि वह अपनी रिथिति को कायम रखने की कोशिश करे। यह प्रकृति 
का एक सामान्य नियम है । हम यह भी देखते हैं कि प्राणी अपनी म्थिति को 
हूबहू अपनी शकछ में ही कायम रखना चाहता है। जब तक जिन्दा रहकर 
अपनी रक्षा कर सके, वह इसी चेष्ट में लीन रहता है; इसके बाद वह अपनी 
स्थिति को अपनी सनन्‍्तान के रूप में कायम रखने की कोशिश करता है। 
इसलिए, हम कह सकते हैं कि मानवस्ष्टि के प्रारम्भ में अपने को जीवित रखने. 
का सामान जुटाना ही मनुष्य का एक प्रमुख कार्य रहा होगा | विशाल भू-खंडों 
में स्वच्छन्द रूप से विचरते हुए ही वह इस काम को पूरा करता होगा | बाद 
में, सम्भवतः, आबादी की वृद्धि के साथ-साथ ऐसी स्थिति आयी होगी, जब 
एक मनुष्य की चेष्टा ने दूसरे की चेष्ठ के साथ टक्कर खायी होगी | इस टक्कर 
में संघर्ष ओर फिर हिंसा की बृत्ति का पैदा होना स्वाभाविक था। परिणाम 
यह डुआ कि जिन्दगी के साधन जुटाने के सिलसिले में मन्नुष्य 


एक-दूसरे पर हिंसा के प्रयोग से खयं का नाश करने रूगा । आबादी 


थोड़ी रही तो नाश का अवसर थोड़ा ही रहा होगा । आबादी के बढ़ने के 
साथ-साथ इस संघधष्र का अवसर भी जल्दी-जल्दी आने छगा ओर अन्त में एक 
दिन यह संघर्ष इतना बढ़ गया कि मनुष्य के लिए अपनी स्थिति कायम रखने 
की ही समस्या खड़ी हो गयी । जीवन-रक्षा की चेष्टा ने ही उसकी जिन्दगी को 
खतरे में डाल दिया। तब प्राकृतिक स्वधर्म यानी अपनी स्थिति को कायम 
रखने की चिन्ता उसके सामने नये ढंग से आ खड़ी हुईं | उसने देखा कि संघर्ष 
ओर हिंसा को जब तक सीमित न किया जायगा और उन्हें किसी नियन्त्रण में 
न रखा जायगा, तब तक अपने को कायम रखना भी असम्भव होगा। तभी 


उम्तगा 


प्रति 


नयी तालीम झ३ 


से मानव-समाज हिंसा पर' विजय पाने के लिए विभिन्‍न प्रयोगों में छगा 
हुआ है. | 
केन्द्रवाद का प्रारम्भ 

भागवत की कथा है कि जब छोग “मत्स्य न्याय” से परेशान होकर बद्या 
के पास पहुँचे और मानव-समाज के खतरे की बात कही तो अक्मा ने उनकी 
रक्षा कै लिए मनु महाराज को पए्थ्वी पर राजा बनाकर भेजा। भागवत की 
कथा सम्मवतः उपर्युक्त परिस्थिति की परिचायिका है | वस्तुतः मनुष्य ने जब 
देखा कि आपस के संघर्ष से सारा समाज ही नष्ट हो जाना चाहता है, तो वह 
उससे बचने का उपाय सोचने छगा ओर समाज-व्यवस्था का एक नया प्रयोग 
प्रारम्भ हुआ यानी सहयोग के आधार पर समाज का संगठन किया गया और 
इसे निश्चित ओर निर्विष्न रूप से चलाने के लिए. एक मुखिया या सरदार की 
सृष्टि हुई छोगों ने सोचा कि अगर वे अपने में से थोड़ी-थोड़ी शक्ति-संग्रह 
करके उसे एक व्यक्ति में कैन्द्रित कर दें, तो वह विशेष शक्तिशाली व्यक्ति बाकी 
लोगों को काबू में रख सकेगा और कम-से-कम उतने दायरे में मनुष्य-समाज 
के अन्दर हिंसा सीमित होकर शांति, &ंखलछा कायम रह सकेगी | इस प्रकार 
मनुष्य ने शांति, शद्भुला और स्वतंत्रता की. रक्षा के लिए पहले-पहल शाज़तंत्र 
की सृष्टि की | यही था कैन्द्रवाद का प्रारम्भ | 


शासक-वर्ग और शोषण 


साफ है कि यह “केन्द्रीय मानव” यानी राजा आम जनता से कुछ विशेष 
शक्ति ओर कुछ बड़ी हैसियत रखता था | अपनी रहन-सहन आदि के कारण 
वह एक विशेष ओर भिन्न श्रेणी का मनुष्य गिना जाने छगा | इस प्रकार 
समाज में दो वर्ग हुए : “केन्द्रवर्ग? ( राजवर्ग ) और “जन-वर्ग” | कारक्रमं में 
राजा को सन्तति हुई। प्रकृति की मूल प्रवृत्ति यानी अपने ही स्वरूप में अपनी 
स्थिति को कायम रखने की बृत्ति राजवर्ग की इन सन्तानों में भी दोनी« 
स्वाभाविक थी। इधर व्यवस्था या शासनक्षेत्र मं अधिक आदमियोँ को सुथ्नन देने 

डर 


३४ नयी तालीम 


की आवश्यकता नहीं थी | अतः अपनी हैसियत को कायम रखने के लिए उन्हें 
दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करना पड़ा । समाज में ऊँची हैसियत में रहने के लिए 
शासन के सिवा दूसरा क्षेत्र आथिक ही हो सकता था। अतः इन राजवर्गवार्लं 
ने आर्थिक क्षेत्र में कुछ लेन-देन करके आमदनी का ऐसा सिलसिला आरंभ 
किया जिसमें उत्पादन तो हो पर स्वयं श्रम न करना पड़े । इस तरह शासकों ने 
अपने वर्ग में विस्तार करके आर्थिक क्षेत्र में मी अपना स्थान बना लिया | 
परिणामतः, मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए जिस विशेष कैन्द्रीय वर्ग ( राजवर्ग ) 
की सृष्टि की थी उसने राजकीय ओर आर्थिक, दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया 
और जन-स्वातंत्र्य का आन्दोलन राजनीतिक से आर्थिक क्षेत्र में न फैल सका | 


मैंने “राजा की सनन्‍्तान” शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब यह 
नहीं है कि जितने अनुत्पादक वर्गों को सृष्टि हुई, वे सब राजाओं के वास्तविक 
वंशधर ये | छेकिन उनकी सृष्टि राज-काज के सिलसिले से ही हुई | राजा को 
मदद करने के लिए गुमाश्ता यानी व्यवस्थापकों का जन्म हुआ | फिर राजवंश, 
व्यवस्थापकवंश आदि अनेक अलनुत्पादक वर्ग की सृष्टि हुई। इनके लिए 
आवश्यक था कि उत्पादन किये बिना भी उपभोग का उपाय करें | बहुमुखी 
व्यापार का क्षेत्र तैयार करके इन्होंने इसके लिए वाज्छित अवसर प्रांप्त किया | 
प्रकृति का नियम है कि किसी चीज का जन्म होने पर वह स्वाभाविक रीति से 
फैल्ती रहती है । राज-काज के बहाने जिस अनुत्यादक वर्ग की सुष्टि हुईं, वह 
फैलकर इतना विशाल हो गया कि मानव-समाज में शासन ओर शोषण की 
एक संकटपूर्ण समस्या खड़ी हो गयी । 


अत एक बार फिर वह दिन जाया कि मनुष्य ने सुख ओर शान्ति की 
नीयत से जिस केन्द्र, जिस शज की स्थापना की थी वह उसीको हड़पने 
लगा | जिस हिंसा को उसने कैन्द्रीय शक्ति द्वारा सीमित करना खाह्य था 
ब्रह्ी शोषण के रूप में अधिकाधिक फैल्ती हुई नजर आयी । प्रजा के सामने 
अ्म-रक्षा की समस्‍या आ खड़ी हुईं; उसकी जिन्दगी भारी खतरे में पड़ 


नयी तालीम ३५ 


चुकी थी। प्रजा ने सोचा ओर महसूस किया कि उसने कैन्द्रवाद' की सृष्टि 
करके भूल की। कैन्द्र' को बनाया गया था सिर्फ व्यवस्था और शासन के 
लिए, लेकिन आशिक क्षेत्र में फैल जाने से वह मनुष्य की जिन्दगी पर ही 
हावी हो गया; क्योंकि उसने मनुष्य की आवश्यकताओं का अधिकार अपने 
हाथ में छे लिया था । 


अजातन्त्र का उदय 


राजनीतिक के साथ ही आर्थिक जीवन पर भी कब्जा कर हछेने के कारण 
शासक-वर्ग प्रजा का निर्देलन करने में अधिक समर्थ हो गया था। फिर दास- 
प्रथा ने जोर पकड़ा जिससे प्रजा की हालत और भी शोचनीय हो गयी | 
मनुष्य की मौलिक स्वतन्त्रता का भी लछोप हो गया | परिणासतः वह इस बात 
पर विचार करने छूगा कि किसी तरह उस केन्द्र को विघटित किया जाय 
अर्थात्‌ जिस सत्ता को प्रजा ने अपने में बयोरकर एक केन्द्रीय व्यक्ति कै हाथ 
में सॉंपा था उस सत्ता को फिर से अपने हाथ में लेने का उसने निश्चय किया । 
मतलब यह कि भनुष्य ने कैन्द्रीय सत्ता के विकैन्द्रीकरण की बात सोची | इस 
बात को हम राजनीतिक भाषा में छोकतन्त्र की स्थापना कहते हैं। लेकिन 
कैन्द्र को प्रजा ने जो सत्ता दी थी उसका उपभोग करते हुए, केन्द्र की कई 
पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं। इस उपभोग को छोड़ देना सरल और स्वाभाविक न 
था क्योंकि केन्द्र को भी तो प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के अनुसार अपने को अपनी 
ही शकल में कायम रखना था। अतः कैन्द्र ने अपनी रक्षा के छिए सदियों के 
संचित साधन ओर शक्तियों का छोकतन्त्र को दबाने में उपयोग किया | फलतः 
राजा ओर प्रजा में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष ने राजनीतिक क्रान्ति का रूप 
धारण किया। यह क्रान्ति फ्रांस के राज-विप्छव से शुरू होकर यूरोप भर में 
फैल गयी । इस क्रान्ति के सामने राजशक्ति ठहर न सकी | एक तरह से प्रजा 
को सफल क्रान्ति ने प्रजातन्त्र कायम किया। लोकतन्त्र की रूहर ने केन्द्रीय 
रणाज़तन्त्र का विध्वंस किया | 


३६ नयी तालीम 


औद्योगिक क्रानित और उसका परिणाम 

'शजनीतिक सफलता के बाद प्रजातन्त्र की लहर का आर्थिक क्षेत्र में फैलना 
स्वाभाविक था क्‍योंकि विश्व की कोई वस्तु एक ही स्थान पर रुकी नहीं रह 
सकती । प्रकृति के नियम के अनुसार उसे तब तक प्रगति करना ही होगा जब 
तक कोई दूसरी शक्ति उसे रोक न दे | 

हुआ भी वही । यह लहर आर्थिक क्षेत्र तक फैल न सकी | एक दूसरी 
परिस्थिति के कारण उस आन्दोलन की सहज प्रगति रुक गयी। जिस समय 
राजनीतिक क्षेत्र में शासन-सत्ता को विकैन्द्रित करने का आन्दोलन चल रहा था, 
ठीक उसी समय वैज्ञानिक जेम्स वाट ने बाष्पीय शक्ति का आविष्कार किया | 
बाष्पीय शक्ति के आविष्कार से केन्द्रवादी वर्ग को अपनी स्थिति को संगठित 
करने कै लिए. बहुत बड़ा साधन मिल गया। पहले वे कोठियों में दस्तकारों को 
गुलाम रखकर समाज के जरूरी सामानों का उत्पादन करते थे। अब वे 
कारीगरों के मुहताज न रहे। उत्पादन बड़े-बड़े यन्त्रों से होने छगा | उत्पत्ति 
के प्रकार में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ | श्रमिक वर्ग बेकार हुआं और उनकी 
कठिनाइयाँ बढ़ीं। एक ओर तो राजनीतिक क्रान्ति द्वारा शासकीय केन्द्रवाद 
को नष्ट किया जा रहा था और उसी समय दूसरी ओर औद्योगिक क्रान्ति द्वारा 
उत्पादन के तरीकों को कैन्द्रीभूत किया जा रहा था। केन्द्रीकरण की यह 
प्रक्रिया इतनी प्रबछ, इतनी मोहक थी कि साश समाज इंसके वलोम ओऔर 
ढिप्सा भें फँस गया 

दस्तकार उत्पादन यन्त्र का मालिक नहीं रह गया । उसे अब अपना- 
अपना यन्त्र छेकर उत्पादन के कार्य को चलाने की आजादी नहीं रह गयी | 
उसे बड़े-बड़े कारखानों में खाली हाथ आकर विश बाप्पीय यन्त्रों के द्वारा 
काम करना पड़ता था। बाष्पीय यन्‍्तरों के आविष्कार से कारीगर ( उत्पादन 
के श्रसिक ) का आथिक निःशर्त्रीकरण हो गया | परिणाम यह हुआ कि समाज 
ने विराद्‌ क्रान्ति करके जैसी प्रगति करने की कल्पना की थी, वह निष्फल 


ख॒यी । मूल क्रान्ति की सारी दिशा ही बदक गयी ओर समाज की . सारी सम- 
स्पाएँ ज्यों की त्यों पड़ी रह गयीं । 


नयी तालीम ३७ 


पूँज्ञीपति सत्ताधारी कैसे बने 

जीवन के साधन प्रास करने की चेष्टा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। इस 
चेष्ठा का परिणाम ही उत्पत्ति है। अतः यह स्वाभाविक है कि उत्पत्ति का 
प्रकार जैसा होगा, समाज का ढाँचा हूबहू वैसा ही होगा। बापष्पीय यन्त्र के 
आविष्कार से उत्पत्ति के प्रकार में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया | विकीन्द्रित 
उत्पादन-पद्धति बदलकर केन्द्रित हो गयी | उत्पादन के तरीके केन्द्रित हो जाने 
के कारण केन्द्रीय राजतन्त्र का विनाश हो ' जाने के बावजूद भी शासन-पद्धति 
केन्द्रित ही रह गयी । अन्य दिशाओं में भी समाज का संगठन कैन्द्रित ढंग से 
होने छऊगा। शासन-यन्त्र के केन्द्रित होने के कारण इसको चलानेवाला, 
कोई निर्दिष्ट व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि समाज के सभी मनुष्य आकर उसे 
चला नहीं सकते | अतः लोकतन्त्र ने प्रतिनिधि-व्यवस्था का रूप धारण किया; 
अर्थात्‌ छोगों की राय से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर उसके द्वारा 
शासन-सूत्र का संचालन होने लगा | इसीका नाम प्रजातन्त रखा गया | 

सत्ताधारी वर्ग ने जब यन्त्रों पर कब्जा करके समाज की उत्पत्ति पर कब्जा 
कर लिया, तो उसके लिए यह आसान हो गया कि वह उत्पादित सम्पत्ति की 
ताकत से छोगों की राय खरीदकर खुद प्रतिनिधि बन जाय | इस तरह उसने 
शासन-यन्त्र पर भी कब्जा कर लिया। जिसके कब्जे में उत्पादन का यन्त्र था, 
उसके हाथ में शासन का यन्त्र भी आ गया। कहने का मतलब यह कि 
शासन-यन्त्र से उत्पादन-यन्त्र, उत्पादन-यन्त्र से शासन-यन्त्र--इसी प्रकार 
कब्जे बदलते रहे, परंतु प्रजा तो जहां थी वहीं पड़ी रही । बल्कि उत्पादन ओर 
शासन दोनों के अतिकैन्द्रित हो जाने के कारण एँजीपति ही सत्ताधारी बन 
गये ओर प्रजा इस एँजीवादी समाज में सामन्त-व्यवस्था से भी अधिक शोषित 
ओर पददलित हो गयी | 

दास-प्रथा का अन्त और मजद्र-प्था का आरम्भ 


यह सही है कि सामन्तवादी समाज में श्रमिक गुरूम था। उसे- किधी 
किस्म की स्वतन्त्रता न थी | वह मालिक के कहने पर उठता और बकैडता'्था | 


३८ नयी तालीम 


एूँजीवादी समाज में एूँजीपतियों ने स्वतन्त्रता की मीठी-मीठी बातों के साथ 
दास-प्रथा को मियाकर अ्रमिक को स्वतन्त्र कर दिया, क्योंकि उन्होंने हिसाब 
लगाकर देखा कि दास-प्रथा का अन्त किये बिना स्वार्थ सिद्ध होना कठिन 
था | भाष के यन्त्रों दया उत्पादन होने से श्रमिकों की पहली जेसी अधिक 
आवश्यकता नहीं रह गयी थी । अतः शुलर्मों को सपरिवार खिलाकर पालने 
में बड़ा नुकसान था | उन्होंने देखा कि अगर वे गुलामों को आजाद कर दें 
तो जरूरत पड़ने पर मजदूरों को बुलाकर काम में ले लेने में पड़ता बराबर 
रहेगा | इस तरह दास-अ्रमिकों की अपेक्षा आजाद-मजदूरों से काम हछेने में उन्हें 
अधिक लाभ होने छगा | नतीजा यह हुआ कि बेकार श्रमिक-परिवार भूखों 
मरने छगे। 


कल-कारखानों से उत्पादन होने के कारण बेकारों की संख्या बढ़ती गयी 
और एँजीपतियों के लिए. उनका मनमाना शोषण आसान हो गया, क्योंकि 
अगर कोई मजदूर अत्याचार सहने से इनकार करता, तो उसके बदले में असंख्य 
बेकार और भूखे छोग किसी भी शर्त पर काम करने को तैयार हो जाते थे । 


स्वावलम्धी उत्पादन का नाश $ लोकतन्त्र का नाश 


मजदूर ही नहीं, किसान ओर दूसरे छोग भी पूँजीवादी व्यवस्था के कारण 
पहले से अधिक तकलीफ में पड़ गये। सामन्तवादी समाज में सामन्तों की 
संख्या अधिक होने के कारण साधारण प्रजा उनके आपसी झगड़ों से छाभ 
उठा सकती थी। उनकी व्यक्तिगत प्रकृति और प्रवृत्तियों में स्वाभाविक 
विभिन्नता होती थी । इससे भी समय-समय पर प्रजा की दशा में परिवर्तन 
होने की गुंजाइश रहती थी। सामन्‍्त और प्रजा के बीच कुछ व्यक्तिगत 
सम्बन्ध भी रहता था | इसलिए समय-ससय पर प्रजा को कुछ-न-कुछ राहत 
मिल जाया करती थी। उत्पत्ति के साधन उत्पादक के हाथ में होने से 
कारीगर लोग कोठियों के बाहर भी थोड़ा-बहुत अपनी आवश्यकता के अनु- 
सारव्उत्फ्दन कर लेते थे। कोठियों में केन्द्रित होते हुए भी उत्पादन बहुत 


नयी तालीम ३९ 


हृद तक विकैन्द्रित था। प्रजा को अपनी जिन्दगी की आवश्यकता के लिए 
पूर्ण रूप से सामन्तों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। सामन्त-प्रथा में शासन 
का आकार-प्रकार कैर्द्रित था, पर सामन्तों की संख्या बहुत होने के कारण वह 
केन्द्र भी विकेन्द्रित दशा में ही चलता था। एजीवादी व्यवस्था में कैन्द्रीकरण 
बढ़ता ही गया । धीरे-धीरे धनिकों का गुट बनता गया | छोटी कम्पनियाँ हृट- 
कर बड़ी कम्पनी में मिलने छगीं। प्रजा और पूँजीपतियों में अन्तर बढ़ता 
- गया | उत्पादन के साधन प्रजा के हाथ से निकलकर केन्द्रित होने छगे और 
प्रजा का सम्पूर्ण रूप से आर्थिक निःशस्त्रीकरण हो गया । इस तरह स्वतन्त्र और 
स्वावठम्बी प्रथा को छोड़कर प्रजा अपनी आवश्यकताओं के छिए, पूर्ण रूप से 
इन धनिकों के सहारे हो गयी और उनकी बनायी हुई प्रत्येक शर्त को मानने 
के लिए मजबूर हो गयी | परन्ठ॒ कहा यह जाता था कि जो कुछ होता है प्रजा 
की राय से ही, प्रजा के प्रतिनिधियों के द्वारा ही होता है। भव्य ऐसे मजबूर 
लोगों के “प्रतिनिधि-तंत्र” को लोकतंत्र कहना छोकतन्त्रता का मजाक नहीं तो 
और क्या है ! क्योंकि गरज से दबी हुई जनता स्वतन्त्रतापूर्वक राय ही कैसे 
दे सकती है ! । 

इस तरह औद्योगिक क्रान्ति ने पूँजीवाद को जन्म दिया और उसने छोक- 
तन्‍्त्र की ही जान ले छी। प्रजातंत्र की पवित्र कल्पनाएँ वैधानिक पुस्तकों के 
पन्नों में बैँधी रहीं । उनमें असल्यित आ ही नहीं सकी । प्रजा की दशा ठीक 
वैसी ही रही, जैसे किसी किसान को मुकदमे में अपनी डिग्री के बावजूद भी 
जमीन पर अपना कब्जा नहीं मिल्ता । 


खच्छन्द उत्पत्ति का नतीजा 
एूँजीवादी व्यवस्था में अन्धाधुन्ध उत्पादन के कारण उपभोग्य सामग्री का 
अपव्यय होने छगा । मनमाना उत्पादन करते समय कोई यह नहीं देखता कि 
समाज को कौन-सी सामग्री कितनी और किस किस्म की चाहिए प्रत्येक 
उत्पादक तात्कालिकि स्थिति के अनुसार जिस सामग्री के उत्पादन में रझधिक 
वा देखता है, उसीमें सारा कच्चा मार समाप्त कर देता है। बेक़ारी,बढ़ने से 


७० नयी तालीम 


प्रजा की क्रयशक्ति क्षीण हो गयी ओर परिणामतः उपभोक्ताओं की संख्या 
घटती गयी । चीजों की माँग का कोई निश्चय न रह गया, इसीलिए कच्चा भाल 
पैदा करनेवाले किसानों के लिए उत्पादन के अनुपात का कोई सही सिलसित्य 
या सही अनुमान रखना कठिन हो गया । किसी सार किसी माल की अधिक 
माँग होने पर किसान ने दूसरे भाछ उस माल की पैदावार बढ़ाकर जब देखा 
कि उस साल उसके पैदा किये हुए माल की माँग कतई नहीं है, तो उसकी 
हालत शोचनीय हो जाती है; वह क्रिंकर्तव्यविमूढ़ ओर हतोत्साह हो जाता है। 
उसको जिन्दगी से कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती; पेदावार बढ़ाने के प्रति भी 
बह उदासीन हो जाता है | इस प्रकार पूँजीवादी व्यवस्था में संसार की हालत 
ऐसी हो गयी कि जहाँ एक ओर अत्यधिक उत्पत्ति के कारण छोग उसे विनष्ट 
करते रहे, वहीं दूसरी ओर लाखों और करोड़ों नर-नारी भूख से तड़प-तड़पकर 
मरते रहे | साफ बात तो यह है कि मानव-समाज ने जिस हिंसा, शोषण, 
गुलामी तथा भुखमरी से बचने के छिए सामन्त-प्रथा. का नाश किया, एूँजीवादी 
समाज में उसका संकट घटने के बजाय और भी बढ़ गया । मनुष्य की जिन्दगी 
अधिक खत्रे में पड़ गयी। अतः समाज को अपनी स्थिति की रक्षा के लिए 
फिर से उपाय सोचना पड़ा । इसी सिलसिले में उसने कई प्रयोग किये जिनमें 
“समष्विद ओर “'फासिस्टवाद”, दो प्रमुख प्रयोग कहे जा सकते हैं | 


( २ ) 
काले मार्क्स 
सौ वर्ष पहले की बात है। प्रजा पूँजीवाद से अस्त और व्याकुल हो उठी 
थी। परिणामतः उसकी सामूहिक अधीरता ने काले मार्क्स को जन्म दिया | 


कार्छ मार्स बहुत बड़ा पष्डित और. अद्भुत विद्वान श्रा। उसने सारी स्थिति 
का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया | 


नयी तालीम हर 


मार्क्स का दर्शन 


'सबसे पहले शासन-यन्त्र को विकेन्द्रित करने की पिछली क्रान्ति की 
विफलता के कारण ढूँढ़ते हुए मार्क्स ने देखा कि प्रजा की सम्पत्ति पूँजीपतियों 
के कब्जे में होने से वे जनता को निर्दयतापूर्वक पीसते रहे हैं| उसने यह भी 
देखा कि जब तक जिन्दगी की आवश्यक सामग्री पूँजीपतियों के हाथ में रहेगी 
तब तक प्रजा को उन्हींके अधीन रहना होगा। अतः उसने यह निष्कर्ष निकाला 
कि जब तक भोग्य पदार्थों पर समाज का कब्जा नहीं होगा, तब तक समाज 
उनका सही उपभोग नहीं कर सकता। ओर तब तक शासन-सत्ता पर भी 
उसके सही कब्जा होने की सम्भावना नहीं हो सकती । भोग्य पदार्थों पर 
कब्जा तभी हो सकता था, जब सामग्री के उत्पादन ओर साधन पर प्रजा की 
सत्ता कायम हो, क्योंकि इतिहास बतछाता है कि शासकीय या आर्थिक केन्द्र 
में से किसी एक पर जिस वर्ग का कब्जा हो जाता है वह दूसरे पर भी फैल 
जाता है। इसलिए आवश्यक यह बताया गया कि शासन-यन्त्र और उत्पादन- 

त्र, दोनों पर प्रजा की सत्ता कायम हो। इतिहास के आधार पर ऐसा 
सोचना स्वाभाविक ही था | अतः मार्क्स की बातें लोगों के मन में बैठने 
लगीं और प्रजा ने फिर क्रान्ति की । पहली क्रान्ति जिस प्रकार शासन-यन्त्र पर 
कब्जा करने के लिए थी, उसी प्रकार यह दूसरी क्रान्ति उत्तादन-यन्त्र पर कब्जा 
करने के लिए हुई | कहीं यह सफल हुईं, कहीं आंशिक रूप से सफल हुई और 
कहीं विफल भी हुईं | लेकिन जहाँ तक सिद्धान्त ओर विचारों का सवार था, 
बहुत से छोगों ने सोचना शुरू किया कि संसार में स्वतन्त्रता और शान्ति की 
स्थापना के लिए मार्क्स के रास्ते ही जाना होगा | 


फासिस्टवाद का जन्म 


दूसरी ओर कुछ लोगों ने ऐसा देखा कि सारी खुराफात की जड़ ईँजी* 
पतियों के स्वच्छन्द और. निर्बन्ध उत्पादन में छिपी हुई है। उन्होंने यह भी 


४२५ नयी तालीम 


सोचा कि प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली के कारण प्रजा में गेरजिम्मेदारी की भावना 
फैल गयी है और सारे समाज में, सारे संसार में, घोल-घपला उत्पन्न हो 
गया है क्‍योंकि प्रजा अपना प्रतिनिधि चुनकर उसके भरोसे अपनी सारी 
जिम्मेदारियों से निश्चिन्त हो बैठती है। इस निश्चिन्तता कै कारण प्रजा 
की विचार-शक्ति भी पंगु हो जाती है और धीरे-धीरे लोग निश्चेष्ट हो जाते हैं | 
इस प्रकार समाज में दो ही वर्ग रह गये--एक तो स्वच्छन्द पूँजीपति और 
दूसरा प्रतिनिधि पर भरोसा करनेवाल्य अनुत्तरदायी और निश्तेष्ट प्रजावर्ग 
( जो स्वयं अपनी बेहोशी के कारण चतुर एँजीपतियों द्वारा खरीदा जा चुका 
था )। अतः आवश्यक यह था कि समाज-व्यवस्था को चेतन, कुशल तथा 
परिस्थिति के अनुकूल बनाने का उपाय हो। प्रजा के निश्चेष्ठ होने के कारण 
प्रजातन्त्र ऋ कोई मूल्य नहीं रहता | इसलिए प्रजातन्त्र में इन छोगों की कोई 
आस्था भी न थी। अतः उनके विचार से एक जबरदस्त, सुयोग्य ओर 
जागरूक दल के द्वारा प्रजा और पूँजीपति, दोनों पर नियनैत्रण रखकर होगों 
को सक्रिय और सुव्यवस्थित रखने की आवश्यकता थी। लेकिन यह कोई 
आसान काम न था । एूँजीपतियों के कब्जे में शक्ति और सम्पत्ति पहले ही से 
मौजूद थी; वे भछा कब स्वीकार कर सकृते थे कि उन पर दूसरे दल की 
हुकूमत हो ! उधर प्रजा के दिमाग में वहम बैठा हुआ था कि सारी व्यवस्था 
उनकी राय से ही चल रही है। इसलिए प्रजा भी यह स्वीकार करने को तैयार 
न थी कि उसके ऊपर, उसकी राय के बिना, किसी एक दल की हुकूमत हो | 
बात भी ठीक थी कि ऐसे किसी शक्तिशाली दकू की हुकूमत से प्रजा और 
एूँजीपति, दोनों की स्थिति नीचे गिरती थी ( यद्यपि उसमें से एक की स्थिति 
वास्तविक ओर दूसरे की काल्पनिक थी )। अतएव जो छोग इस तरह समाज- 
संचालन के किए, चिन्तित थे, उनके लिए आवश्यक था कि वे एक बलवान्‌ 
ओऔर हृढ्संकल्प दल बनाकर सारे समाज पर जबरदस्ती अपना अधिकार कायम 


करें ताकि समाज की व्यवस्था तथा उत्पादन और बँटवारे का प्रबन्ध ठीक 
तरह से हो सके। ह 


नयी तालीम 8३ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पूँजीवादी संकट से उद्धार पाने के लिए समाज 
में दो विचारधाराएँ चलीं--एक थी रूस (मार्क्स) की समष्टिवादी योजना और 
दूसरी थी इटली की फासिस्टवादी व्यवस्था | 

निराशाजनक स्थिति 

ये दोनों प्रयोग करीब एक ही समय चले, छेकिन कुछ दिनों के बाद से 
ही यह देखने में आ रहा है कि समाज का प्रथम उद्देश्य जो कि हिंसा और 
गुल्यममी से बचकर, सुख-चेन से जिन्दा रहना तथा प्रजातंत्र को कायम रखना 
है, सिद्ध नहीं हो रहा है | 

ऐसा क्यों ?! इसका भी गहराई से विचार करना आवश्यक है। यद्यपि 
फासिस्टवादी नेताओं की भावना, मुख्यतः अपने मुल्क का कल्याण करने की 
थी, उनकी प्रकृति और प्रच्बत्ति ऐसी रही जिससे वे एक निश्चित जाल में फँस 
गये | उन्होंने अपनी जिन्दगी एक छोटे-से शक्तिशाली एवं क्रान्तिकारी दल के 
रूप में शुरू की थी। लेकिन चूँकि उनकी दृष्टि जनवाद के खिलाफ थी, उनकी 
सारी संगठित शक्ति एूँजीवाद के हाथ का खिलोना बन गयी । पूँजीवाद व्यक्ति- 
गत स्वार्थ कै कारण आपसी विश्वंख्ता तथा जनवाद बनाम समष्टिवाद से 
भयभीत था। उनके सामने अपने को सुदृढ़ और संगठित रूप से समाज की 
छाती पर प्रतिष्ठित करना था। वे फासिस्ट्वादी नेतृत्व तथा उसके संगठन में 
अपना उद्धार देखने रंगे ओर उन्हें मदद कर सफलता की ओर आगे बढ़ाने का 
कार्यक्रम उठाया । फासिस्टवादी नेतृत्व मी पूँजीवादी इमदाद के कारण 
उन्हें अपना सहज हितैषी समझने छगा | इस प्रकार पूँजीवाद का साधन तथा 
फासिस्टवाद का व्यक्तित्व ओर संगठन एक साथ मिलकर इतना भयंकर 
ओर शक्तिशाली गुट बन गया कि राष्ट्र का कोई भी तबका या दर उसका 
मुकाबछा नहीं कर सका। फलतः इस गुट ने फासिस्टवाद के नाम से राष्ट्र 
की सारी विरोधी शक्तियों की दबाकर एक तानाशाही तन्‍त्र की स्थापना कर 
दोी। जनता इसकी वज्रमुष्टि के नीचे दब गयी | ५ 

समष्िवादी सिद्धान्त वैज्ञानिक तथा जनवादी आदर्श के ही आधार पर 
बना था | लेकिन इसकी स्थापना करने का साधन ओर ढंग ऐसा था कि इस 


४७ नयी तालीम 


सिद्धान्त के अनुसार जो समाज बना, उसमें तानाशाही का ही संगठन हुआ | 
उत्पत्ति के साधन कैन्द्रित होने के कारण श्रमिकों के नाम से एक संगठित 
दल ने उस पर कब्जा किया और श्रमिकों की ओर से उसे चलाने छगे | ये 
दल दूसरे सबको दबाकर उसी तरह से एकतन्त्री हो गये जिस तरह से 
फासिस्टवादी हुए | वध्तुतः हिंसा के आधार पर जबरदस्ती दबाने का यह 
एक स्वाभाविक नतीजा था | 

अतः हिंसा की प्रगति को सीमित करने का कोई लक्षण नहीं दिखायी 
पड़ रहा है। समष्टिवादी राष्ट्रों में मी फासिस्टवादी राष्ट्रों के जैसा ही अधिनायक- 
तंत्र का बोल्बाद्य है। अन्तर केवल इतना ही है कि फासिस्टवादी तानाशाही 
अपने नग्न रुप में सामने आती है और समष्टिवादी तानाशाही छोकतंत्रीय 
शब्दजाल से दँकी रहती है | 

फासिस्य्वाद में प्रजा जानती है कि वह निर्दछित ओर परतंत्र है इसलिए 
वहाँ यह भी मुमकिन हो सकता है कि किसी दिन जनता की पीड़ानुभूति 
तानाशाह को ही चाट जाय, परंतु समष्टिवादी राष्ट्रों में प्रजा अपने ही भ्रम में 
दबी रहती है--इसी आशा से कि एक दिन प्रकृति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
के कारण यह शासन-सत्ता अपने-आप मुर्झाकर मर जायगी और वह ख्वतंत्र 
हो जायगी । विश्वास रखो, आखिर मुक्ति मिलेगी--ऐसा ही एक श्रम 
उन्हें सदा के लिए निश्चिन्त बनाये रखता है और अधिनायक-तंत्र को खतम 
करने की ओर उनकी प्रवृत्ति आसानी से जाती ही नहीं। वस्तुतः यह सोचने 
की बात है कि ससष्टिवाद की धारणा तथा कल्पना इतने ऊँचे आदर्श के 
आधार पर होते हुए भी प्रजा उसके नीचे फँस केसे गयी । अतः इसके बारे में 
थोड़ी जानकारी कर लेनी चाहिए । 


समष्टिवादी समस्या ; व्यक्तिगत सम्पत्ति का नाश 
समष्टिवादी ने देखा कि समाज में सारी हिंसा और सारे संघर्ष की जड़ 
“मनुष्य में स्वार्थ का आधिक्य | वस्तुतः हिंसा ही समाज को नष्ट करने का 
एकमात्र “कारण है और मानव-समाज के प्रारंभ से ही यह देखा जा रहा है 


नयी तालीम 9५ 


कि हिंसा के जन्मदाता हैं खार्थ और संघर्ष | अतः समष्टिवादी ने हिंसा को 
निर्मूल करने की बात सोची | फिर उसने यह देखा कि सम्पत्ति से ही खार्थ 
पैदा होता है, क्योंकि सारा स्वार्थ सम्पत्ति में ही निहित रहता है। अतः व्यक्ति 
को सम्पत्ति-हीन बनाया जा सके तो खार्थ के लिए कोई गुंजाइश ही न रह 
जायगी | इसीलिए समष्टिवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति को कोई खान 
नहीं दिया गया है। 


वर्गविहीन समाज की आवश्यकता 


हिंसा का दूसरा रूप है, शोषण । उन्होंने देखा कि समाज कई वर्गों में बैँटा 
हुआ है और यह शोषण तब तक जारी रहेगा, जब तक भिन्न-भिन्न वर्गों का 
अस्तित्व बना रहेगा । जब तक समाज एूँजीवर्ग, मध्यमवर्ग, श्रमिकवर्ग आदि 
विभिन्न श्रेणियों में बैग रहेगा तब तक एक के शोषंण से ही दूसरे का स्वार्थ 
सिद्ध होगा । अतः उनकी दृष्टि में यह आवश्यक था कि समाज में किसी किस्म 
का वर्ग-मेद न रहे | इस प्रकार समष्टिवादी सिद्धान्त के अनुसार दुनिया में 
वर्गहीन समाज का संगठन अत्यावश्यक है | 


शासनहीन समाज की आवश्यकता 


उन्होंने इतिहास के पन्नों से यह भी समझा कि मनुष्य की आपसी हिंसा को 
सीमित करने की चेष्टा में ही समाज में शासन-व्यवस्था का आविष्कार हुआ 
था। मतलब यह कि व्यक्तियों की छोटी हिंसा का दसन करने के लिए एक बड़ी 
हिंसा के रूप में शासन की आवश्यकता पड़ी । शासन का अर्थ है; जबर- 
दस्ती यानी स्वातंत्य-विहदीनता; क्योंकि मनुष्य पर जिस हद तक शासन 
रहेगा उसी हृद तक वह उस शासन के अधीन होगा और उसी हद तक उससें 
खतन्‍्त्रता की कमी होगी | अतः समष्िवादी. समाज के अनुसार संसार को हिंगा 
और शोषण से मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि समाज शासन-हीन हो 


७६ नयी तालीम 


समष्टिवादी का साध्य 


इस प्रकार हम देखते हैं कि समष्टिवादी कव्पना के अनुसार दुनिया को 
हिंसा-रहित, शोषण-रहित और खतन्‍्त्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
समाज शासन-हीन और वर्ग-हीन व्यवस्था के आधार पर संगठित हो। उनकी 
कल्पना के अनुसार न कोई व्यक्तिगत सम्पत्ति रहनी चाहिए और न समाज में 
किसी प्रकार से वर्ग-विषमता या शासन का स्थान होना चाहिए | वस्तुतः इस 
प्रकार का समाज बन जाने पर ही प्रजा की चिरकाल की चेष्टा सार्थक होगी | 
कार्ल मार्स ने भावी समाज की इस प्रस्तावना से मानवता का बड़ा उपकार 
किया । उन्होंने कैन्द्रसत्ता के विकट जाल से प्रजा को छुड़ाने के लिए. एक वैज्ञा- 
निक दृष्टोकोण से विचार किया, जिसका एक निश्चित खरूप और जिसमें 
भविष्य की एक निश्चित धारणा थी | इस प्रकार हम मार्क्सवादी यानी समष्टि- 
थादी साध्य का एक स्पष्ट चित्र प्राम्त करते हैं | 


समष्टिधादी नीति-रीति 


लेकिन प्रदन यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था पर पहुँचने का तरीका क्या 
हो ? कार्ल भार्क्स ने बताया है कि सम्पत्ति अर्थात्‌ उत्पादन के साधनों पर प्रजा 
की सत्ता कायम करके श्रमिक यानी उत्पादक के हाथों में सारी सत्ता दे देने से 
ऐसे समाज का संगठन हो सकेगा | अतः' मार्क्स के अनुयायी उत्पादन के 
साधनों पर से ओरों का कब्जा हटाकर उस पर श्रमिक का कब्जा कराने की 
चेश में लूग गये | 

अब तक समाज में एूँजीपति और किसान, दोनों संपत्तिवाले थे। श्रमिकों 
की ही एक ऐसी श्रेणी थी जो शुद्ध श्रम से अपनी जीविका उपार्जन करती थी 
ओर जिसके पास कोई संपत्ति न थी । मार्क्सवादियों के अनुसार व्यक्तिगत- 
सम्पत्तिहीन, शासनहीन तथा वर्गहीन समाज की सही स्थापना ही अ्रमिक-वर्ग 
कर सकता था ओर ऐसे समाज तक पहुँचने की जिम्मेदारी और जमानत भी 
वही श्रेणी कर सकती थी । अतएव यह आवश्यक था कि पहले सारी सत्ता उसी 


नयी तालीम' 8७ 


वर्ग को सौंपी जाय ताकि वह अधिकारपूर्वक शासनहीन और वर्गहीन समाज की 
स्थापना करने में समर्थ हो सके | छेकिन यह न तो आसान बात थी ओर न 
सारा देश इसके लिए राजी हों सकता था, क्योंकि पूँजीपति और किसान-बर्ग, 
दोनों अपनी साम्पत्तिक स्थिति को त्याग कर मजदूरों को आत्मसमर्पण करने के 
लिए तैयार नहीं थे | अतः जबरदस्ती की आवश्यकता पड़ी, जिसकी सफलता के 
लिए. यह जरूरी था कि शुरू में एक जागरूक तथा सुसंगठित दल श्रमिकों की 
ओर से सब पर कब्जा करे। मार्क्सवादी समझते थे कि कोई दूसरा इस सिद्धान्त 
के प्रति वफादार नहीं रह सकता, क्योंकि वह आदर्श का सही प्रतिपालन नहीं 
कर सकेगा | फलतः इस दल ने मजदूरों की ओर से पहले समाज के सम्पूर्ण 
जीवन पर कब्जा किया; प्रजा की खतन्त्रता का अपहरण कर लेने के बाद इसने 
खयं प्रजा का ठीक उसी प्रकार दमन शुरू किया, जैसे पुराने जमाने में प्रजा की 
घमरक्षा के ठेकेदार लोग प्रजा की आध्यात्मिक सभ्यता की रक्षा करने के 


उन्हें हक जला देना भी उन पर करुणा और आशीर्वाद बरसाने के समान 
मानते थे । 


क्‍ दो धाराएँ 

इस तरह समाज को एँजीवादी संकट से छुड़ाने के छिए दो प्रयोग शुरू 
हुए : पहले की कोशिश थी कि एक सचेष्ट, सबरू और सुयोग्य दल के द्वारा 
पूँजीवर्ग और जनवर्ग, दोनों पर कब्जा करके समाज के सुव्यवस्थित संचालन , 
के द्वारा सुख ओर चैन की स्थापना की जाय | दूसरे की चे्ठ यह थी कि 
श्रमिकों की ओर से पूँजीपति ओर किसान, इन सभी वर्गों को जबरदस्ती मिय- 
कर सारी सत्ता अ्रमिक-बर्ग की ओर से एक सुयोग्य और शक्तिशाली दल के 
हाथ में सॉप दी जाय, ताकि एक ही वर्ग के अधिनायकत्व के कारण शोषण और 
संघर्ष का छोप हो सके | परन्तु इन दोनों की कामयाबी व्यापक हिंसा और एक 
ही दल की तानाशाही पर आधृत थी। यही कारण है कि आज दुनिया में 
तानाशाही तंत्र इतने जोरों से फैल रहा है; पूँजीवाद के स्वच्छन्द शोषण से 
घबड़ाये हुए लोगों को दूसरा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, छोग कड़ाही से 
निकलकर भट्टी में कूद पड़ने के लिए उद्यत हैं | 


७८ नयी तालीम 


पूँजीवादी ओर समष्टिवादी विधान 

उतद्यादन के तरीके और तत्सम्बन्धी व्यवस्था ने इस तानाशाही को फैलने 
में काफी मदद पहुँचायी है | समाज के तोर तरीके सदा वैसे ही होते हैं जैसे 
उत्पादन के तरीके होते हैं | समष्टिवादी समाज की उत्पादन-विधि में पूँजीवादी 
तरीकों से कोई भिन्नता नहीं थी | दोनों का ढंग केन्द्रीय था | समष्िवादियों ने 
कैवल उन केन्द्रीय यंत्रों का संचालन श्रमिकों की ओर से चलनेवाले एक दलू के 
हाथ में सॉंप दिया । पूँजीवादी समाज में प्रतिनिधि द्वारा संचालित शासन-यंत्र 
को एँजीपति ने प्रतिनिधित्व पर कब्जा करके अपने अधीन रखा था । इस प्रकार 
शासन ओर उत्पादन, दोनों पर पूँजीपतियों का कब्जा था| समष्टिवादी विधान 
में अन्तर इतना ही हुआ कि दोनों यंत्रों का नियन्त्रण पूँजीपति के हाथ से 
निकलकर एक दल के हाथ में आ गया ( यह दल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व 
करने की ओर अन्त में सत्ता उन्हींकों सोंप देने की बात करता है )। 


संपत्ति के मांह से अधिकार का मोह अधिक बलवान है 


समष्टिबादी कहते हैं कि जिसके पास एक बार सम्पत्ति इकट्ठी हो जाती है, 
वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि उसे बढ़ाने में ही छगा रहता है जो दूसरों 
के शोषण से ही सम्भव हो सकता है। लेकिन मनुष्य का खार्थ कैवल सम्पत्ति 
पर कब्जा करने तक ही सीमित नहीं रहता । समश्विदी यह भूछ गये कि अधि- 
कार का मोह सम्पत्ति कै मोह से अधिक बलवान होता है। जो व्यक्ति या दल 
एक बार सत्ता पर कब्जा कर लेगा वह उसे जनता को न देकर अपने हाथों में 
केन्द्रीभूत करने को कोशिश में नित्य रूगा रहेगा और यह दूसरों के निर्दलन से 
ही पूरा हो सकता है। फल्तः जो दल प्रारम्भ में अमिकों का राज कायम करने 
चलता है, वह सफल होने . पर श्रमिकों की ओर से सत्ता ग्रहण करता है और 
फिर अपने को मजबूत बनाकर अमभिक-शाही” नाम से राज करने छूगता है। 
यही कारण है कि जो दर जनता को स्वतन्त्रता दिव्यने कै लिए शासनारूढ़ 


हा था, उसे आज किसी-न-किसी तरह अपना अधिकार कायम रखने की ही 
फिक्र रूग गयी है 


नयी तालीम ७९ 
केन्द्रीकरण का परिणाम 


जब समष्टिवादियों ने बहुत से एँजीपतियों को खत्म करके एकदलीय 
शासन बनाया, तब उन्होंने यह नहीं देखा कि वे मनुष्य की जिन्दगी के साधन- 
प्रासि कै जरिये को पहले से भी अधिक कैन्द्रित कर रहे थे। नतीजा यह हुआ 
कि जहाँ पहले बहुत से कैन्द्रों में से चुनाव करने की स्वतंत्रता थी, वहाँ आज 
एक संचालक के अलावा दूसरे किसीके पास जाने की गुंजाइश ही नहीं रह 
गयी । जब रुचाल्क ने देखा कि उसके सिवा प्रजा के लिए जिन्दगी कायम 
रखने का दूसरा रास्ता ही नहीं, तो वह उन पर पूरी तरह जमकर उनका 
अधिनायक बन बैठा | परिणामत+ समष्टिवादी राष्ट्रों में भी प्रजा फासिस्टवादी 
राष्ट्री के समान ही अधिनायक की वज्रमुष्ठटि ओर उसकी छार आँखों के नीचे 
दबी हुई है। 


( रे) 
लोकशाही 


मानव-इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक की घटनाओं को देखने से 
हमें मालूम होता है कि प्रजा एक बार जिस केन्द्र के कब्जे में फँस गयी, उससे 
छूटने की कोशिश करने १२ वह उसमें अधिकाधिक जकड़ती जाती है | इसलिए, 
खोज इस बात की करनी है कि वह कोन-सी बात है जो बार बार लोकतंत्र की 
चेश को विफल करती जा रही है। जनक्रान्ति की सफलता के लिए आवश्यक 
था कि शासन-सत्ता विकैन्द्रित होकर प्रजा के हाथ में आये | प्रजा को इस कार्य 
में सफलता मिली भी, परन्तु औद्योगिक क्रान्ति के कारण ठीक उसी समय उत्पा- 
दन के साधन कैन्द्रित हो गये और एूँजीपतियों ने उन्हें हथिया लिया | नतीजा 
यह हुआ कि उत्पादन के साधनों पर कब्जा हो. जाने से शासन-यंत्र पेर भी 

हु 


५५० नयी तालीम 


एूँजीपतियों का कब्जा हों गया और उसने नवजात छोकतंत्र को शैशवावस्था में 
ही कुचल दिया। मतलब यह कि सत्ता विकेन्द्रित नहीं हो पायी, कैबल उसके 
संचालक बदल गये | इस तरह राज्याधिकार सामंतवर्ग के हाथ से पूँजी-वर्ग के 
हाथ में आ गया | इस स्थिति को देखकर काल मार्क्स ने समाज को उत्पादन- 
यंत्र पर अधिकार करने को कहा। मार्क्स की इस सलाह के अनुसार सो वर्ष 
तक लोगों ने काम किया ओर कुछ अनुभव भी प्राप्त किया । इसके बाद 
गांधीजी का आविर्भाव हुआ। उन्होंने देखा कि माक्स के बताये तरीकों से 
समाज का काम चढनेवाल्य नहीं है, क्योंकि जब तक उत्पादन ओर शासन-दंत्र 
कैन्द्रवत्‌ रहेगा, सत्ता प्रजा के हाथ में आ ही नहीं सकती | यह साफ है कि 
केन्द्रीय यन्त्रों पर जिसका कब्जा रहेगा, वह चाहे प्रतिनिधि हो या पूँजीपति, 
वास्तविक सत्ता उसीके हाथ में रहेगी और वह येन-कैन प्रकारेण साधनों का 
स्वेच्छानुसार उपयोग करके लोगों पर हमेशा कब्जा जमाये रखेगा। अतः आव- 
ब्यकता इस बात की है कि उत्पादन और शासन, दोनों पर प्रजा का केवल 
वैधानिक ही नहीं, वास्तविक कब्जा हो ओर केन्द्रीय यंत्र को विकैन्द्रित करके 
उसे जनता को सौंप दिया जाय | परन्तु सत्ता का विकेन्द्रीकरण तब तक नहीं 
हों सकता जब तक यंत्रों का विकैन्द्रीकरण न हो जाय, यानी शासन तथा 
उत्पादन, दोनों विकैन्द्रित होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के हाथ में आने पर ही 
सही छोकशाही कायम हो सकती है। 

काल मार्से के कुछ अनुयायी इस बात को नहीं मानते हैं.। वे छोक- 
शाही पर आस्था रखते हैं। वे कहते हैं कि रूस में समष्विद के कारण 
जो तानाशाही फैली, उसका कारण स्टालिन द्वारा मार्स्सवाद का धोखा होना 
है। छोकशाही के माननेवाले मार्क्स के ये समाजवादी अनुयायी पार्लियामेण्ट 
के तरीके पर आस्था रखते हैं। वे भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयीरण करके 
पार्लियामेण्टरी जनतन्त्र चलाना चाहते हैं अर्थात्‌ वे राजनीति में अधिकारी 
दल के साथ-साथ एक विरोधी दकू को रखना चाहते हैं। पार्लियामेण्टरी 
लोकशाही में विरोधी दल्वालें की निरन्तर चेश यह होती है कि वे अधिकारी 
दल को सत्ता से हटाकर खुद सत्तारूढ़ हो जायँ । और यह उद्देश्य जनता के 


नयी तालीम ५१ 


वोट से ही पूरा करना चाहते हैं । इसका मतलब यह है कि वे निरन्तर जनता 
के सामने इस बात को साबित करने की कोशिश करें कि सरकारी व्यवस्था 
निकम्मी है अतएव उन्हें वोट न देकर विरोधी दल को वोट दे। केन्द्रीकरण 
के आधार पर भूमि और उद्योग के राष्ट्रीयरण का मतलब है, सरकार द्वारा 
दोनों पर सम्पूर्ण नियन्त्रण। इसका मतलब यह है कि जनता की दैनिक 
आवश्यकता के वितरण की व्यवस्था सरकार की ओर से ही हो सकेगी | विरोधी 
दल स्वभावतः सरकार को निकम्मा साबित करने को कोशिश में इस व्यवस्था 
में घपल्ा पेदा करेंगे । कोई भी सरकार इस स्थिति को बरदाइ्त नहीं कर सकती। 
अतः अगर भूमि ओर उद्योगों का राष्ट्रीकरण करना है, तो यह स्वाभाविक है 
कि सरकार विरोधी दल के अस्तित्व को कायम ही न होने दे, नहीं तो वे अपनी 
व्यवस्था सुचारु रूप से न चला सकेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकारी दल 
द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेदारी तभी निभ सकती है, जब अधिकारी दल राज- 
नीति पर एकाधिपत्य कर सके । वस्ठ॒तः रूस में जो तानाशाही चल रही है, वह 
स्टालिन के विकृृत मस्तिष्क का फल नहीं है; बल्कि वह कैन्द्रीकरण का छाजमी 
नतीजा है | यही कारण है कि हमने ऊपर बताया है, बिना विकेन्द्रीकरण के 
लोकशाही सम्भव नहीं है। 


स्वतंत्रता ः सम्पूण विकेन्द्रीकरण 


कैन्द्रीय शासन और उत्पादन-यंत्र का प्रत्यक्ष रूप से प्रजा के हाथ में आने 
का अर्थ यह है कि प्रजा जिन्दगी की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की 
व्यवस्था के लिए स्वावलंबी हो । अतः शासन-यंत्र तथा उत्पादन-यंत्र का सम्पूर्ण 
विकेन्द्रीकरण ही प्रजा की सम्पूर्ण स्वतंत्रता है और प्रजा की पूर्ण स्वतंत्रता की 
हाल्त में कैन्द्रीय शासन या केन्द्रीय व्यवस्था की गुंजाइश ही नहीं रह जाती । 

समष्टिवादी भी यही कहते हैं। वे भी कहते हैं कि संसार शासनहीन हो 
जाय | लेकिन ऐसा केसे हो ! क्‍या सारी चीज केन्द्रीय शासन के अधिकार 
में रखकर उसे दिन-ब-दिन मजबूत बनाते जाने से उसका अन्त हो जर्यगढ़ ! 


प्र. नयी तालीम 


हिंसा की समाप्ति के लिए शासन की समाप्ति जरुरी है 

जो छोग अहिंसात्मक समाज-रचना के आधार पर सोचते हैं, उनकी दृष्टि 
से भी आवश्यक है कि शासन यानी सरकार के अस्तित्व को खतम कर दिया 
जाय | हम पहले ही कह चुके हैं कि व्यक्तियों की अढ्ग-अल्ग छोटी-छोटी 
हिंसाओँ को दबाने के लिए ही एक बड़ी हिंसा के रूप में शासन-यंत्र की स्थापना 
हुई थी | शासन का काम है प्रजा को दबाकर उस पर नियंत्रण रखना यानी 
शासन-यंत्र का स्वरूप स्वभावतः हिंसात्मक होता है | इसलिए, संसार 
से हिंसा को खतम करने के लिए जरूरी है कि संसार से सरकारों का खातमा 
हो जाय | लेकिन यह बात सरकार का हाथ मजबूत करने से नहीं हो सकती 
है | उसके लिए. समाज को स्वशासन तथा स्वव्यवस्था के योग्य होना चाहिए | 
. यह योग्यता जनता में तमी आ सकती है, जब वह अपनी दैनिक व्यवस्था के 
लिए खावलूंबी हो | क्‍ 

लेकिन इसका उपाय क्‍या ! सदियाँ से मनुष्य किसी व्यक्ति, वर्ग या दल 
द्वारा संचाल्ति होने का आदी हो गया है। उसके चरित्र में स्वावल्म्बन की 
वृत्ति या योग्यता नहीं रह गयी । केवल यह कहकर कि शासन-संस्था समाज 
के लिए, अनावश्यक ही नहीं वरन्‌ हानिकारक है, उसे विघटित कर दिया जाय, 
काफी नहीं है। इसके लिए सारे समाज का संस्कार ही बदलने की आवश्यकता 
है। नहीं तो यूरोप में प्रिन्स क्रोपाटकिन आदि. के नेतृत्व में अराज्यवादी आनन्‍्दो- 
लन जिस प्रकार विफल हुआ, उसी तरह यह शासनहदीन समाज-रचना की चेश 
भी व्यर्थ हो जायगी । स्वावरूम्बन की आर्थिक, सांस्कृतिक, बोद्धिक तथा मनो- 
वैज्ञानिक तैयारी के बिना जबरदस्ती राज्य को तोड़ देने से समाज में “अराजक 
स्वतन्त्रता” की स्थापना न होकर “स्वच्छन्द अतन्त्रता” फेल जायगी। और 


इस स्थिति से ऊबकर मनुष्य किसी तानाशाह के गोद में अपना आत्म- 
समर्पण कर देगा | 


स्वच्छंदता ओर स्वतंत्रता 
* , ऐसी स्वच्छन्द स्थिति तो झुरू में थी ही। लेकिन उसकी स्वच्छन्दता से 
पारस्परिक हिंसा पैदा हुई और सारा समाज ही खतरे में पड़ गया। 


नयी तालीम णप्टे 


अतः समाज को शासनहीन बनने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य की सखच्छंदता ' 
के स्थान पर स्वतन्त्रता का विकास हो। जब तक छोगों में स्वतंत्रता की योग्यता ' 
न हो, थे स्वतंत्र रह ही नहीं सकते | इसके लिए लोगों में स्वावरूम्बी बृत्ति की 
नितान्त आवश्यकता है। 


शिक्षा का सच्चा उद्देश्य 


यह तभी हो सकता है, जब हमारी शिक्षा की पद्धति ऐसी हो कि जिससे . 
प्रत्येक व्यक्ति में अपनी. भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त. 
स्वावलम्बन और समाज-व्यवस्था के लिए. पर्यात योग्यता पैदा हो सके; क्योंकि - 
शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए. . 
तैयार करना ही होता है | 


नयी तालीम-- उद्देश्य और पद्धति 


नयी तालीम' के द्वारा गांधीजी ने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, 
एक निश्चित कदम उठाया । उन्होंने सामाजिक वातावरण ओर प्रकृति-परिचय 
के साथ उद्योग को इस.-तालीम का माध्यम बनाया। स्वावलरूम्बी समाज की 
स्थापना हो ही नहीं सकती जब तक लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
स्वयं न कर सकें ओर इसके लिए आवश्यक है कि लोग बचपन से ही कारी- 
गरी में अभ्यस्त हों ओर उन्हें इसका शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त हो | पुराने जमाने 
में भी उत्पादन का काम दस्तकारी से ही होता था, लेकिन पहले का दस्तकार' 
शास्त्रीय नहीं होता था । ब्राह्मण ओर शूद्र, दोनों का दो अल्ग हिस्सों में बैंटे 
रहने से शान और उद्योग का समवाय नहीं हो सका था। ज्ञान अनुभव के ' 
अभाव से ड्रब गया और उद्योग शास्त्रीय ज्ञान के अभाव में जड़ हो गया। 
यह ठीक है कि समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने निश्चित दायरे 
में ही कर लेता था और इस दृष्टि से उसे स्वावलूम्बी कहा जा सकता है, परन्तु ' 
शान-विज्ञान, व्यवस्था . ओर संचालन एक विशिष्ट वर्ग के ही जिम्मे .होने के : 
कारण प्रजा स्वावरूम्बी होकर भी स्वतन्त्र - नहीं थी। उसे बचपब से « ही हर... 


५छ नयी तालीम 


बात के लिए केन्द्र-तन्त्र का मुँह ताकते रहना पड़ता था। अतः गांधीजी 
जहाँ गह-उद्योग की शिक्षा द्वारा प्रजा को अपनी भोतिक आवश्यकताओं के 
लिए स्वावरूम्बी बनाना चाहते थे, वहीं ओद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से 
बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास द्वारा उन्हें सुविकसित, जाग्रत ओर स्वतन्त्र 
नागरिक भी बना देना चाहते थे। इस प्रकार ओद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा 
वस्तु ओर विषय का ज्ञान कराकर गांधीजी छोगों में सामाजिक और राज- 
नीतिक चेतना को जाग्रत रखना चाहते थे। इस तरह छोगों का बोद्धिक तथा 
सामाजिक विकास इतना सुस्पष्ट रहता है कि वे केन्द्र का मुँह ताके बिना ही 
सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का समयानुकूछ हल निकालकर बदलती 
हुई दुनिया में अपनी प्रगति को कायम रख सकते हैं | सामान्यतः लोगों में 
इस प्रकार की योग्यता न होने के कारण वे विशेषज्ञों के चंगुरू में फँसकर 
उनके गुलाम बन जाते रहे। अतः उद्योग-ज्रत्ति ओर विज्ञान को मनुष्य के 
जीवन का एक अंग बना देने की आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है, जब 
इन बातों का बचपन से ही चेशपूर्वक सचेतन अभ्यास किया जाय और इस 
प्रकार निरन्तर अभ्यास से भनुष्य के संस्कार में ही स्वावलूम्बन का समावेश हो 
जाय | गांधीजी की "नयी तालीम' का यही उद्देश्य और उसकी यही पद्धति है। 


नयी तालीम की आवश्यकता 


बच्चों की एक कहानी है कि कई राक्षस अपनी जान को एक भौरे के 
अन्दर रखकर निश्चिन्ततापूर्वकय विचरते थे। एक दिन एक राजकुमार ने 
राक्षसों की गेरहाजिरी में उस भौरे को मुद्दी में रख लिया। राक्षसों की 
जान ही जब मुट्ठी में थी, तो राक्षस अपने आप मुट्ठी में हो गये। फिर तो 
राजकुमार उन राक्षसों पर नि्न्द्र होकर हमेशा राज करता रहा। है तो 
यह कहानी, पर इससे एक बहुत बड़ी बात का ज्ञान होता है। अगर 
जनता किसी मिल की चिमनी या ट्रैक्टर के पहिये रूपी भौोरे में अपनी 
जान* रखकर निश्चिन्त रहेगी, तो उसकी निश्चिन्तता के समय कोई-न-कोई 
इस भोरे-को अपनी मुट्ठी में करके उन पर राज्य करने छूंगेगा | अतः यह 


नयी तालीम ५्ण्‌ 


जरूरी है कि जनता अपनी जान अपने शरीर में ही रखे यानी जीवन की 
आवश्यकता को अपने शरीर-अ्रम से पेदा करे। लेकिन ऐसा करने में अगर 
जनता को तकलीफ हो, अगर उत्पादन की प्रक्रिया में उसे रस न मिले, या 
अत्यधिक समय तक उसीमें फँसे रहने से ऊब जाय, तो मुमकिन है कि वह इस 
अकार से प्रात अपनी कीमती आजादी से गुलामी में रहकर कुछ सहूलियत को 
अधिक पसंद करने लग जाय। इसलिए, आवश्यक है कि दस्तकारी का काम 
कल्यपूर्ण हो, उसकी गति" तेज और उसका कौशल सुगम हो तथा प्रक्रिया 
के साथ-साथ उसका वैज्ञानिक रहस्य और आर्थिक तथा सामाजिक आधार की 
जानकारी होती रहे | कोशल सुगम तभी होगा, जब बचपन से ही इसकी आदत 
डाली जाय । “नयी तालीम” से न केवल यह अभ्यास दृढ़ होता है, बल्कि 
इस अभ्यास की आवश्यकता और उसके रहस्य का भी प्रेरणात्मक बोध होता' 
जाता है। 


नयी तालीम से समाज-विज्ञान का बोध होता है 


इस तालीम में सामाजिक वातावरण को भी शिक्षण का माध्यम बनाया 
गया है। इस तरह बच्चों को शुरू से ही समाज की समस्याओं का ज्ञान और 
अनुभव प्राप्त होता है। समाज-व्यवस्था ओर वातावरण के अध्ययन के साथ- 
साथ बच्चों में समस्याओं का हल ढूँढ़ने की शक्ति पैदा होती है, क्योंकि चाहे 
बच्चा हो या बूढ़ा, जब उसका मस्तिष्क किसी समस्या पर विचार करने लूगता 
है, तो उसमें स्वभावतः तह तक पहुँचने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अतः नयी 
तालीम के बच्चों को समाज-विज्ञान का अभ्यास होता है और वे अपनी व्यवस्था 
का भार सहयोगिता के आधार पर अपने आप ग्रहण करने के योग्य बनते हैं | 


स्वयं विकेन्द्रीकरण 
शिक्षा सार्वजनिक होने के कारण जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलरूम्बी 


उत्पादक और स्वावलूम्बी व्यवस्थापक होने रूगता है, तो वह धीरे-धीरे शासन को 
यू्णरूपेण विघटित करने में भी समर्थ सिद्ध होता है। प्रजा अपनी झावश््यकता 


७५६ नयी तालीम 


की पूर्ति और समाज की व्यवस्था खुद कर ले तो उसे किसी कैन्द्रीय शासन 
का भरोसा ही क्‍यों करना पड़ेगा ? इस तरह सारा समाज स्वयं विकैन्द्रित 
हो जाता है। 


गांधी और समष्टि वादी 


समष्टिवादी भी प्रजा को स्वतंत्र तथा समाज को शान्तिपूर्ण बनाने के लिए 
संसार में शासनहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं | छेकिन उनका रास्ता 
गांधीजी से भिन्न है। वे शासन-यंत्र को उत्तरोत्तर संघटित करके ही शासन को 
विधटित करना चाहते हैं। गांधीजी का कहना है कि हमें जिस ओर जाना है, 
हमारी दिशा भी उसी ओर होनी चाहिए । प्रतिकूल दिशा में चछकर कोई अपने 
मन्तव्य स्थान पर नहीं पहुँच सकता | अतः अगर शासन को खतम करना है, 
तो यह काम उसी शासन को संगठित करने से नहीं बनेगा । विधटन का काम 
तो विघटन के रास्ते से ही होगा । यही कारण है कि गांधीजी “नयी तालीम' 
के द्वारा प्रजा की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की व्यवस्था, 
दोनों के लिए स्वावलंबन का अभ्यास कराकर शासन के दायरे को क्रमशः 
घटाना चाहते थे ताकि अन्त में वह घेरा बिल्कुल खतम हो जाय ओर 
प्रजा शासन-चक्र से मुक्त होकर पूर्णतः स्वावलूम्बी हो' जाय। इस तरीके से 
लाभ यह होता है कि इस विधघटन की प्रगति के साथ-साथ प्रजा की स्वतंत्रता 
में भी प्रगति होती रहती है और अंत में वह पूर्णतः स्वतंत्र हो जाती है। 
लेकिन अगर हमारा रास्ता शासन को क्रमशः अधिकाधिक संगठित करने का 
हो, तो ज़्यों-ज्यों यह संगठन घनीभूत होगा त्यॉ-त्यों प्रजा की स्वतंत्रता 
स्वभावतः घटती जायगी। इस साधारण विवेक के विरुद्ध यह समझ में 
नहीं आता कि यह अति संगठित कैन्द्रीय शासन-यन्त्र कब ओर कैसे अपना 
काम खतम करके अपने आप सूखकर प्रजा को मुक्त कर सकैगा। कहा जा 
सकता है कि जब यह केन्द्रीय शासन पूर्णत्व को प्रास होगा, तो बह प्रकृति के 
निश्मानुसार अन्त में पंचत्व को प्राप्त हो ही जायगा। यह वेशानिक नियम हर 
चीज़ «में लागू होता है। लेकिन यह एक वेशानिक आदर्श की .स्थिति है 


नयी तालीम ५9 


जो समाज की अंतिम स्थिति होगी ओर जिसके बाद समाज का कोई असित्व 
ही नहीं रहेगा । उस समय प्रजा मुक्त होकर ही क्या करेगी १ प्रजा को इस 
बात में दिलूयस्पी नहीं होती कि किसी अनंतकालीन आदर्श स्थिति में उसकी 
क्या दशा होगी, बल्कि उसे तो इस बात में दिलचस्पी होती है कि उस आदर्श 
तक पहुँचने के रास्ते में उसकी हालत कया रहेगी | वस्तुतः आदर्श तो रेखा- 
गणित के बिन्दु जैसी कल्पना की वस्तु है, दिखायी देने की नहीं | इस तरह 
गांधी और मार्क्स की योजनाओं का अन्तर अपने आप समझ में आ जाता 
है| समष्टिवादी योजना में प्रजा संगठित केन्द्र की बज्रमुष्टि में दबी पड़ी रहती 
है, परन्तु गांधीजी की योजना में वह शासन को तोड़ती हुई और अपनी 
स्वतंत्रता को स्थापित करती हुईं आगे बढ़ती है। 


आदर्श ओर व्यवहार 


समष्टिवादी कहते हैं कि पहले शासन को अधिकाधिक संगठित करके प्रजा 
की स्वार्थ-बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाय और जब शासन का दायरा पूर्ण 
हो जायगा, तो वह प्रकृति के अबाध नियमों के अनुसार अपने आप खतम 
हो जायगा और तब प्रजा स्वतंत्र ओर शासनहीन हो जायगी | परन्तु यह कोरा 
आदर्शवाद ( (7/0[09 ) है, व्यवहार से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि 
जो आदर्श है वह अन्तिम है, वह पकड़ की चीज यानी प्राप्य वस्तु नहीं हो 
सकती | समाज जितना ही उस ओर बढ़ेगा उतना ही वह भी मरुभूमि को 
मरीचिका के समान आगे बढ़ता जायगा । व्यवहारवाद उसे कहते हैं कि जिसके 
अनुसार चेश की प्रगति में ही उद्देश्य की प्रगति का अनुभव हो | 


अभ्यास और स्थायित्व 
कैवल कल्पना या स्वप्र-छोक में विचरा जाय, तो भी ये बातें युक्ति- 
संगत नहीं माल्म होतीं। थोड़ी देर के लिए. यह भी मान लिया जाय कि 
शासन-सत्ता की ओर से दुनिया के सर्वस्व पर कब्जा करके कैन्द्र द्वारा,सम्राज 
के संपूर्ण दायरे की व्यवस्था की जाय ओर इस शासन का संगठन पूर्ण होने 


५८ नयी तालीम 


पर मानव-समाज के पकड़-काल में ही शासन सूख जायगा, तो जनता के ऊपर 
से जिस दिन एकाएक शासन हटेगा, उस दिन जनता किंकत॑व्यविमूढ़ 
हो जायगी | सारा कतृत्व, सारा उत्तरदायित्व केन्द्र को सॉपकर निश्चित पड़ी 
रहने के बाद एकाएक वह प्रेरणा-शक्ति कहाँ से आयगी ? विज्ञान का यह 
एक खास नियम है. कि जिस शक्ति का अभ्यास न किया जाय, उसको लकवा 
मार जाता है। अतः समाज को यदि वह कल्पित स्वतंत्रता प्रात्र भी हो जाय 
तो भी जनता में प्रेरणा-शक्ति का अभाव होने के कारण वह समाज चल 
नहीं सकेगा । 


नयी तालीम-एकमात्र वैज्ञानिक रास्ता 


इस तरह हम देखते हैं कि “नयी तालीम' से जनता स्वावलंबी, शान्तिमय 
और अहिंसात्मक तरीकों से संसार को शासन-हीनता की ओर सफलतापूर्वक 
ले जा सकेगी । यह रास्ता अधिक वैज्ञानिक, अधिक व्यावह्मरिक, अधिक 
प्रगतिशील और अधिक सुनिश्चित है। इस रास्ते में प्रजा को किसी अनंतकाछीन 
मुक्ति की आशा लेकर बैठे नहीं रहना पड़ता, बल्कि उसे अपनी स्वयं प्रेरणा 
ओर स्वतंत्र चेश से आगे बढ़ने का निरन्तर मोका मिलता है। ७ ७ ७ 


आर्थिक और सामाजिक आधार ४३६ 


हमने देखा है कि “नयी तालीम' द्वारा गांधीजी किस तरह वास्तविक 
जनतन्त्र की स्थापना करना चाहते थे। विकेन्द्रीकरण के आधार पर स्वाव- 
रूस्बी समाज की योजना जनतन्त्र कै इतिहास में एक बड़ी क्रान्तिकारी कब्पना 
है और शासन-यन्त्र से तानाशाही के भय को दूर रखने का फैवल यही एकमात्र 
उपाय है | लेकिन सिर्फ राजनीतिक स्वराज्य से ही समाज का सन्तुलन कायम 
नहीं हों सकता । इतिहास को देखने से पता चलता है कि एकांगी क्रान्ति से 
प्रजा कमी अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं कर पायी है, इसलिए. यह आवश्यक 
है कि जनता अपने आदर्श पर पहुँचने के लिए ओर फिर उस. आदर्श पर 
स्थायी रूप से कायम रहने के लिए. समी क्षेत्र में सवोगीण क्रान्ति करे, और 
हर क्षेत्र की वही दिशा होनी चाहिए. | इस बात पर जोर देने की आवश्यकता 
इसलिए है कि प्रायः जोश में आकर क्रान्तिकारी लोग स्वोगीण- दृष्टि और 
क्षेत्र-सामंजस्य की बात भूल जाते हैं ओर विभिन्न क्षेत्र के लिए विभिन्न दिशा 
में कदम उठाते हैं। यही कारण है कि गांधीजी झुरू से ही राजनीतिक, 
आर्थिक और सामाजिक, सभी क्षेत्रों में एक साथ क्रान्तिकारी आन्दोलन 
करते रहे; यद्यपि भारत के राष्ट्रीय नेता ओर साधारण लोग गांधीजी की इस 
सर्वोगीण योजना में से उतने ही हिस्से को समझ पाये जितना उनकी गुलामी 
की समस्या से सम्बन्ध रखता था ओर उन्होंने सारे कार्यक्रम में से राष्ट्रीय 
आजादी के पहलओं पर ही उत्साह से अमछ किया। नतीजा यह हुआ कि 
जहाँ गांधीजी त्रिसूत्री योजना द्वारा देश के राजनीतिक जीवन को साम्राज्य- 
बाद के हाथ से, सामाजिक जीवन को प्रतिक्रियावाद के हाथ से ओर आर्थिक 
जीवन को पूँजीवाद कै हाथ से एक साथ छुड़ाना चाहते थे, वहाँ देश ने-कैदल 
राजनीतिक दिशा में चलकर सिर्फ राजनीतिक मुक्ति पायी ओर बाकी-दो दिशाएँ 


दे. नयी तालीम 


शून्य ही रह गयीं। राजनीतिक क्षेत्र में भी केवल विदेशी राज्य हटा, छेकिन 
राज्यव्यवस्था तथा पद्धति उसी तरह की रह गयी जिसे साम्राज्यवाद ने शोषण 
के उद्देश्य से कायम किया था। इन छोगों ने इस बात पर गौर, नहीं किया कि 
सन्‌ २१ से ही गांधीजी असहयोग ओर सत्याग्रह द्वारा अंग्रेजी सल्तनत से 
छड़ते हुए रचनात्मक कार्यक्रम पर अत्यधिक जोर देते रहे और जनता का 
ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति की ओर अन्तिम क्षण तक खींचते गये | 
एक ओर तो वे राजनीतिक क्षेत्र में एक नये ढंग की क्रान्ति द्वारा एक नया 
राजनीतिक ढाँचा कायम करना चाहते थे ओर दूसरी ओर वे संसार के वर्तमान 
आर्थिक ओर सामाजिक ढाँचे में आमूल परिवर्तन करके उसे स्थायी रूप से 
शोषणहीन यानी अहिंसात्मक रूप देने की चेश कर रहे थे। अतएव यह 
आवश्यक है कि हम नयी तालीम के आर्थिक और सामाजिक आधार पर भी. 
टीक से विचार कर लें । 


उत्पादन यन्‍्त्रों का विस्तार 


पहले समाज की व्यवस्था आज जेसी जटिल नहीं थी। पहले मनुष्य 
प्रकृति की गोद में र्मता था। प्रकृति माता के ऑचल से जो कुछ आसानी 
के साथ मिल जाता था, मनुष्य उसीमें सन्‍्तोष कर लेता था। फिर श्रम और 
समय लरूगाकर अपनी साधारण बुद्धि के द्वारा वह कुछ पैदा करने छगा। 
इस प्रकार उसने कृषि, पशु-पालम ओर उद्योग के द्वारा अपनी उपभोग्य सामग्री 
के दायरे का विस्तार किया | धीरे-धीरे जब उसने देखा कि प्रकृति के अनन्त 
साधनों को उपयोग में छगाने से जिन्दगी में अधिक आराम ओर सुख मिल 
सकता है तो उसकी तृष्णा बढ़ने छगी; उसका सन्तोष खतम हो गया; वह : - 
अधिकाधिक पेदा करने की फिक्र में पड़ गया ओर उसने तरह-तरह के 
उत्पादन यन्त्रों की सृष्टि की। यन्त्रों के आविष्कार से मानव-समाज में भिन्न- 
भिन्न वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा के साथ-साथ श्रम बचांने को तृष्णा 
तीर हों. उठी । इस छाल्‍्सा और . तृष्णा को तृप्त करने के लिए. छोग यन्त्रों के 
आकार ओर प्रकार को अधिकाधिक विद्ञाल और जटिल बनाते गये | भाष, 


नयी तालीम द्रु 


बिजली--तरह-तरह की शक्तियों को इस्तेमाल करने के तरीके निकले और 
उत्पादन के तरीकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ | परिवर्तनों ने नये परिवर्तनों 
को जन्म दिया और यंत्र दिनोंदिन विशाल्तर होते गये । 


युगीन समस्याएँ ओर महापुरुषों का आगमन 


समाज की व्यवस्था उत्पादन के तरीकों पर निर्भर करती है ओर उत्पादन 
के तरीके उसके साधनों के स्वरूप से ही बनते हैं। अतः यंत्रों की जटिल्ता 
ओर विशालता के कारण उत्मादन के तरीके जटिल और केन्द्रित हुए और फिर 
समाज-व्यवस्था ने जटिल कैन्द्रीकरण का रूप धारण किया। कैन्द्रित समाज 
की समस्याएँ धीरे-धीरे जटिछ होती गयीं। एक समस्‍या के अन्दर ही दूसरी 
समस्या खड़ी होने छगी और मनुष्य उन समस्याओं के हल में उलझता गया | 
इन समस्याओं को हल करने के लिए भिन्न-भिन्न युगों में मिन्न-मिन्न महापुरुषों 
का जन्म हुआ | इन छोगों ने समय और परिस्थिति के अनुसार समाधान 
प्रस्तुत किया | मार्क्स ओर गांधी को इन्हीं युगीन समस्याओं का प्रतिफल 
कहना होगा | 


वस्तुस्थिति को समझने की जरूरत है 


पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि सामन्तवाद के बाद पूँजीवाद और 
पूँजीवाद के बाद समष्टिवाद का उदय हुआ । उन तमाम राजनीतिक परिवर्तनों 
में आर्थिक ओर सामाजिक उल्ट-फेर के कारण अन्तर्निहित थे, क्योंकि समाज 
का हर पहलू आर्थिक सूत्रों से बँधा हुआ रहता है | जैसा कि पहले कहा है, जब 
मनुष्य को अधिक सामग्री-प्राप्ति की तृष्णा बलबती हुईं, तब उसने विशाल 
केन्द्रीय यंत्रों का आविष्कार किया और उसीकी जड़ से सभी कैन्द्रीकरण की 
- सृष्टि हुई । लेकिन प्रदन यह है कि क्‍या इस भयंकर यन्त्रीकरण के साथ ही 
मानव-समाज अधिक सामग्री-प्राप्ति की उद्देश्य-सिद्धि की दिशा में बढ़ पाया 


६२ नयी तालीम 


है ? समाज ने अपनी उद्देश्य-सिद्धि की ओर प्रगति की होती, तों आज का 
मनुष्य अमावों का शिकार नजर न आकर भरा-पूरा नजर आता। अतः 
बस्तुस्थिति को गंभीरतापूर्वक समझने की जरूरत है। 


( १ 9) 
केन्द्रीय उद्योग से अनुपभोग्य एवं बेकार वस्तुओं की सृष्टि 


वास्तविक स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैन्द्रीय उद्योग के 
रूप और गुण को ठीक तरह से समझना होगा | मनुष्य की भोलिक आवश्यक- 
ताओँ को देखकर उसके सुख ओर संपत्ति का अन्दाज छूगाया जा सकता है। 
मोटरकार, साबुन तथा अन्य सामग्री की प्रचुरता होने पर भी अन्न, वस्त्र और 
आश्रय की कमी हो अथवा मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की 
सुविधाएँ न हों तो शेष सभी चीजों के भरे रहने पर भी छोगों को उनसे लाभ के 
बजाय हानि ही अधिक होगी। यह सभी जानते हैं कि हर प्रकार की वस्तु या 
पदार्थों का मूल्खोत प्रथ्वी है। प्रृथ्वी से जो कच्चा माल पैदा होता है उसीसे हमारी 
उपभोग्य सामग्रियोँ का उत्पादन होता है । केन्द्रीय उद्योगों की प्रगति के साथ- 
साथ अनेक अनुपभोग्य वस्तुओं की आवश्यकता हुईं। विस्तृत भूभाग में पैदा 
किये हुए, कच्चे माल को एक कैन्द्र में छाने और फिर वहाँ से पक्के माल को 
जनता तक पहुँचाने को जरूरत के कारण संसार में माल बाँधने के लिए बारदाने 
की आवश्यकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसके अलावा चीजों को बार- 
बार एक स्थान से दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए यातायात का जो विराद्‌ 
संगठन करना पड़ता है, उसके लिए. भी ऐसी ही अनेक चीजों की जरूरत 
होती है। फिर उद्योगों को बढ़ाकर उस माल को खपाने के उद्देश्य से 
उद्योगवादियों द्वरा जीवन-मान ऊँचा करने का जो वहम दुनिया में फेलाया 
जाता है, उसके फलस्वरूप संसार में ऐसी वस्तुओं की माँग बढ़ती जा रही 
है जिनसे वासनाओं की मले ही तृप्ति हो जाय; लेकिन यथार्थतः, वे जीवन 
के लिए. आवश्यक नहीं हैं। केवल उद्योगवादियों के प्रचार से ही नहीं, 


नयी तालीम <३ 


बल्कि औद्योगिक केन्द्रीकरण की अप्राकृतिक स्थिति के कारण भी श्रृंगार और 
मनोरंजन के लिए बेकार चीजों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। श्रम के कारण 
मनुष्य में जो थकावट पैदों होती है, उसको दूर करने के लिए उसे आराम की 
आवश्यकता होती है। देहाती को खुले वातावरण में वह सहज ही प्रात्त हो 
जाता है। लेकिन औद्योगिक केन्द्रों की घनी आबादी एवं अस्वास्थ्यकर वाता- 
वरण की कारण बड़े-बड़े नगरों की आबादी ऐसे प्राकृतिक वातावरण से बंचित 
रहती है । अतः लोगों को विभ्रान्ति के कृत्रिम साधनों की आवश्यकता महसूस 
होने लगती है, जिसके लिए, उन्हें नाना प्रकार की फजूल चीजें पैदा करनी 
पड़ती हैं, ताकि अँधेरी कोठरियों की दिन भर की थकान से मन को भुलछाया 
जा सके | 


समाज का दीवालियापन 


इस सम्बन्ध में खास बात ध्यान में रखने की यह है कि आज के ओद्योगी- 
करण के द्वारा उत्पादन की गति बढ़ सकती है, परन्तु उसके परिमाण में कोई 
विशेष अन्तर नहीं हो सकता। एक मन धान से जो चावल निकलेगा, वह 
चाहे मिल से निकाला जाय या ढेंकी से, हर हालत में वह एक ही मन रहेगा | 
यह छोगों का वहम है कि कारखानों से पैदावार बढ़ती है। उल्टे, जैसा कि 
हमने ऊपर देखा है, औद्योगीकरण के कारण बेकार चीजों की जरूरत पैदा हो 
जाती है। इन सबका घूम-फिरकर धरती पर असर पड़ता है । इस दबाव का 
सामना करने के लिए जनता की मोलिक आवश्यकताओं को छोड़कर ऐसी 
चीजों की पैदावार शुरू होती है, जो कल-कारखानों के मानदण्ड पर थोड़े में भी 
अधिक “रुपया” बना सके--इसे मनी ऋपष' या पैसा देनेवाली फसल कहा जाता 
है। इस तरह धरती अनाज के बखारों से छूटकर गन्ने और जूट के रेशों में फँसती 
जा रही है, धान को छोड़कर वह नारियल की झरमुट में छोप हो रही है और 
जब बंगाल का रौरव अकार मानवता को हड़प जाने के किए दहाड़ता हुआ 
सामने आता है, तो अन्न के बजाय हमारे पास जूट के खाली बोरों और हामाम 


६७४ नयी तालीम 


साबुन की टिकियों का ही सहारा शेष रहता है। समाज के बौद्धिक दीवालियेपन 
का इससे अधिक स्पष्ट ख़रूप क्या हो सकता है ! ५ 


भयंकर आर्थिक उपहास 
इसी तरह बंगाल में चावक की भूमि पाट की खेती में, बिशर और उत्तर 


प्रदेश में गेहूँ की जमीन गन्ने की पैदावार में, मद्रास में धान की जमीन 
नारियल के पेड़ों में ओर आसन्म्र का शरय-श्यामलू भूखंड तम्बाकू में इसलिए 
रूगाया जा रहा है कि उससे अधिक-से-अधिक बारदाना, मिठाई, साबुन, 
बीड़ी, सिगरेट आदि पैदा हो सकें। फलतः यदि एक ओर देश में ऊपरी 
वस्तुओं की प्रचुरता है, तो दूसरी ओर छोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं | 
आज दिल्ली की सड़कों पर डेढ़ , आने में सुन्दर कंघी चाहे जितनी मिल सकती 
हैं लेकिन रुपये में १९ छटाक चावल मिलना कठिन है। फिर यह कैसी 


प्रचुरता ! यह कैसा भयंकर आर्थिक उपहास है !: 
अत्यंत शोचनीय स्थिति 


गत दो सो वर्षों से प्रचुसता की यह मरीचिका, मनुष्य की अनवरत चेष्टा 
के बावजूद भी हाथ नहीं रूग रही है। बल्कि उल्टे समाज में अनेकों जटिल 
समस्याएँ पैदा होकर विश्वयुद्ध के रूप में घनीभूत होती जा रही-हैं। संसार 
महाग्त्य के गर्त में डूब मरने पर आ गया है।. निस्संदेह, . स्थिति अत्यंत 
शोचनीय है । 


केन्द्रीकरण : युद्ध और संघर्ष का जनक 
युद्ध तो प्राचीन काल में भी हुआ करते थे, लेकिन तब युद्धों की सीमा 
राजनीतिक प्रभ्ता में ही समाप्त हो जाती थी; क्योंकि विजेता की प्रभुता स्वीकार 
कर लेने पर वह खतम हो.जाता था| परंतु जब इसके दायरे ने जनता के 
आर्थिक ओर सामाजिक जीवन को भी घेर लिया, तो स्वभावतः युद्धों के 
कारण जनता के जीवन में बड़ी उथरू-पुथल होने छरूगी। यह स्थिति कैन्द्रीय 
व्यवस्था के अन्तर्गत ही उत्पन्न होती है जब कि लछोक-जीवन का आर्थिक और 


नयी तालीम ६ 


सामाजिक स्वावलूंबन नष्ट हो चुका होता है। साम्पत्तिक विकैन्द्रीकरण की 
स्थिति में न तो नित्य प्रतिदिन की सुरक्षा की आवश्यकता होती है और न 
युद्ध की समस्‍या ही इतनी जटिल होती है। जब देश भर में फैली हुईं सम्पत्ति 
को बयोरकर केन्द्रों में उसकी ढेरियाँ लगा दी जाती हैं तो, स्वभावतः, उन ढेरियों 
पर छोडुप दृष्टि पड़ती है। मतरूब यह कि जैसे-जेसे सम्पत्ति का कैन्द्रीकरण होता 
है, वेसे-वेसे उस पर दूसरों के हमले का खतरा यानी उसकी सुरक्षा की समस्या 
बढ़ती जाती है। सुरक्षा की यह समस्या ज्यों-ज्यों जटिल होती जाती है, सेना 
ओर शज्न्रीकरण की वृद्धि भी अनिवार्य होती जाती है। कैवल कैन्द्रित सम्पत्ति 
की रक्षा के लिए ही युद्ध होता है सो बात नहीं; ओवद्योगीकरण के कारण कच्चे 
मार की संघटित खोज ओर फिर उसके केन्द्रीकरण से भी युद्ध की समस्या 
उत्पन्न होती है; युद्ध की भावना ओर युद्ध कै कारणों को भी यहीं से जन्म 
मिलता है | 


सृष्टि का अकाय्य नियम है कि प्रत्येक प्राणी का अपना खभाव और 
अपना खधम होता है। सम्पत्ति के केन्द्रित होने से सुरक्षा के कारण जो सेना 
तथा अख्रीकरण की वृद्धि होती है, उसका खधम अनिवार्यतः युद्धवृत्ति होता 
है। वह युद्ध के लिए कोई न कोई कारण दूँढ़ता है। कोई कारण न मिलने 
पर युद्ध का अन्त करने के लिए. ही वह युद्ध करने लगता है। एक स्थान पर 
एूँजीभूत सम्पत्ति पर कोई हमला करता है, तो उसकी हिफाजत के लिए, लड़ना 
ही पड़ता है--यह मनुष्य का स्वधर्म ओर स्वभाव है। आज इसी हिफाजत 
के बहाने सारा संसार सेना ओर शजस्त्रीकरण की होड़ में ग रहा है | इसके लिए 
नेतिक कारण भी खोज निकातल्य जाता है। कभी दूसरों पर अपना धर्म वादने 
के लिए यानी दूसरों की आत्मा का कल्याण करने के लिए और कभी दूसरों 
पर अपने “वाद” छादने के लिए युद्ध किया जाता है, क्योंकि जब दूसरे अपनी 
भलाई नहीं समझते, तो गोली मारकर उन्हें भलाई समझाना ठीक उसी तरह 
जरूरी है, जैसे पुराने जमाने में किसीकी आत्मा कछुषित होने पर उसकी मुक्ति 
के हेतु उसे जिन्दा जला देना भी जरूरी बताया जाता था। 

५्‌ 


६६ नयी तालीम 


उद्योगवाद और युद्ध का विषचक्र 


इस प्रकार जब युद्ध संसार की एक स्थायी आवश्यकता बन जाता है, तो 
फिर भूमि पर बोझ बढ़ जाता है; क्योंकि लड़ाई के लिए; खाद्य-पदार्थ के बजाय 
युद्ध-पदा रथ पैदा करना जरूरी हो जाता है। केवल भूमि ही फँसती है सो बात 
नहीं; पैदा किये हुए खाद्य-पदार्थों को मी युद्ध के सामान बनाने में लगाना 
पड़ता है। इसके अब्यवा युद्ध के सफल संचालन के लिए. उद्योग-धन्धों का 
विस्तार जरूरी हो जाता है। इस तरह आज दुनिया में भयंकर “विषचक्र” 
चल पड़ा है--उद्योग का विस्तार, उस विस्तृत उद्योग की रक्षा के लिए युद्ध 
और युद्ध के संचालन के लिए उद्योग का विस्तार । इस विषैले चक्र ने दुनिया 
को ऐसा घेर लिया है कि लोगों को दूसरी तरफ ध्यान देने की फुरसत ही नहीं | 
फलतः संसार की सारी शक्ति (शारीरिक तथा मानसिक ) इसी चक्र के फेर में छूम 
रही है ओर मूक जनता जीवनावश्यकताओं के अभाव में चाहि-आाहि कर रही 
है । जब ओद्योगिक मुल्कों में धरती की शक्ति कच्चा माल पैदा करने की हद को 
पार कर जाती है, तो इन राष्ट्री की नजर दूसरे देशों पर पड़ती है। उन देशों 
पर कब्जा किये बगैर मतलब हासिल नहीं होता और यह युद्ध का कारण बनता 
है| कैवल युद्ध ही नहीं, ओवद्योगीकरण के विस्तार से संसार में नाना प्रकार 
के दुर्नीतिपूर्ण सौदे भी होते रहते हैं । मैनचेस्टर के कपड़े के कारखानों की 
खुराक जुटाने में अमेरिकी कपास की खेती के लिए किस प्रकार गुलामों के 
कुत्सित व्यापार का विस्तार हुआ और ओब्ोगिक केन्द्रों में मजदूरों के प्रति 
किस प्रकार अत्याचार होता रहा, इसकी जानकारी इतिहास के किस पाठक को 
नहीं है ! आज भी सारे श्रमिक-संगठनों और आन्दोलनों के बावजूद इस दिशः 
में कुछ नेतिक प्रगति हुई दीख नहीं पड़ती | जब आजाद श्रमिक से दास 
श्रमिक महँगा पड़ने लगा, तो दास-प्रथा अपने-आप खतम हो गयी | लेकिन 
ज्यों-ज्यों यन्‍्त्रों का विकास होता गया बेकारी बढ़ती गयी ओर परिणामतः 
मजदूरों पर अत्याचार भी बढ़ता गया। इसकी करुण कहानी अखबारों में 
रोज सुनायी देती है । मालिक और मजदूर का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। समाज 


नयी तालीम ह ६७ 


की स्थिति दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक अनिश्चित होती जा रही है | नतीजा 
यह है कि युद्ध हो या शान्ति, दुनिया से संघर्ष का अन्त होता दीखता नहीं । 
सारी सृष्टि युद्धभय हो चली है | थुद्ध के समय तो युद्ध चलता ही है; जब 
युद्ध बंद भी रहता है, तो संधर्षरूपी आन्तरिक युद्ध का क्रम चलता रहता है। 
आज तो दुनिया में कितने ही स्थानों में आपसी झगड़े के नाम पर अन्तरांष्ट्रीय 
युद्ध भी चल रहे हैं | परिणामतः समाज का नैतिक स्तर नीचे गिरा जा रहा है। 
दशा बड़ी दयनीय है। 


( २ ) 
स्वावलंबन और सहयोग 


जनता जब खावलंबी थी, तो वह शान्तिपूर्वक अपनी दैनिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति कर लेती थी। छोगों को जब अपनी जरूरत अपने श्रम से ही 
पूरी करनी पड़ती है, तो यह कठिन हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अकैल्श ही 
अपनी सारी जरूरतें अपने हाथों से पैदा कर छे। अतः स्वावरलंबी समाज- 
व्यवस्था के लिए. यह आवश्यक है कि सहयोग यानी साझेदारी के ढंग से 
सामाजिक उत्पादन का कार्य चले । वस्तुतः उत्पादन के ठरीकों से ही 
सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा बनती है। जब हम लोग खावलंबी तरीकों से 
उत्पादन करते थे, तो समाज के सारे काम उसी साझेदारी के तरीके से चलते थे । 
साझे का मतलब है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को एक-दूसरे का भरोसा हो 
यानी लछोग आपस में इन्सानी नाते से बँधे रहें | सहयोगी समाज तभी चल 
सकता है, जब मनुष्य एक-दूसरे को धोखा न दे यानी वह ईमानदार रहे; क्योंकि 
साझे में बेईमानी चल ही नहीं सकती और साझे के बिना जनता सावलंबी 
नहीं हो सकती । अतः स्वावर्ंबी समाज में जनता का नैतिक झ्वतर, 
समावतः, ऊँचा रहता है | 


६८ नयी तालीम 


केन्द्रीय समाज में पारस्परिक सहयोग का अभाव 


आर्थिक और सामाजिक कैन्द्रीकरण में समाज की वह स्थिति नहीं रह 
जाती; लोगों की आवश्यकताओं की सामग्री औद्योगिक केन्द्रों से और समाज 
की व्यवस्था राजकीय कैन्द्रों से वितरित होती है। ऐसी हालत में मनुष्य अकैल 
रहकर पड़ोसी की बिलकुल परवाह न करके भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर 
सकता है। यहाँ यह आवश्यक नहीं होता कि कोई किसीके भरोसे रहे या छोग 
दूसरों की फिक्र करें, क्योंकि सभी छोग अलग-अलग कैन्द्रीय यंत्र-तंत्र के भरोसे 
रहने रूगते हैं | ऐसी दशा में आपसी सहयोग, साझेदारी या इन्सानी नाते का 
टूट जाना स्वाभाविक है | अब जिन्दा रहने के लिए पारस्परिक रिश्तों की उतनी 
आवश्यकता नहीं रही | फिर इस केन्द्रीय व्यवस्था में जनता की आवश्यकताओं 
की पूर्ति भी कई एजेन्सियों के पेचदार माध्यम से होने रूगी | परिणामतः मूल 
वितरण-कर्ता और जनता का कोई प्रत्यक्ष संबंध भी नहीं रह गया | इससे 
समाज में सभी पराये हो गये। फिर धोखा देना, रूट लेना, शोषण कर लेना 
आदि प्रवृत्तियों के लिए हिचक या लेहाज की गुंजाइश कहाँ ! आज समाज में 
चोर-बाजारी, धोखा, बेईमानी, रिश्वतखोरी का बाजार इस कदर गरम है कि 
मनुष्य-मनुष्य का इन्सानी नाता ब्रिलकुछ खतम-सा दीख रहा है; मानवता का 
कोई मतलब ही नहीं रह गया है | 


जनता का नेतिक हास 


बस्तुतः स्वतंत्र - रूप से सिफ अपने विवेक के भरोसे मानवी प्रवृत्तियों की 
पवित्रता की रक्षा करना सबके लिए कठिन होता है| दुनिया में बहुत थोड़े 
आदमी ऐसे हैं जो नैतिक आधार पर जीवन में सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, 
सहयोग आदि सदवृत्तियों को स्थायी रूप से अपना सकते हैं । इन ग्रवृत्तियों को 
अगर आम जनता में कायम रखना है, तो व्यक्तिगत शिक्षण के साथ तदनुकूछ 
सम्राजु-व्यवस्था की टेक रूगाना होगा; क्योंकि आम जनता की मूल सदवृत्तियों 
को झगर, परिस्थिति के अनुसार उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के 


नयी तालीम ६५, 


द्वारा जाग्रत न रखा जाय तो दूसरी शैतानी वृत्तियाँ उन्हें दबा देती हैं । मनुष्य 
के अन्दर सुर और असुर का संघर्ष तो चढ्ता ही रहता है। यही कारण है कि 
जब से दुनिया की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था आपसदारी का आधार 
छोड़कर व्यक्ति-व्यक्ति के स्वतंत्र आधार पर सीधे केन्द्रों से बँधी रहने छगी, तब 
से संसार में असत्य, हिंसा, बेईमानी, द्वेष, इणा आदि दुर्गुणों का विस्तार बढ़ता 
गया। नतीजा यह हुआ कि पहले साधारण गहस्थ के लिए जिन सदगुणों की 
आवश्यकता थी, आज वे ही महात्मा के लक्षण बताये जाने छगे | इस तरह हम 
देखते हैं कि उत्कर्ष के बजाय जनता का भीषण नैतिक हास हो रहा है | 


चर्साः स्वावलंबी उत्पादन का केन्द्रबिन्दु है 


ओऔद्योगिक केन्द्रीकरण के कारण युद्धरूप घोर हिंसा ओर वर्ग-संघर्ष की 
विनाशक स्थिति कैसे पैदा होती है इसे हम समझ चुके हैं। हमने यह भी देखा 
है कि यंत्र और तंत्र के कैन्द्रीकरण से मनुष्य का एक-दूसरे के साथ मानवता का 
सम्बन्ध टूट जाता है और छोग मशीनों के पुर्जे बन जाते हैं। सारा समाज 
सजीव समष्टि के बजाय एक विशाल जद़तंत्र का रूप धारण कर लेता है | मनुष्य 
की अन्तहिंत सद्वृत्तियाँ अनुकूछ परिस्थिति के अभाव में नष्ठ-भ्रष्ट होती जाती 
हैं| समाज में असत्य, द्वेष तथा हिंसा का जमघट होता जा रहा है। इस घातक 
स्थिति का निराकरण स्वावल्ंबी अर्थनीति ओर समाज-व्यवस्था से ही हो सकता 
है। यही कारण है कि गांधीजी ने चर्खे को अहिंसा का प्रतीक माना है, क्योंकि 
वह स्वावलरूम्बी उत्पादन का कैन्द्रबिन्दु है । 


ज्यी तालीप : भावी समाज का ढाँचा 


अब प्रश्न यह है कि ऐसी समाज-व्यवस्था कायम करने का तरीका क्या 
हो ? एक स्थायी समाज-व्यवस्था के लिए. उचित वातावरण पैदा करने के 
उद्देश्य से साधारणतः कुछ तात्कालिक कार्यक्रम बन सकता है और दोगें& पर 
उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, परन्तु जिस आदर्श समाज की हम ,कव्पना 


७० नया तालीम 


करते हैं, उसकी जरूरत के मुताबिक नागरिक तैयार करने के लिए शिक्षा-पद्धति 
में ही ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे भविष्य के नागरिक 
बचपन से ही उस ढॉवे में ढल सके | गांधीजी 'नयी तालीम” के जरिये जनता 
को उसी ढाँचे में ढालना चाहते थे। विकेन्द्रीकोण के आधार पर स्वावलंबी 
समाज तभी संभव हो सकता है, जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से 

जिन्दगी की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज-व्यवस्था चलाने की योग्यता 
हो। सिर्फ योग्यता से ही ऐसा समाज कायम नहीं रह सकता। उनके संस्कार 
और उनकी प्रवृत्ति भी स्वावलंबी होनी चाहिए । 


“नयी तालीम' ; खावलंबन की क्रियात्मक शक्ति 


इसलिए नयी शिक्षा-पद्धति में शिक्षा का माध्यम अक्षर न रखकर सामा- 
जिक वातावरण तथा उत्पादन की प्रक्रिया रखी गयी है। सामाजिक वातावरण 
के अध्ययन से उनको समस्याओं का ज्ञान होता है। समस्याओं का समाधान 
प्रस्तुत करने का अभ्यास होता है। इस अभ्यास से समाज-व्यवस्था की जिम्मेदारी 
महसूस करना भविष्य के इन स्वतंत्र नागरिकों का स्वभाव बन जाता है। जब 
तक जनता में इस प्रकार की जिम्मेदारी की स्वयं प्रेरणा नहीं होगी, छोग अपनी 
आन्तरिक व्यवस्था ओर सुरक्षा के लिए. किसी बाहरी शक्ति के मुहताज बने 
रहेंगे। बचपन से ही उत्पादन की प्रक्रियाओं का अभ्यास होने पर मनुष्य 
आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैन्द्रीय यंत्रों का भरोसा छोड़ 
देता है। बचपन से ही कठिन होते हुए भी इन प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न 
विषयों का ज्ञान कराने के कारण उत्पादन क्रम की जड़ता नष्ट हो जाती है, छोग 
उसके वैज्ञानिक तत्त्व को भी समझते हैं ओर लगातार प्रगति होती रहती है | इस 
प्रकार नयी तालीम की पद्धति से जनता की प्रवृत्ति कैन्द्रीय यंत्र-तंत्र का भरोसा 
करने के 'बजाय अपने पर भरोसा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है | अतः नयी 
तालीम स्वावरबन की एक परम क्रियात्मक शक्ति है। 


नयी तालीम जश्‌ 


कैवल भरोसे की बात नहीं । मौलिक आवश्यकताओं की प्राप्ति की वैज्ञा- 
निक कुंजी अपने हाथों में होने के कारण आज जनता के श्रम का जो शोषण 
हो रहा है, वह नहीं हो पायेगा और उनका अभावजनित उत्पीड़न मी खतम 
हो जायगा | 

( ३) 
नयी तालीम के शिक्षण-केन्द्र स्वावलम्पी होने चाहिए 

गांधीजी ने नयी तालीम” के लिए यह भी जरूरी कहा है कि इसके शिक्षण- 
कैन्द्र स्वावरम्बी होने चाहिए, ताकि स्वावलूम्बन की धारणा बच्चों की प्रकृति में, 
उनके संस्कार और व्यवहार में प्रविष्ट हो जाय । शिक्षण-केन्द्रों को स्वावलूम्बी 
बनाने के लिए. बच्चों को इस बात का विचार करना पढ़ता है कि वे कोन 
उपाय करूँ, जिनसे उनकी शात्य स्वावरूम्बी हो । इस सिलसिले में उनको यह 
भी सोचना पड़ता है कि वे अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किस-किससे 
सहायता लें | सहायता की यह खोज ही उन्हें सामाजिक सहयोग की ओर 
प्रेरित करती है | 


शाला की व्यवस्था ओर शिक्षक 


इस पद्धति के अनुसार शालूत की व्यवस्था भी बच्चों को ही करनी होती है। 
शिक्षक केवल मार्ग-दर्शक के रूप में रहते हैं | इस तरह बच्चे जब अपनी शारू 
की सारी व्यवस्था अपने हाथ .में ले लेते हैं, तो शाल्र उनके लिए. एक समाज 
बन जाती है ओर शिक्षक वहीं के वातावरण को सामाजिक विषयों का ज्ञान 
कराने के छिए एक सहज माध्यम बना लेते हैं। इस प्रकार बच्चों म॑ आत्म- 
विश्वास ओर आपसदारी के संस्कारों का विकास होता है। वे सहयोगी और 
स्वावरूम्बी समाज की उपयुक्त नागरिकता की ओर बढ़ते हैं | 


प्राचीन शिक्षण-पद्धति 


हमने पहले ही कहा है कि मनुष्य को जब अपनी आवश्यकताओं की क्षूर्ति 
अपने आप करनी पड़ती है तो उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों का ब्लिकास सहज 


७२ नयी तालीम 


हो जाता है। छोग कह सकते हैं कि पुराने जमाने में भी स्वावलम्बी उत्पादन- 
पद्धति थी; फिर छोग परावरूम्बी क्यों हो गये ? पहली बात तो यह है कि उस 
काल में छोग कैन्द्रीकरण की बुराइयों से परिचित न थे, इसलिए उन्होंने 
विकेन्द्रीकरण के वैज्ञानिक आधार पर समाज-व्यवस्था की स्वावल्म्बी योजना 
नहीं बनायी थी । दूसरी बात यह थी कि उत्पादन की प्रक्रिया शिक्षा का माध्यम 
न होकर अछग से यन्जवत्‌ चलती थी और शान-विज्ञान की चर्चा लोग 
अलग बैठकर किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि उत्पादन का कार्य विज्ञान 
से शून्य हो गया ओर उसमें जमाने की आवश्यकता के अनुसार प्रगति न 
हो सकी; दूसरी ओर ज्ञान-विज्ञान की चर्चा के पीछे व्यावहारिक अनुभव का 
अमाव हो गया और उसका स्तर गिर गया | 


नयी तालीम : वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील समाज की 
एक संयोजित चेष्टा है 


गांधीजी ने इंस घातक स्थिति के निराकरण के लिए कहां कि यदि स्वाव- 
रूम्बन तथा विकेन्द्रीकरण के आधार पर समाज की नींव अगल बनानी है, तो 
उत्पादन की प्रक्रियाओं कों सजीव, वैज्ञानिक और प्रगतिशील बनाये रखना 
जरूरी होगा | नयी तालीम की पद्धति इसी दिशा में एक संयोजित चेश है | 


श्रम से बचने की प्रवृत्ति 


मनुष्य के लोभ ने केन्द्रीय यन्त्रवाद ओर उद्योगवाद का प्रसार किया | 
कैवल उपभोग्य वस्तु की प्रचुरता की तृष्णा ही नहीं, बल्कि मनुष्य की एक और 
प्रवत्ति ने मशीनों के प्रभाव को बढ़ने में मदद की | वह है मनुष्य की श्रम से 
बचने को प्रद्धत्ति। मशीनों का प्रयोग करके उसने देखा कि थोड़ी मेहनत से 
ही अधिक उत्पादन हो जाता है। इसने मनुष्य में एक ऐसी प्रबल तृष्णा उत्पन्न 
की कि वह अपनी सारी बुद्धि इसी दिशा में छगाने छगा | 


नयी तालीम डरे 


पजीवाद ; ग्चुरता की लालसा और मेहनत न करने की 
इच्छा--इन दो विरोधी बातों के एक साथ होने 
का दुष्परिणाम है 
वस्तुतः श्रम न करने की प्रद्गत्ति की कहानी बहुत पुरानी है। इतिहास के 
प्रारम्भ काल में पारस्परिक हिंसा से चस्त होकर मनुष्य ने जब कैन्द्रीय शासन- 
प्रथा की शुरुआत की थी, तभी से समाज में वर्ग या श्रेणियों का बीज पड़ गया 
था । शासक, व्यवस्थापक ओर व्यापारी वर्ग की जिन्दगी स्वयं श्रम न करके 
उत्पादक-वर्ग के श्रम पर चलने रूगी । इस प्रकार श्रम करनेवाल्यं से श्रम न 
करनेवाल्ों की प्रतिष्ठा अधिक होने के कारण श्रम से बचने में शान समझी जाने 
ढगी और ऐसे आल्सी लोगों की समाज में प्रतिष्ठा भी होने रूगी | श्रम की 
प्रतिष्ठा खतम हो जाने से श्रम को बचाने की प्रव्गकत्ति का विकास होना स्वाभा- 
विक था । इस प्रकार एक ओरे तो प्रचुरता याने भरे-पूरे रहने की व्यल्सा और 
दूसरी ओर श्रम से बचने की प्रवृत्ति, इन दो विरोधी बातों के मेल से जिस 
उद्योगवाद की सृष्टि हुईं, उससे एूँजीवादी समाज का विकास हुआ और 
परिणामतः, वर्ग-विषमता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी | 


बाबू-वर्ग 

केन्द्रीय व्यवस्थापक-वर्ग तथा पूँजीपति-वर्ग के लिए. क्रमशः इस बात 
की आवश्यकता हुईं कि उन्हें एक ऐसा वर्ग मिले, जो उत्पादन की प्रत्यक्ष 
प्रक्रियाओं से छुड्ी पाकर शासन तथा उद्योग-संचालन में सहायता कर सके | 
इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसी शिक्षा-पद्धति बनायी जिसमें शरीर-श्रम तो न करना 
पड़े, परन्तु व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाय ( इसे काहिल और कोढ़ियों 
की पूजन-विधि कह सकते हैं )। ऐसे लोग सिर्फ ल्खिने-पढ़ने की योग्यता 
रख सकते हैं ओर वे यान्त्रिक व्यवस्था के पुर्जे बनने के सिवा दूसरा स्वतन्त् 
कर्म कर ही नहीं सकते | इस तरह समाज में पढ़ी-लिखी एक भध्यम, शंगी 
यानी बाबू-वर्ग की सूष्टि हुई। ज्यों-ज्यों इस किताबी शिक्षा का असार हो 


8 नयी तालीम 


रहा है त्यों-त्यों इस वर्ग की संख्या बढ़ती जा रही है और आज यह संख्या 
इतनी अधिक हो गयी है कि संसार में इस बाबू-वर्ग की समस्या ने एक भीषण 
वर्ग-समस्या खड़ी कर दी है। इस समस्या के हल हुए. बिना संसार की सम- 
स्याएँ सुल्झ ही नहीं सकतीं। गांधीजी “नथी तालीम' के जरिये इसी दिशा में 
एक निश्चित ओर क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते थे । 

वस्तुतः सत्य और अहिंसा के आधार पर समाज तभी टिक सकता है, जब 
दुनिया में कोई किसीका शोषण न करे यानी मानव-समाज में एक ही वर्ग 
हो, क्योंकि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के शोषण से ही वर्ग-विषमता का अस्तित्व 
कायप्त होता है। यही कारण है कि भारत के शासत्रकारों ने कहा है कि सतयुग 
में एक ही वर्ग था ओर जब तक फिर से दुनिया में एक ही वर्ग न हो जायगा 
तब तक सतूथुग का पुनरागमन असम्भव है | 

समाज ज्यों-ज्यों सत्‌ से विरत होता गया, सामाजिक जटिलता बढ़ती 
गयी । दूसरी ओर समाज में ज्यों-ज्यों विषमता बढ़ती गयी वैसे ही सत्य का 
भी छोप होता गया और अन्त में आज संसार एक भयंकर स्थिति में पहुँच 
गया है। अतः सबसे पहले इस घातक स्थिति का ही अन्त करना है। गांधीजी 
“नयी तालीम' के द्वारा यही करना चाहते थे । 


श्रेणीहीन समाज 


श्रेणीहीन समाज का मतलब तो यही है कि संसार में एक ही श्रेणी का 

व रहे। फिर सवार उठता है कि एक श्रेणी कोन-सी हो ! हम देखते 

हैं कि संसार में, मुख्यतः, तीन ही श्रेणियाँ हैं: ( १) रईस ( श्रीमान्‌ ), 
( २ ) बाबू ओर ( ३ ) श्रमिक | अगर समाज को श्रेणी-हीन बनाना है तो 
यह जरूरी है कि इन तीनों में से किन्हीं दो को खतम करके एक को रखा 
जाय । फिर प्रश्न यह होता है कि इनमें से किसे रखा जाय और किसे 
खतन्न किया जाय ! उत्तर स्पष्ट है--यदि एक ही वर्ग को रखना है, तो 
वह वर्ग ऐसः होना चाहिए, जो अपने भरोसे टिक सके | किसी वर्ग के अपने 


जद नयी तालीम 
नथी तालीम : समाज को उत्पादक वर्ग का रूप देती है 


प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अनिवाय है। इस नवजात व्यवस्थापक-वर्ग ने 
समाज को बोद्धिक और शासकीय शिकज्ञों में इतनी कड़ाई से जकड़ रखा है, 
जैसा कि वह अपने पहले रईस ओर बाबू के रूप में कभी सोच भी नहीं सकता 
था | अतएवं समाज यदि यह चाहता है कि संसार में उत्पादकों का केवल एक 
ही वर्ग रह जाय, ते उसको ऐसी व्यवस्था दूँढ़ निकालनी होगी जिससे शेष दो 
वर्गों का छोप होकर सारा समाज सीधे स्वयं उत्पादकों के रूप में परिवर्तित हो 
जाय | गांधीजी नयी तालीम के जरिये समाज को इसी रास्ते पर ले जाना चाहते 
थे | उनका तरीका उत्पादों द्वारा रईस और बाबुओं के हिंसात्मक नाश का 
नहीं, बल्कि वह उनको उत्पादक-श्रेणी में मिला देने का अहिंसात्मक तरीका 
था। हिंसात्मक तरीकों से कोई किसीको मिला नहीं सकता, क्योंकि सम्मेलन 
तो प्रेम ओर सहयोग से ही हो सकता है | 


हिंसा : निराशा का प्रमाण 


हिंसा से दुनिया में क्रांति नहीं हो सकती। वस्तुतः हिंसा और क्रांति दो 
परस्पर विरोधी बातें हैं। क्रान्ति का अर्थ है, समूल परिवर्तन। जो मनुष्य 
परिवर्तन में विश्वास रखता है, वह हिंसा नहीं कर सकता; क्योंकि हिंसा कैबल 
निराशा का प्रमाण है।. जिसे यह विश्वास नहीं रह जाता कि छोगा में परिवर्तन 
हो सकता है, वही नाश की बात सोचता है। इस तरह हिंसा एक निराशावादी 
प्रदत्ति है और निराशावादी प्रवृत्ति द्वारा क्रान्ति की सफलता की आशा करना 
स्वयं को धोखा देना है। अतः समाज में अगर वास्तविक और समूल क्रान्ति 
करा है, तो वर्ग-संघर्ष की हिंसात्मक ओर निष्फल चेष्टा न करके वर्ग-परिवर्तन 
के अहिंसात्मक्त तरीके से निश्चित क्रान्ति की ओर कदम उठाना होगा । 


नयी तालीम पु 


अहिसात्मक मार्ग ः सच्ची ओर सम्पूर्ण क्रान्ति का एकमात्र रासा 


तर्क के खातिर ही सही, अगर थोड़ी देर के लिए हम ऊपर बताये मार्ग 
को छोड़ दें, तो मी आज के वैज्ञानिक थुग में हिंसात्मक तरीके से किसी 
समस्या का व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। इस युग में तो हिंसा के 
द्वारा समस्याओं का हलक करने की चेष्टा में मानव-समाज का ही अन्त हो 
जायगा । पुराने जमाने में जब विज्ञान का आज जैसा अत्यधिक “विकास” 
नहीं हुआ था, उस समय हिंसात्मक तरीके से मामलों का फैसला करने पर भी 
समाज के लिए बचत की गुंजाइश थी। पत्थर, डण्डा, धनुष-बाण, तलवार 
ओऔर बन्दूक से भी मनुष्य चाहे जितनी कोशिश करता था, ध्वंस का परिणाम 
एक हृद के अन्दर ही रहता था । लेकिन आज अणुशक्ति और कॉस्मिक शक्ति 
के जमाने में अगर हिंसा का प्रयोग किया गया, तो उसका परिणाम क्या' होगा, 
इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। इस तरह आज के वैज्ञानिक युग 
में हिंसा की सभी योजनाएँ नितान्त अव्यावहारिक होने के कारण उन पर 
विचार भी नहीं किया जा सकता । अतएव सच्ची और सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए 
गांधीजी के अहिंसात्मक मार्ग के सिवा कोई दूसरा विश्वसनीय रास्ता रह ही 
नहीं जाता | 

आत्मशुद्धि 

ऊपर बताया गया है कि गांधीजी की क्रान्ति का तरीका रईस ओर बाबुओँ 
को संशोधित करके उत्पादक-श्रेणी में सम्मिलित करने का है। यही कारण है 
कि उन्होंने अपने तमाम आन्दोलनों को आत्मशुद्धि का आन्दोलन कहा है। 
इसके लिए, पहले तो वह नेतिक तरीके से शोषक वर्ग के विवेक को जाग्रत 
करते हुए कहते हैं, “तुम शोषक का रूप त्याग कर ख्वेच्छा से उत्पादक-ओेणी 
में मिल जाओ ओर उनके साथ उत्पादन के काम में छग जाओ |” अपने 
रचनात्मक कार्यक्रम की सारी प्रवृत्तियों को गांधीजी ने इसी दिशा में लगाया 
ऊँचे वर्ग के नौजवानों को ग्रामीण बनंकर अपने श्रम से उपार्जन करके समग्र 
ग्राम-सेवा का कार्यक्रम तैयार करना, खादी पहनने के लिए अष्टमांश सूत 


७८ ह नयी तालीम 


कातने का नियम बनाना, बम्बई जेसे शहर के छोगों कों भी जमीन न मिले 
तो गमले मैं ही अपने हाथ से अन्न पैदा करके अन्न ग्रहण करने का अधिकार 
प्रात करने की सलाह देना, सेवक विद्यालयों में उत्पादक शरीर-श्रम को ही 
पहला स्थान देना, प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी तरह उत्पादन-कार्य में 
प्रवृत्त करके उसे श्रमिक-वर्ग में मिल्य देने की ही गांधीजी की ये सारी चेशएँ थीं। 

यो तो गांधीजी के सभी कार्य श्रेणी-हीन समाज की पूर्व-पीठिका स्वरूप 
रहे हैं, लेकिन “नयी तालीम” के द्वारा दुनिया में केवल उत्पादकों का एक 
श्रेणीहीन समाज रखने का जो ढंग है, वह उनकी अन्तिम परन्तु अत्यन्त 
व्यापक और संयोजित चेष्ठा थी । 


/तयी तालीम” की बुनियाद 


इस शिक्षा-पद्धति में उत्पादन की प्रक्रिया द्वारा ही प्रत्येक विषय की जान- 
कारी होती है, यानी इसमें उन्होंने शिक्षा का भाध्यम ही शरीर-श्रम द्वारा 
उत्पादन कार्य बना दिया है। इस पद्धति में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए श्रम करते हुए मनुष्य की सारी बौद्धिक शिक्षा पूरी होती है । 
इसीलिए उसका नाम बुनियादी तालीम” रखा गया है, क्योंकि इस पद्धति में 
जीवन की मोलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की चेष्ट में मनुष्य को अपने 
स्वाभाविक कार्यों के साथ-साथ आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता है 


पुरानी तालीम--श्रेणी परिवर्तन परन्तु उल्टी दिशाएँ 


इसका अर्थ यह है कि समाज में वही व्यक्ति शिक्षित कहलाता है 
जिसमें उत्पादन के कार्यों का अभ्यास हो, यानी जो स्वयं उत्पादक हो। 
पुरानी तालीम कोठरियों में बेठकर केवल पुस्तकों को घोंटने की पद्धति थी, 
जिसका परिणाम यह होता था कि बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए 
उन्हें उत्तादन-कार्य से मुक्त. कर देना पड़ता था यानी उलद्यादक वर्ग के 
बच्चे अपनी श्रेणी से छूटकर बाबू-वर्ग की श्रेणी में मिल जाते थे | इस तरह 
पुरानी ताढीम मी श्रेणी परिवर्तत की ही पद्धति थी, लेकिन उच्टी दिशा 


नयी तालीम ७९ 


में | फलतः पुरानी तालीम की प्रगति के साथ बाबुओँ की संख्या बढ़ने लगी और 
उत्पादकों के कन्धों पर शोषकों का बोझ बढ़ता गया, जिसने आज संसार में 
वर्ग-विषमता को इतना जटिल बना दिया है। अगर यही रफ्तार रही, तो बहुत 
जल्द दुनिया में शोषकों की संख्या इतनी बढ़ जायगी कि उनके बोझ से 
उत्पादक दबकर मर जायगा और उत्पादक के मरने से बाबू लछोग भी सूखकर 
मर जायेंगे । 


नयी तालीम से बाबुओं का हास होकर उत्पादकों की वृद्धि होती है; क्योंकि 
यह शिक्षा-पद्धति हल, कुदाल, चर्खा तथा निहाई ओर हथोड़ी के साथ जुड़ी 
होने के कारण प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति सहज ही उत्पादक बन जाता है और 
प्रत्येक उत्तादक को अपना उत्पादन कार्य करते हुए ही शिक्षित बन जाने का 
मोका मिलता है। इस तरह जब बोद्धिक-वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को उत्पादक 
बनना पड़ता है ओर प्रत्येक उत्तादक को बौद्धिक विकास का संपूर्ण अवसर 
मिलता है, तो समाज में वर्ग-भेद स्वतः समास हो जाता है। इस ऋम से 
हिंसात्मक संघर्षों के अशान्तिकर दलदलों में फँसने की आवश्यकता ही 
नहीं होती । 


अ्रम बनाम श्रेणी पविभाजन-जन्पना या कर्मणा १ 


आजकल जो छोग श्रेणी-हीन समाज की बातें करते हैं, वे स्वयं झुद्ध बौद्धिक- 
वर्ग के ही जीव हैं, लेकिन धोखा तो यह है कि वे अपने को श्रमिक-वर्ग का ही 
एक सदस्य मानते हैं | उनका कहना है कि आखिर सभी लोग सब काम स्वयं 
नहीं कर सकते ओर समाज में श्रम-विभाजन की आवश्यकता तो है ही | अतएव 
जो लोग किताब ढिखते हैं, भाषण करते हैं या ऐसे ही दूसरे बौद्धिक श्रम करते 
हैं तो फिर शरीर-अ्रम पर ही क्‍यों जोर दिया जाय ! इन लोगों की दलील है कि 
यह भी उत्पादन ही है। इस तरह वे कहते हैं कि कोई बौद्धिक श्रम और कोई 
शरीर-श्रम को अपनाये। इस बात को वे श्रेणी-विभाजन न कहकर श्रम-विभाजन 
कहते हैं। उनका कहना है कि जो छोग बौद्धिक कार्यक्रम में रंगे हैं, उन्हें शरीर- 


<० नयी तालीम 


श्रम में फैसाकर समय और शक्ति का अपव्यय करने से क्‍या राम ! वे कहते 
हैं कि जो बौद्धिक कार्य के लायक हैं वे बौद्धिक श्रम करें और जो शरीर-श्रम के 
लायक हों वे शरीर-श्रम करें | ऐसा करने से ही, उनकी राय में, सभाज भ्रेणी- 
हीन हो जायगा | आश्चर्य की बात यह है कि वे ही लोग भारत के प्राचीन 
बर्णमेद की प्रथा कै सबसे अधिक खिल्यफ हैं | वे कहते हैं कि वर्ण-व्यवस्था एक 
प्रतिगामी व्यवस्था है। इससे समाज की प्रगति रुक जाती है। वे समाज को 
आह्ण या झूद्र की श्रेणियों में बॉटने के घोर विरोधी हैं। बौद्धिक कार्यक्रम 
करनेवाल्ं को शरीर-भ्रम की आवश्यकता नहीं और उनके व्यक्तिगत आराम 
और दूसरे कार्यों के लिए दूसरे लोगों को मुकर्रर किया जांय जो इसके वययक 
हों । यह ब्राह्मण ओर झू द्र का दूसरा रूप नहीं तो क्या है ! फके सिर्फ इतना है 
कि आजकल छोग वर्णमेद को जन्मना न मानकर कर्मणा मानते हैं। लेकिन 
वे भूल जाते हैं कि अगर श्रमिक को बौद्धिक ओर शारीरिक दो श्रेणी में बाँगना 
ही है तो समाज की प्रगति के लिए जन्मना श्रेणी ही अधिक वैज्ञानिक होगी, 
क्योंकि उससे समाज को पूर्णरूपेण पैतुक संस्कार का वाभ मिल सकैगा। हो 
सकता है कि कोई एकाध व्यक्ति अपवाद रूप में ऐसा प्रतिभावान निकले 
जिसके लिए. यह पद्धति अन्याय का रूप हो, छेकिन समाज की वैज्ञानिक व्यवस्था 
एकाध अपवाद की ओर न देखकर सारे समाज के हित को ही देखेगी । 


वस्तुतः यह धारणा गल्त है कि बौद्धिक ओर शारीरिक श्रम करने- 
वाले एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य यह जानता 
हैकि इन दो प्रकार के भ्रमों में एक रुचिकर और दूसरा अरुचिकर है 
ओर रुचिकर श्रम ही श्रेष्ठ है। अतः प्रत्येक मनुष्य चाहेगा कि उसे रुचि- 
कर भ्रम का ही मौका मिले। इसलिए. अगर समाज को अरुचिकर श्रम की 
भी आवश्यकता है, तो उसे यह काम व्यवस्था या परिस्थिति के दबाव से 
ही लेना होगा; क्योंकि स्वेच्छा से कोई भी. उस काम को पसंद नहीं करेगा | 
आज के पैसे के लोम या परिस्थिति की मजबूरी से भी भंगी का 'काम करने 
के लिए. उच्च वर्ण के छोग तैयार नहीं होते । अतः अगर समाज में न्याय 


नयी तालीम ८१ 


और स्वतंत्रता कै आधार पर श्रमिक का एक ही वर्ग कायम रखना है, तो प्रत्येक 
व्यक्ति को बौद्धिक और शारीरिक, दोनों काम करने होंगे । 

अगर मजबूरन ब्राह्मण और शूद्र की दो श्रेणी कायम रखना है, तो मानव 
विकास के एक मूल सिद्धान्त का फायदा समाज की प्रगति के लिए क्‍यों न प्रात 
हो ! यह “सन्तान को पैतक स्वभाव की प्राप्ति” या संस्कारों का सिद्धान्त है | 
किसी शिक्षित परिवार का पॉच साल का लड़का स्कूल जाकर किसान और 
मजदूर के उसी उम्र के लड़के से पढ़ने में हमेशा आगे ही रहता है और किसी 
किसान ओर मजदूर का लड़का उसी उम्र के शिक्षित श्रेणी के रड्के से खेत 
खोदने में या बोझा उठाने में आगे रहता है; क्योंकि दोनों में पैतृक संस्कार की 
भिन्‍नता है। अतः बौद्धिक ओर शारीरिक श्रमिकों कै रूप में समाज के लोगों को 
बॉटना है, तों हित उसीमें है कि वह जन्मगत हो । “जन्मना” ही वैज्ञनिक 
सिद्धान्त है। अतः जो छोग जातवि-भेद के खिलाफ हैं, उन्हें श्रम के श्रेणी-विभाग 
के भी खिल्मफ होना पड़ेगा | क्योंकि यदि श्रम का श्रेणी-मेद रखना है, तो 
“जन्मना” का सिद्धान्त हटाकर “कर्मणा” के सिद्धान्त की बात करना समाज 
को योग्यता और कुशछता से वंचित कर देना होगा । 


श्रेणीहीन समाज का श्रमविभाग 


लोग प्रश्न कर सकते हैं कि बिना श्रम-विभाजन के फिर समाज का 
उत्पादन-कार्य कैसे चलेगा ! यह सही है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेल्ण प्रत्येक काम 
नहीं कर सकता । अतः श्रम-विभाजन का कुछ आधार होना ही चाहिए | 
वास्तविक श्रेणीहीन समाज में वह आधार गुणसंबंधी न होकर वस्तुसंबंधी होगा 
यानी कोई किसी वस्तु को पैदा करेगा, तो कोई दूसरी दस्तु को। लेकिन 
उत्पादन-कार्य में तो प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक और बोद्विक, दोनों श्रम करने 
होंगे। श्रम-विभाजन के नाम पर किसी को टद्टी फिरने का श्रम और किसी 
को उसे साफ करने के श्रम की जो प्रथा चल गयी है, गांधीजी की कल्पना के 
श्रेणीहीन समाज में इसकी गुंजाइश नहीं है। उनकी कल्पना के अनुसौर 


६ 


८२ नयी तालीम 


श्रेणीहीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बौद्धिक ओर शारीरिक श्रम, दोनों ही 
करने पड़ेंगे, नहीं तो यह सिद्धान्त कोरी बात ही रह जायगी। इस प्रकार 
श्रेणी-हीन समाज-रचना की दिशा में भी गांधीजी की “नयी तालीम' का तरीका 
दूसरे सभी तरीकों से अधिक व्यावहारिक, वैज्ञानिक और वास्तविक है । 


| ( ४) 
समान अवसर का सचा मतलब 


शिक्षित समाज में इधर समान अवसर! का नारा चल पड़ा है। कहते हैं 
कि शिक्षा कै लिए प्रत्येक मनुष्य को बराबर भोका मिले । अगर शिक्षा की 
पद्धति ऐसी हुई कि मनुष्य को उत्पादन का कार्य छोड़ देना पड़े, तो प्रत्येक को 
शिक्षा का मौका देने का मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति को उत्पादन-कार्य 
छोड़ देने का मौका दिया जाय। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षाकाल की समाप्ति कै बाद ही उत्पादन-कार्य में छगे। फिर शिक्षा-समाप्ति 
के बाद छोगों को इस बात का कभी समान अवसर देना होगा कि वे अपने 
लिए स्वेच्छा से रचिकर या अरुचिकर श्रम को पसन्द करें | इससे लोग किस 
ओर झुकेंगे, यह प्रत्येक व्यक्ति समझ सकता है। यदि सभी लोग अपनी शिक्षा 
के अनुसार रुचिकर श्रम की ओर झकेंगे, तो क्या समाज इसके लिए समुचित 
व्यवस्था कर सकेगा १ इस प्रकार उत्पादन-कार्य समास हो जाने से समाज का 
काम केसे चलेगा ! छोग कहते हैं कि हम इस बात को बहुत दूर तक खींग्च ले 
ग़ये । समान अधिकार का मतरूब यह नहीं है कि ख्वाहमख्वाह सब लछोम 
अधिकार का इस्तेमाल करके शिक्षा के क्रम को पूरा ही कर दें | बहुत से 
ऐसे लोग होंगे जो शिक्षा को ओर जायँँगे ही नहीं, या कुछ दिन बाद पढ़ाई 
छोड़कर हक चलने रगंगे। स्वभावतः शायद ऐसा ही होगा। लेकिन 
इसका कारण यह नहीं होगा कि अधिकांश छोगों की रुचि ही पढ़ाई की 
ओर नहीं, बल्कि अगर वे पढ़ने नहीं जाते, तो इसका कारण परिस्थिति की 


नयी तालीम ८३ 


मजबूरी ही है ओर अगर परिस्थति की मजबूरी के कारण कोई पढ़ने नहीं 
जाता, तो समान अवसर की बात कहाँ रही ! अतः अगर समान अवसर 
देना है, तो पद्धति ऐसी बनानी होगी कि जिससे प्रत्येक मनुष्य अपनी मौजूदा 
परिस्थिति में रहकर भी शिक्षा का अवसर पा सके। 

आज प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति की जबान से एक दूसरी बात भी सुनायी 
पड़ रही है । वह यह कि शिक्षा अनिवार्य की जाय | अगर शिक्षा अनिवार्य 
कर दी जाय, तो उसका मान इतना होना चाहिए कि जिससे बाद को उसकी 
शिक्षित स्थिति कायम रह सके, यानी उसे १५ सार की उम्र तक तो शिक्षा 
देनी ही चाहिए । १५ सार की उम्र तक पाठशाला की कोठरी में बैठकर 
किताब पढ़ने के बाद, जब वह अपने खेत का हल पकड़ेगा तब उसकी क्‍या 
दशा होगी, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। मौलिक उत्पादन 
की प्रक्रिया का अभ्यास बचपन से हुए बिना उस काम में कुशलूता तथा 
गति भी नहीं आ सकती । अतः यह साफ है कि पुरानी पद्धति से १५ साल 
की उम्र तक स्कूलों में पढ़ने के बाद ही प्रत्येक आदमी को उत्पादन-कार्य 
में लगने से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है । 


विक्रेन्द्रित समाज में उत्पादन-कार्य के अभ्यास की 
बचपन से ही आवश्यकता 


दूसरे औद्योगिक मुल्कों में जहाँ यज्नों से ही उत्पादन होता है, वहाँ 
यत्रचालक को हाथ, आँख ओर दिमाग चलाकर उत्पादन नहीं करना पड़ता । 
वहाँ चालक भी यत्र का पुर्जा बनकर चलता रहता है। वहाँ बचपन से 
अभ्यास का कोई सवाल ही नहीं उठता। अतः वहाँ इस प्रकार पढ़ाई के 
बाद भी यत्र चत्मना सम्भव हो जाता है। लेकिन गांधीजी के विकैन्द्रित 
ओर खावल्म्बी समाज में उत्पादन-कार्य के लिए बचपन से उत्पादन 
की वेजश्ञानिक प्रक्रियाओं का अभ्यास अनिवार्य है। वह तभी सम्भव होम्नन 
जब उन प्रक्रियाओं को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाय | 


८8 नयी तालीम 
बापू की "नयी तालीम' विश्व की श्रेष्ठतम पद्धति 


अगर दुनिया के सारे उत्पादन-कार्यों का सुचारु रूप से संचालन करते 

हुए एक श्रेणी-हीन समाज बनाना है, तो यह जरुरी है कि प्रत्येक मनुष्य 
उत्पादन-कार्य करते हुए बौद्धिक विकास कर सके, वरना जन-हित के सारे 
सिद्धान्त जनता का वोट पकड़ने के लिए कोरे राजनीतिक नारे रह जायेँगे। 
उन्हें व्यवहार में लाना या वास्तविक रूप देना सम्भव नहीं होगा। अतएव 
अगर हमारा ध्येय संसार में शासन-हीन और अश्रेणी-हीन समाज की रचना 
करना है, अगर मानवता को हिंसा और शोषण से मुक्त करके पूर्णतः 
खतंत्र बनाना है, तो उसके लिए बापू की बताई हुई “नयी तालीम के 
सिवा शिक्षा का दूसरा व्यावहारिक और वेज्ञानिक तरीका अब तक किसी ने 
बताया ही नहीं । 
७ ७७ 


परिशिष्ट-१ 


नयी तालीम के प्रयोग ओर परिणाम 


प्रश्न यह है कि यह नयी तालीम की प्रवृत्ति चले केसे ! उसका स्वरूप क्‍या 
हो ! और किस दृष्टि से उसका संगठन किया जाय ? शिक्षा-पद्धति कैसी हो ! 
इसका निर्णय करने की दो दृष्टियाँ होती हैं। एक दृष्टि यह है कि किस तरीके से 
तालीम दी जाय, जिससे बच्चों के दिमाग पर कम-से-कम बोझ डालते हुए, उन्हें 
आसानी से विषयों की जानकारी करायी जा सके | दूसरी दृष्टि यह है कि बचपन 
से ही ऐसे तरीके से तालीम दी जाय कि बालकों का भानस सामाजिक क्रांति की 
दिशा में सहज ही बढ़ता रहे | तालीम के तरीके में वे लोग मी हेरफेर करते रहते 
हैं, जिनके मन में समाज-व्यवस्था में हेरफेर करने का कतई विचार नहीं रहता । 
उनकी दृष्टि पहले प्रकार की है। वे कैवल शिक्षण की सहूल्ियित का विचार करते 
हैं । इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप किंडरगार्टन, मेोंटिसरी, डाल्टन तथा ग्रोजेक्ट- 
पद्धति का आविष्कार हुआ | इन शिक्षा-पद्धतियों के आविष्कारकों के विचार में 
समाज के आमूलछ परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं था | वे इतना ही सोचते थे कि 
किस तरह बच्चों को आसानी से दुनिया के ज्ञान-भण्डार से अवगत कराया जाय | 

एक ओर संसार के शिक्षा-शासत्री तालीम को गहरी करने के उद्देश्य से नयी- 
नयी शिक्षा-पद्धतियों पर विचार कर रहे थे; और दूसरी ओर गांधीजी ताढीम 
के मसले पर दूसरे दृष्टिकोण से अपने ढंग से सोच रहे थे। गांधीजी के सामने 
शिक्षार्थियों के लिए वास्तविक मनोविज्ञान के आधार पर तालीम का सहज 
तरीका ढ् ढ़ना मात्र ही काम नहीं था। इस बात का चिन्तन तो उन्हें था ही; 
लेकिन उनके लिए. उससे भी ज्यादा महत्त्व की बात यह थी कि किस तरह नये 
समाज के लिए नये मानव का निर्माण हो। अहिंसक समाज के लिए शासन- 
हीन तथा वर्गहीन समाज कायम करना जरूरी है; इस सिद्धान्त को सामने रख- 
कर उन्हें तालीम का तरीका द्वैंढना था । 


<< नयी तालीम 
नयी तालीगम के दृष्टिकोण 


जिस तरह १९२१ में गांधीजी के साथियों ने चरखे को विभिन्न दृष्टि से 
अपनाया था; उसी तरह वे १९३८ में भी नयी ताढीम को अपने-अपने दृष्टि- 
कोण से देखने ढंगे | किसी ने उसे शिक्षण-कव्ण को वास्तविकता के साथ जोड़ने 
का जो विचार चलता आ रहा था, उसीके एक अगले कदम मात्र रूप में 
सोचा है। (वस्तुतः सारे संसार के शिक्षा-शार्त्रियों ने इसे इसी दृष्टि से देखा | ) 
किसी ने इसे देश की आजादी के संग्राम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जन- 
सम्पर्क स्थापित करने का एक विस्तृत साधन समझा । कुछ छोयगों ने तो इसे 
चरखा चलाने का एक नया बहाना माना। थोड़े ऐसे छोग भी जरूर थे, जो इसे 
नयी क्रान्ति के वाहन के रूप में देख सकते थे। छेकिन उनकी संख्या नगण्य थी। 

क्रमशः शिक्षा-शास्त्रियों ने मी महसूस किया कि शिक्षा को वास्तविक रूप 
देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है और इसके पक्ष में अपनी राय जाहिर 
करने लछगे। देश के नेताओं ने गांधीजी को मले ही पागछ समझा, परन्तु 
शार्त्रियों की बात वे नहीं टाल सके। अस्ठु, वे नयी ताडीम के प्रचार पर विचार 
करने छगे | कई प्रान्तों में कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल होने के कारण, सरकारी तौर 
पर भी जगह-जगह बुनियादी शिक्षा का प्रयोग होने छगा और आखिर में 
खतनन्‍्त्रता-प्राप्ति के बाद इसके प्रसार की प्रगति कुछ बढ़ी । 


नयी तालीम व्यापक क्‍यों न हो सकी 


यह सब हुआ | लेकिन शिक्षण-कला का प्रयोग मात्र मानने के कारण, 
किसी सरकार को इसके व्यापक प्रसार के हेतु जोश नहीं रहा | उन्होंने इसे 
कहीं-कहीं चल्यकर पुराने तरीके से इस तरीके का तुल्नात्मक अध्ययन मात्र 
करना चाह । नयी तालीम के पीछे नव-समाज-निर्माण की जो निश्चित धारणा 
थी, उस पर आस्थ न होने के कारण, वे इससे अधिक ओर कुछ नहीं सोच 
सके | यही कारण है कि अंगरेजी-राज के समय देश के जिन नेताओं ने उसकी 


नयी तालीम ८७9 


चलाई हुईं पद्धति को मुल्क के लिए घातक माना था, उन्हें आजादी हासिल 
करने के बाद, इस घातक पद्धति को रद करना तो अलग रहा, उसके अत्यधिक 
प्रसार की प्रगति को रोकने की भी हिम्मत नहीं हुई; हालाँकि बे आज भी इस 
तालीम की बुराई की गाथा गाने का कोई मौका नहीं छोड़ते | पुरानी तालीम 
से सन्‍्तोष नहीं, नयी तालीम पर आस्था नहीं, किसी तीसरे तरीके की कव्पना 
नहीं; ऐसी हालत में वे ाचार रहे | और “जैसा.चलता था वैसा चलता रहे” 
के सुगम रास्ते पर पुराने रूद्धिग्रस्त शिक्षा-शार्तरियों के हाथों में तालीम को छोड़ 
कर निश्चिन्त रहे | 


नपी तालीम के वेश में पुरानी तालीम 


नयी तालीम के लिए लोगों पर गांधीजी के व्यक्तित्व का असर है। उसे कुछ 
सस्‍्वतन्त्र विचारक व शिक्षा-शार्त्रियों की मान्यता भी हासिल है। अतः विभिन्न 
राज्यों की सरकारों ने पुरानी ताढीम को ही राजकीय शिक्षा की रीढ़ मानते हुए 
भी, अपने कार्यक्रम की सूची में बुनियादी ताढीम के नाम को भी कहीं-कहीं 
स्थान दिया है | इसका स्थान भी उसी तरह का है, जिस तरह सरकारी आर्थिक 
योजना में केन्द्रित बृहत्‌ उद्योगों के मुकाबले में खादी और आ्रामोद्योग का है | 
जिस तरह राष्ट्र की मूल आर्थिक नीति केन्द्रित औद्योगीकरण को रखते हुए 
थोड़ा-बहुत खादी और आ्रम-उद्योग चलने के कारण वे ( खादी, प्रांम-उद्योग ) 
पनप नहीं सके, उसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा-नीति पुरानी तालीम के होते हुए कहीं- 
कहीं बुनियादी शाल्त चलाने से नयी तालीम पनप नहीं सकी | कैब पनप नहीं 
सकी, ऐसी बात नहीं। जो कुछ भी बुनियादी ताछीम का काम चल रहा है ; 
पुराने रूढ़िग्रस्त शिक्षा-शास्तरियों के संचालन और परिचालन में रहने के 
कारण, रह-रह कर उसमें आमूल परिवर्तन करने की कोशिश होती रहती है, 
जिससे वह नयी तालीम की पोशाक में बस्तुतः पुरानी तालीम ही रही | 


नयी तालीम का नतीजा 
देश में व्यापक रूप से जो बुनियादी शिक्षा चल रही है, वह जनता की दृष्टि 


८८ नयी तालीम 


आकर्षित नहीं कर सकी ; बल्कि आकांक्षित नतीजे की ओर न चल सकने के 
कारण वह निश्चित रूप से बदनाम हो रही है। शुरू में ऐसी बात नहीं थी। 
जिस समय गांधीजी द्वारा नयी तालीम के सिद्धान्त तथा जीवन-दर्शन की 
बात की गयी थी, उस समय जनता ने उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया 
था। यही कारण था कि बिहार की राज्य-सरकार ने जब यह एलान किया 
कि जिस गाँव के छोग बुनियादी शाल्र के रहिए आवश्यक भूमि का दान 
देंगे, उसी गाँव में वह खोली जायगी, तब राज्य के देहातों से इतने अधिक 
दान-पत्र आने लगे कि उतनी संख्या में शाढलाएँ खोलना राज्य सरकार की 
शक्ति के करीब-करीब बाहर की बात हों गयी | लेकिन कुछ दिन चलने के 
बाद छोग निराश होने छंगे। उन्होंने देखा कि पुरानी तालीम के अनुसार 
किताबी पढ़ाई बन्द हुई, लेकिन बच्चों में किसी प्रकार के नवीन जीवन को 
उमंग दृष्टिगोचर नहीं हुई । किसी उत्पादक उद्योग में वे कुशल नहीं हुए और 
न पुस्तक-ज्ञान ही प्राप्त कर सके । नतीजा यह हुआ कि वे किसी काम कै 
नहीं हुए । ऐसा क्‍यों हुआ, इस पर गम्भीर विचार करना चाहिए | 


एकांगी गुण-प्रहण 


हमने पहले ही कहा है कि नयी तालीम के बुनियादी तत्व को छोड़कर 
सरकार तथा देश के शिक्षा-जगत्‌ ने उसके बाह्य रूप को ही अपनाया है| यानी 
लोगों ने शिक्षण-कल्य की सहूल्यित की दृष्टि से ही इस पद्धति को अहण किया 
है। किसी वस्तु की चेतन आत्मा को छोड़कर जड़-देह को अपनाने से जो 
दशा होती है, देश में नयी तालीम की भी वही दशा हुई। वास्तविकता के 
साथ ज्ञान-प्राप्ति को जोड़ने की चेष्टा में पहले जिन पद्धतियों का आविष्कार 
हुआ था, उनमें प्रत्यक्ष वास्तविक जीवन के अनुभव-प्राप्ति के माध्यम की 
कल्पना न होकर, वास्तविक वस्तुओं के उदाहरण से समझाने की कव्पना थी। 
यह बात शिक्षण-मनोविज्ञान की दृष्टि से अधूरी थी। आज जगह-जगह जिस 
ढुंग से, नयी ताढीम चल्ायी जा रही है, उसे देखने से यही प्रतीत होता है कि 


नयी तालीम ८९ 


इसी मनोवैज्ञानिक पूर्णता को देखकर ही शिक्षा-शास्त्री तथा सरकारी विभाग 
इसकी ओर आऊकृष्ट हुए हैं। छेकिन कैवछ इतने से ही नयी तालीम की 
उद्देश्य-पूर्ति नहीं होती है, बल्कि एकांगी स्वरूप के कारण वह विकल्लंग होकर 
समाज जीवन को पंशु कर दे सकती है। यही कारण है कि विनोबाजी ने नयी 
तालीम पर अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है : 

“आज नयी तालीम का जो गुण-ग्हण हुआ है ओर हो रहा है, वह इतना 
एकांगी है कि उसे उस आधार पर स्वीकार किया जाना खतरे से खाली नहीं है ।” 

वस्तुतः नयी तालीम को ग्रहण करने में जहाँ वास्तविक जीवन-अनुभव के 
लाभ की बात सोची गयी, वहाँ उसके अमछ में मुल्क की वास्तविक परिस्थिति 
के साथ कोई सामंजस्य नहीं रखा गया। अर्थात्‌ उसे वास्तविकता से ही दूर 
रखा गया | इसलिए सामान्य शिक्षण-कलछा की दृष्टि से भी वह अव्यावहारिक 
हो गया | 

शिक्षा-मनोविज्ञान की दृष्टि से वास्तविक क्रम-प्रक्रिया को केन्द्र मानकर 
ज्ञानप्राप्ति के तरीके को उत्तम माना गया है। इस सिद्धान्त को नजर में 
रखकर जब गांधीजी की बुनियादी शिक्षा को देश के कर्णधार अपनाने लगे, 
तो उस समय वे भूल गये कि जिस क्रम-प्रक्रिया को गांधीजी ने शिक्षा के 
माध्यम के रूप में रखा था, उस क्रम को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया | 


गांधीजी ने दस्तकारी को शिक्षा की बुनियाद माना था। लेकिन देश के 
नेताओं ने राष्ट्रीय जीवन में दस्तकारी का कोई स्थान नहीं रखा । अगर कुछ 
माना भी तो, उसे आर्थिक जिन्दगी का केन्द्र न मानकर एक खिलोने के 
रूप में ग्रहण किया । यही कारण है कि नयी तालीम राष्ट्रीय-जीवन की बुनियाद 
न बनकर महज एक तमाशे की चीज रह गयी ! 


राष्ट्रीय अर्थनीति का प्रभाव 


आखिर शिक्षा-कैन्द्र में जो विद्यार्थी ताडीम पावेंगे, वे अपने भृव्िष्य को 
चिन्ता तो करेंगे ही | वे देखते हैं कि बारह वर्ष तक जिन दस्तकार्यों क्यू अम्यास 


५ नयी तालीम 


कराया जाता है, राष्ट्रीय अर्थनीति में उसका कोई स्थान नहीं है। जहाँ 
दस्तकारी का ही स्थान नहीं है, वहाँ दस्तकार की जगह कहाँ? यह उनकी 
समझ में नहीं आता है | इसलिए वे मानते हैं कि इस प्रकार के दस्तकारी के 
अभ्यास से उनके जीवन का भविष्य अन्धकारमय है। ऐसे अन्धकारमय 
भविष्य की ओर बढ़ने में भला, किसको दिलचस्पी हों रुकती है? नतीजा 
यह होता है कि बुनियादी शाल्यर के अभ्यासक्रम के अनुसार उत्पादन की 
प्रक्रिया सीखने में किसी विद्यार्थी का दिल नहीं ढगता और न शिक्षक को ही 
उसमें रस मिलता है| समाज में जिस वस्तु का स्थान ही नहीं है, उसके लिए 
दिलचस्पी न होना स्वाभाविक है। 


आर्थिक ढाँचा और नयी तालीम 


शान-प्रासि के माध्यम रूपी क्रम-प्रणाठी को ही अस्वीकार कर उसमें 
दिलचस्पी न लेने के कारण, उस क्रम में से निकले इस ज्ञान की आशा करना 
दुराशा मात्र है। यही कारण है कि आज की बुनियादी शाढू के उत्तीर्ण छात्र 
न सफल कारीगर ही बनते हैं और न किसी विषय का ज्ञान ही ग्राप्त कर पाते 
हैं ; क्योंकि जब बुनियादी ताढीम की बुनियाद में ही कोई तथ्य नहीं रह गया, 
तो आगे के शान की शुब्जाइश ही कहाँ! वस्तुतः सरकारी शिक्षा-योजना में 
बुनियादी शिक्षा-पद्धत से जिस छाभ को अपनाने की कोशिश की गयी है ; 
आज राजनीतिक तथा आर्थिक ढाँचे के भ्न्दर मेल न बैठने के कारण वह 
व्यमदायक न होकर हानिकारक हो रही है। शिक्षा-प्राप्ति का उद्देश्य तो सफल 
होता ही नहीं। उल्टे राष्ट्र का श्रम तथा सम्पत्ति का अपव्यय होता है। शिक्षा 
के माध्यम के रूप में दस्तकारी का इन्तजाम सरकार की ओर से शाल्मओं में 
किया जाता है, इस आशा से कि उत्पादन के द्वारा आमदनी से सरकार पर 
शिक्षा का बोझ कम होंगा। लेकिन नतीजा उल्टा होता है। उत्पादन की 
आमदनी तो दूर रही, अनिच्छा-पूर्वक कर्म करने के कारण उत्पादन के साधन 
में जो एूँजी लगायी जाती है, वह भी बरबाद होकर खतम हो जाती है| फलतः यह 


नयी तालीम ९१ 


शिक्षा स्वावलूम्बी न होकर पुरानी ताढीम से भी अधिक खचींली हो जाती है । 
यही कारण है कि देश के प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाक नेहरू जब कभी 
नयी तालीम की बात सोचने लगते हैं, तो उसके व्यय को देखकर घबरा जाते 
हैं। क्योंकि जब वे हिसाब रूगाने ढगते हैं, तो उनको दीखता है कि देश भर में 
नयी तालीम चल्णने के लिए भारतीय सरकार की आमदनी अपर्याप्त होगी । 


समाज-जीवन की गलत धारणा 


व्यापक नयी तालीम के विफल होने का एक दूसरा मी कारण है | वह है, 
समाज-जीवन के मूल्यांकन की सही धारणा का न होना। नयी तालीम समाज में 
एक नये मूल्य की स्थापना करना चाहती है। वह शोषण-हीन समाज स्थापित 
करने के उद्देश्य से वर्ग-विषमता दूर कर एक नये मानव की सृष्टि करना चाहती 
है। यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक देश का उत्पादक वर्ग भूखा मरता 
रहे ओर कुछ ऊपर के लोग उन्हीं के श्रम-उत्पादित द्रव्य को बटोरकर शान- 
शोकत से रहने में अपनी तथा मुल्क की प्रतिष्ठा मानते रहें | देश के कर्णधार 
स्पष्ट कहते हैं कि जब तक मुल्क के प्रतिनिधि, इन्तजामकार तथा राजवूत शान- 
दार तरीके से नहीं रहेंगे, तव॒ तक मुल्क की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती | 
प्रतिष्ठा की इस धारणा की मान्यता रहते हुए देश का एक भी बच्चा स्वावलूम्बी 
जीवन बिताने का इच्छुक नहीं हो सकता। जब वह तालीम लेने जाता है, 
तब उसके दिल में इसी बात की उमंग होती है कि तालीम पाने के बाद उसे 
प्रतिश मिलेगी । स्वभावतः उसे प्रतिष्ठा की धारणा उन्हीं छोगों से मिलेगी, 
जिन्हें मुल्क प्रतिष्ठित मानता है। यही कारण है कि आज न बच्चों का पालक 
ओर न बच्चे खुद नयी तालीम के प्रति आकर्षित होते हैं ; क्योंकि देश का 
नेतृत्व, नयी तालीम के पीछे रहे हुए मूल्यांकन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा नहीं 
करता ; बल्कि उसे हेय दृष्टि से देखता है, जेसा कि उनके समय-समय के 
एलानों से हमें माठ्स होता रहता है। यही कारण है कि जब इधर कुछ दिनों से 
मुल्क के बड़े छोग देश की बेकारी तथा अनुशासनहीनता से परेशान होकर जोरों 


९२ नयी तालीम 


से नयी तालीम की ओर झकने लगे हैं, तो बिनोबाजी को उन्हें सामयिक 
चेतावनी देने के उद्देश्य से कहना पड़ा है: 

“अब जब कि बेकारी बढ़ती हुई दीख रही है और उसीके परिणामस्वरूप 
विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहे हैं, तब नेताओं का मन नयी तालीम की ओर 
झुका है! लेकिन बेकारी हटाना ओर अनुशासन स्थापित करना नयी तालीम का 
कम-से-कम लाभ है। उसका मुख्य लाभ तो यह है कि वह नये मूल्य स्थापित 
करना चाहती है। जब इन नये मूल्यों का आकर्षण होगा, तभी नयी तालछीम 
का सच्चा गुण-अहण होगा |” 

अतएव अगर सरकारी नेताओं को नयी तालीम के मुकतल्िफ लाभ के लिए 
उसे चलाना मान्य है, तो उन्हें साथ-साथ देश की आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था में तथा मुल्क के जीवन-दर्शन को धारणाओं में भी नयी तालीम के 
मूल तत्वों के अनुसार क्रांतिकारी परिवर्तन करना होगा | अगर वे ऐसा नहीं 
कर सकते हैं, तो उनके लिए. नयी ताढीम चलाने की निष्फल चेश्टा में गरीब 
मुल्क के सार्वजनिक कोष का अपव्यय करना अनुचित होगा । 

७ ७0 ७ 


परिशिष्ठ--२ 


नयी तालीम का विश्वरूप 


अब समय आ गया है कि हम नयी तालीम के सोलह साल के जीवन पर 
गम्भीरता से विचार करें | शुरू में और विशेषतः सात्त-आठ साल पहले, नयी 
तालीम के लिए. केवलछ शिक्षा-जगत्‌ में ही नहीं, बल्कि जनता में भी एक नया 
उत्साह और एक नयी आशा दिखायी देती थी। जमीनें लेकर बुनियादी 
शाल्मएँ खोलने का न्योता इतना अधिक आ रहा था कि सरकार के लिए 
उतनी शालराएँ खोलना कठिन हो रहा था। लेकिन आज देश भर में इस 
तालीम के लिए न उतनी श्रद्धा है ओर न उमंग ही; बल्कि एक प्रकार से 
विरोधी मनोद्त्ति तक कहीं-कहीं उत्पन्न हो रही है| बिहार-सरकार की ओर से 
नयी तालीम का काम शायद सबसे अधिक श्रद्धा, आदर तथा ईमानदारी के 
साथ हुआ है; फिर भी बिहार की जनता में नयी तालीम के प्रति विशेष अरुचि 
ही दिखायी दे रही है। 

जिस समय देश में राष्ट्रपति तथा प्रधान मनन्‍्त्री से लेकर समस्त चिन्तनशीऊक 
व्यक्ति पुरानी तालीम की निःसारता के कारण चिन्तित हैं ओर उसे बदलूकर 
इस दिशा में आमूल परिवर्तन चाहते हैं, ठीक उसी समय नयी तालीम के प्रति 
लोगों की अरुचि हम सेवकों के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। ऐसे 
समय हमें बुनियादी शिक्षा के बारे में आमूलाग्र विचार करना होगा कि आखिर 
क्या कारण है कि यद्यपि छोग नयी शिक्षा की खोज में तो हैं, फिर भी हमारे 
उसी काम के प्रति जनता का आकर्षण नहीं है । 


शिक्षा का इतिहास 
जब हम गहराई से विचार करने लगते हैं, तब स्पष्टटः तालीम'के दो पहल 


९छ नयी तालीम 


हमारे सामने आते हैं। एक, इसका सामाजिक उद्देश्य और दूसरा, शिक्षण- 
कला | वस्तुतः देश और दुनिया के शिक्षण-शार्त्रियों ने बुनियादी ताढीम की 
जो तारीफ की है, वह इसके श्षिक्षणफ-का के पहल को देखकर ही । इसे समझने 
के लिए हमें शिक्षा-पद्धति के इतिहास पर भी थोड़ा गोर करना चाहिए, | पुराने 
जमाने में तालीम का तरीका था, विविध शास्त्रों को कण्ठस्थ करना | हमारे देश 
में पुरानी मान्यता “आवृत्ति: सर्व-शास्राणां बोधादपि गरीयसी --सब शास्त्रों 
की आवृत्ति समझने से भी अच्छी है--की थी। फिर लोगों ने देखा कि इस 
तरीके से तालीम पाने पर छोग पण्डित तो हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य का बौद्धिक 
विकास ठीक-ठीक नहीं हो पाता । .इसलिए फिर पढ़ाने का तरीका निकत्य । 
उससे कुछ छाभ हुआ और कुछ दिन यह तरीका चल्य | लेकिन मानव प्रगति- 
शील है | उसे इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ । उसने सोचा कि कैवल किताब 
पढ़ने से ही बुद्धि का विकास पर्याप्त नहीं हो पाता है। फल्तः शिक्षण-कल्य में 
वास्तविकता ( प्रत्यक्ष-दर्शन ) के माध्यम से ज्ञान-प्राप्ति की कल्पना की गयी 
और अधिक-से-अधिक प्रगति वास्तविकता की ओर बढ़ने की रही | चित्रों के 
माध्यम से सिखाने का आरम्भ हुआ, फिर छोग प्रतिमूत्ति पर आये। आगे 
चककर किस्म-किस्म के “प्रोजेक्ट” का आविष्कार हुआ | आखिर में कम की 
मार्पत शिक्षण की बात भी सोची. गयी । द 


यह सब होता रहा | छोग चाहे जितनी वास्तविकता की बात करते रहे हों, 
पर व्यवहार में वे वास्तविक जीवन की. नकल की ही बात सोचते थे । कर्म द्वारा 
शिक्षा प्राप्त करने की पद्धति में भी वास्तविक जीवन-संघर्ष के माध्यम की कल्पना 
नहीं हो सकी थी । गांधीजी ने मानव-समाज को इसी वास्तविकता की माध्यम- 
प्राप्ति में एक सम्पूर्ण वैज्ञानिक तथा वास्तविक दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि 
अगर वास्तविकता चाहिए, तो वह नकली नहीं, असली होनी चाहिए । यही 
कारण है कि जब सोलह वर्ष पहले गांधीजी ने दुनिया को बुनियादी शिक्षा का 
सन्देश सुनाया, तब संसार भर के शिक्षा-शास्री उसके प्रति आकर्षित हुए ओर 
उन्होंने उसका स्वागत किया | 


नयी तालीम ९५ 


शिक्षा का मूल उद्देश्य 


लेकिन शिक्षण-कला ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता; वह तो एक तरीका 
मात्र है। शिक्षा का असली मकसद तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति ही है। 
शिक्षा द्वारा मनुष्य ऐसा व्यक्ति पैदा करना चाहता है, जो समाज का सही 
नागरिक बन सके | यही कारण है कि युग-युग में सामाजिक ढॉँचों के अनुसार 
ही शिक्षा की कल्पना की गयी है। प्राचीन भारत में वर्णाअम के आधार पर 
समाज-व्यवस्था' चलानी थी, तो उस समय की शिक्षा-पद्धति भी उसीके अनुसार 
बनायी गयी | जब अगरेज भारत में आये, तब उनका सामाजिक उद्देश्य दूसरा 
था | वे इस देश को एक उपनिवेश बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने देश की 
शिक्षा-पद्धति उसी किस्म की बनायी | ला्ड मेकाले साहब ने यह स्पष्ट रूप से 
कह दिया था कि इस शिक्षा के नतीजे से इस देश के छोगों की शकल- 
सूरत तो भारतीय ही रहेगी, लेकिन उनकी भावना, रुचि तथा विचारधारा 
यूरोपीय हो जायगी | आज अंगरेजों के चले जाने के बाद भी, जब हम शिक्षित 
भारत की ओर नजर डालते हैं, तो छार्ड मेकाले साहब के इस उद्देश्य की 
सार्थकता स्पष्ट रूप से ग्रतीत होती है। 


क्रिया की प्रतिक्रिया 


गांधीजी ने भी समाज-रचना की एक नयी कब्पना की थी । वे संसार में 
एक अहिंसक समाज बनाना चाहते थे। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह 
आवश्यक था कि समाज की जिन संस्थाओं के कारण मानव-हृदय में निरन्तर 
हिंसा का उद्धव हुआ करता है, उनका तिरोधान हो। यह बात तो स्पष्ट है कि 
जब तक समाज में शासन और शोषण का अस्तित्व रहेगा, तब तक दुनिया हिंसा 
से मुक्त नहीं हो सकती | शासन की शक्ति दण्ड-शक्ति है। उसे मनुष्य द्वारा चाहे 
जितनी मान्यता प्राप्त हुई हो, है वह हिंसा-शक्ति ही । जिस हृद तक भनुष्य के 
अन्तस पर उसका संचालन चलता है, उस हद तक मानव-हृदय पर उसकी प्रति 
क्रिया होती रहती है। हिंसा की प्रतिक्रिया प्रति-हिंसा है। अतः शोार्सन के 


९६ नयी तालीम 


अस्तित्व के कारण, अदृश्य रूप में ही सही, मनुष्य के अन्दर निरन्तर हिंसा- 
प्रतिहिंसा का धात-प्रतिघात चढ्ता रहता है। फल्स्वरूप मानव-संस्कार में हिंसा 
बद्धमूल हो जाती है। फिर यह देखा जाता है कि बुद्धि और संस्कार में प्रायः 
संस्कार की ही जीत होती है। अतः बुद्धि द्वारा मनुष्य चाहे जितनी हिंसा-मुक्ति 
चाहता रहे, अगर संस्कारों में हिंसा भरी रहेगी, तो संस्कार बुद्धि पर विजय पाते 
रहेंगे ओर आज दुनिया में शांति की खोज में युद्ध की जो तैयारी चल रही 
है, वह अनंत काल तक चलती ही रहेगी । 

शोषण के फलस्वरूप मनुष्य के अन्दर किस प्रकार निरन्तर हिंसा का घात- 
प्रतिघात चल्ता रहता है, यह आज की दुनिया में इतना स्पष्ट रूप से प्रकट 
है कि उसके लिए अछ्ग से विवेचन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समाज 
की किस परिस्थिति के कारण शोषण चल रहा है, उस पर विचार करना आव- 
इ्यक है | दुनिया में जो उत्कद वर्ग-वेषमता चल रही है, वही शोषण का 
मुख्य कारण है। यही कारण है कि आज का जमाना पुकार-पुकारकर श्रेणीहीन 
समाज की माँग कर रहा है। देश में जितनी पार्टियाँ हैं, उनमें और बातों के 
लिए. चाहे जितने मतभेद हों, पर वे सब एक स्वर से श्रेणीहीन समाज की 
स्थापना के उद्देश्य को जनता के सामने रखती रहती हैं । 


शोषण व शासन का गठबन्धन 


अतएव अहिंसक समाज में अहिंसा की प्राप्ति के छिए एक शासन-मुक्त 
तथा श्रेणीहीन समाज कायम करने की आवश्यक्रता है। अब प्रश्न यह है कि 
यह सब हो केसे ! ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया में शासन की 
आवश्यकता रह जाय और तब भी संसार शासन-मुक्त हो जाय | दुनिया में 
आज शासन का दायरा दिन-प्रतिदिन जो बढ़ता ही जा रहा है, इसका स्पष्ट 
कारण यह है कि मनुष्य शासन की आवश्यकताओं की नयी-नयी सृष्टि करता 
जा रहा है। आखिर इंसान को किस बात की जरूरत पड़ती है ! अगर इसकी 
सूची का गहराई से विश्लेषण किया जाय, तो मालूम होगा कि उसके लिए मुख्य 
आवश्यकता जिन्दा रहने के साधनों की है अर्थात्‌ आर्थिक आवश्यकता ही 


नयी तालीम ९७ 


मनुष्य की प्रधान आवश्यकता है। यही कारण है कि मानव-समाज का सामा- 
जिक तथा राजनीतिक ढाँचा आर्थिक ढाँचे पर निर्मर रहता है। आज शासन, 
जो क्रमंशः सर्वाधिकारी होता जा रहा है, उसका खास कारण यह है कि मनुष्य 
ने अपनी आर्थिक जिन्दगी को पूँजी के कब्जे में डालकर अपने को ही शासन 
द्वारा गिरपतार करा लिया है। एूँजी जैसे-जैसे केन्द्रित होती जाती है, वैसे-वैसे 
उसपर राज्य का कब्जा बढ़ाना ही पड़ता है | 

अतः हमें यदि अहिंसक समाज की स्थापना के लिए सामाजिक तथा 
राजनीतिक क्रांति द्वारा शासन-मुक्त तथा श्रेणीहीन समाज कायम करना 
है, तो उसकी झुरुआत होगी, एक आर्थिक क्रान्ति करके मनुष्य की जिन्दगी को 
एूँली-निरपेक्ष बनाने से | सोभाग्य से विनोबाजी ने भूमिदान-यज्ञ आंदोलन द्वारा 
हमारे सामने इसका एक महान्‌ और सक्रिय अवसर उपस्थित किया है | 
आज सबको इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा | 

पूछा जा सकता है कि नयी तालीम के साथ आर्थिक क्रांति का क्या संपर्क 
है! आज बहुत से लोग शायद ऐसा ही सोचते हैं | लेकिन नयी तालछीम का 
उद्देश्य नव-समाज-निर्माण है। पुराना समाज ज्यों का त्यों बना रहे और 
उसके ऊपर एक नया समाज कायम हो, यह हो नहीं सकता । यही कारण है 
कि मेने पहले क्रांति की ही बात की | क्‍या यह संभव हो सकता है कि मनुष्य 
आज जैसा है वेसा ही, यानी प्रतियोगिता-युक्त, स्थिर-स्वार्थ-प्रवृत्त तथा हिंसा 
को माननेवाल्य रह जाय ओर समाज शासन-समुक्त भी हो जाय ! गांधीजी की 
शासन-हीन या राज्य-हीन समाज की कब्पना कोई नयी बात नहीं है। यूरोप में 
इसकी चेश पहले भी हुई थी। लेकिन उन्होंने मानव-निर्माण की परिकल्पना 
के बिना ही राज्य को समाप्त करने की बात सोची थी। फलूतः उस दिशा 
में चेष्ठ के नतीजे अव्यवस्था तथा उच्छ्ूलता के रूप से निकले और आज 
अराजकता शब्द का मतलब ही उच्छ्ललता माना जाने छूगा है । 


नवमानवरूपी शिव 


अतः जहाँ हमको एक प्रचंड जनक्रांति द्वारा मौजूदा राजनीतिक अध्नर्थिक 
हर. 


९८ नयी तालीम 


तथा सामाजिक ढाँचे में आमूल परिवर्तन करना है, वहाँ उस बदले हुए दाँचे 
को चलाने के लिए नये मानव का भी निर्माण करना होगा। जनक्रांति के 
गंगावतरण के साथ-साथ उसे धारण करने के लिए अगर नवमानवरूपी शिव 
की प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो क्रांति का अवतरण तो होगा, लेकिन प्रतिक्रांति 
के पाताल में उसका तिरोधान हो जायगा | गांधीजी की सूक्ष्म दृष्टि ने इस 
तथ्य को समझ लिया था। यही कारण है कि उन्होंने क्रांति के साथ-साथ नयी 
तालीम का संदेश सुनाया | 

अतः स्पष्ट है कि नयी तालीम कोई स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं है ओर न यह 
केवल शिक्षण-कला है। वह तो नयी क्रांति का वाहन है। देव-वाहन अपने 
देवता को पीठ पर रखकर ही समाज के आदर के साथ आगे बढ़ सकता है । 
शिव के वाहन के रूप में नन्‍दी को पूजा मिल जाती है, लेकिन वही नन्‍्दी शिव 
के बिना सॉड़ के रूप में लोगों के खेतों में भटकता है ओर जनता द्वारा उसे 
निरंतर दुत्कार मिलती है। वह उल्लू , जो हेय माना जाता है, लक्ष्मी के वाहन 
के रूप में देव-मन्दिर में स्थान प्राप्त करके पूजा पा छेता है। अतः आज अगर 
समाज में नयी तालीम का आदर क्षीण हो रहा है, तो इसका स्पष्ट कारण यही है 
कि वह देवता को पीठ पर लिये बिना ही चलने की चेष्ट में है । 

अतएव वास्तव में अगर नयी तालीम की सेवा करनी है, तो हमें एक बार 
गहराई से आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम कहाँ हैं ? क्‍या हमारी नयी 
तालीम आज की युग-क्रांति के वाहन के रूप में चल रही है ! क्‍या हमारे 
कार्यक्रम के सहज नतीजे से क्रांति प्रज्बल्ित हो रही है ! 


मूल्य बदले 


भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य-सरकार्रों ने नयी ताछीम को मान्यता 
दी है। वे उसे चला भी रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पीछे जो जीवन-दर्शन 
ओर समाज-क्रान्ति छिपी हुईं है, उसे वे नहीं मानती हैं। जब तक नयी तालीम 
कह झ्परिग्रही दर्शन, विकैन्द्रित स्वावलम्बी अर्थनीति तथा श्रेणीहीन समाज- 
व्यंचस्था मान्य नहीं की जाती, तब तक नयी तालीम का संगठन तथा संचालन 


नयी तालीम ९९, 


विडम्बना मात्र है। तब तक इस तालीम के प्रति किसी का आकर्षण नहीं हो 
सकता | वस्तुतः मौजूदा नीति को कायम रखते हुए सरकार द्वारा नयी तालीम 
के प्रसार को चेश राष्ट्रशक्ति तथा सम्पत्ति का अपव्यय मात्र है। एक तरफ तो 
हमारी मान्यता यह रही कि राष्ट्र कै नेता, प्रतिनिधि, राजदूत आदि छोग शान 
और शोकत से नहीं रहेंगे, तो मुल्क की शान में धक्का छय जायगा और दूसरी 
ओर हम अपने बच्चों को सादगी और स्वावलूम्बीशीक जीवन की चाहे जितनी 
महिमा सुनाते रहें, तो भी उसके ग्रति किसी भी बच्चे के दिल में आदर पैदा न 
होगा | आखिर प्रतिष्ठा की आकांक्षा सबको है। हमारी प्रतिष्ठा की मान्यताएँ जैसी 
होंगी, देश की आबाल-बृद्ध जनता की तृष्णा तथा आकांक्षा भी वैसी ही होगी | 
जब देश के नेतृत्व ने ढँँगोटी की प्रतिष्ठा को मान्य किया था, तब बड़े-बड़े 
राजाओं की तृष्णा भी उसीकी प्राप्ति में थी। तो सोचना यही है कि आज 
बुनियादी शिक्षा द्वारा जिस जीवन-दर्शन का प्रचार हम करना चाहते हैं, उसके 
प्रति जनता का आकर्षण केसे होगा ! 


मुकाम अलग, राह अलग 

बुनियादी ताढीम का एक मुख्य माध्यम दस्तकारी है। लेकिन देश की 
अर्थनीति का आधार दस्तकारी न होकर कैन्द्रित उद्योग है। ऐसी हालत में 
हम देश के बच्चों को चौदह-पन्द्रह साल तक दस्तकारी का अभ्यास किस उद्देश्य 
से कराना चाहते हैं ! अर्थनीति का केन्द्रीकरण करके दस्तकारी के माध्यम 
वाली शिक्षा-नीति नहीं चल सकती, चलाना अनुचित भी है। ऐसा करने 
का सतल्ब यह होता है कि हम अपने बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि 
“देखो बेटा, खूब दि छगाकर दस्तकारी का अभ्यास करो। लेकिन एक बात 
समझ लेना कि चोदह-पन्द्रह सा तक लगातार एकाग्रता से अभ्यास करने के 
बाद जिस हुनर की प्राप्ति होगी, उसका समाज में कोई स्थान नहीं ।” इस 
अत्यन्त निष्ठुर आश्वासन पर किस बच्चे को बुनियादी शाल् में तालीम पाने 
की दिलचस्पी होगी और कौन अमिभावक अपने बच्चे को ऐसी शाल्लू में 
भेजना चाहेगा ! जब शिक्षक भी समझता है कि ऐसी बेकार वस्तु, की, प्राप्ति 


|. १०० नयी तालीम 


में हम अपने दिछ, दिमाग और जिस्म का व्यय क्यों करें, तो आप समझ 
सकते हैं कि आज देश भर में नयी तालीम के प्रति उपेक्षा क्‍यों पैदा हो रही है ! 


कुछ लोग यह कह सकते हैं कि हमें इस क्रांति से विशेष दिव्व्वस्पी नहीं 
है, हम तो शिक्षण-कला की दृष्टि से ही इसे मानते हैं | शायद कुछ शिक्षा-शास््री 
ऐसा मानते भी हैं। परन्तु शिक्षणकृला की दृष्टि से आप आखिर इसलिए न 
अपनाते हैं कि वास्तविकता के माध्यम के मामले में यह पद्धति पूर्ण है! लेकिन 
हुआ यह कि वास्तविकता की खोज में हमने उस वास्तविकता को ही खो दिया 
है | जब माध्यम के रूप में दस्तकारी को अपनाते हैं, तब यह भूल जाते हैं कि 
दस्तकारी द्वारा उत्पादन-पद्धति आज एक अवास्तविक पद्धति है, क्योंकि राष्ट्र 
की ओर से आज इसकी मान्यता नहीं है | 

अतएवं क्रान्ति के बिना ही आज के वास्तविक जीवन के माध्यम से अगर 
शिक्षा-पद्धति खलानी है, तो चरखा छोड़कर मिल-उद्योगशाल्मओं को अपनाना 
होगा । ऐसा करने में एक दूसरी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा | मिल- 
उद्योग की प्रक्रियाओं में विभिन्नताएँ नहीं हैं। उसमें काम करनेवाले एक ही 
प्रक्रि को आजीवन यन्त्रवत्‌ चलते रहते हैं। उसमें न सृष्टि का आनन्द है ओर 
न कार्यक्रम की विचित्रता | इस कारण. अगर शिक्षा का मतलब कैबछ जड़वत्‌ 
जानकारी प्राप्त करना है, तो भी इस प्रक्रिया से वह सध नहीं सकेगी | इस 
प्रकार आज हम एक विकट परिस्थिति के बीच खड़े हैं। दस्तकारी के लिए 
दिलचस्पी नहीं ओर मिलकारी में शिक्षण का अवसर नहीं | फलस्वरूप आपकी 
सम्पूर्ण चेश निष्फल हो रही है ओर सामान्य शिक्षणकलछा की दृष्टि से भी इसको 
यश नहीं मिल रहा है | 


आत्मनिरीक्षण की बेला 


अब गेर-सरकारी प्रयत्नों की बात लीजिए | अगर हम गहराई से अध्ययन 
करें, तो यह बात भी स्पष्ट हो जायगी कि हम जो रचनात्मक कार्यकर्ता गैरसर- 
कारी तौर पर काम कर रहे हैं, वह काम भी जनता को आक्ृष्ट नहीं कर पा रहा 


नयी तालीम १०१ 


है | इसका भी यही कारण है कि इसे हम यन्त्रवत्‌ स्वतन्त्र कार्यक्रम के रूप में 
चलाना चाहते हैं। हम भी क्रान्ति-देवी को पीठ पर लेकर चल नहीं रहे हैं | 
हम गम्मीरतापूर्वक इस बात का विचार नहीं करते हैं कि नयी तालीम के जरिये 
हमें शोषण-हीन अर्थात्‌ श्रेणीहीन समाज की स्थापना करनी है। यदि समाज में 
कुछ छोग उपदेश देकर खायें, कुछ व्यवस्था चलाकर गुजारा करें, कुछ छोग 
केवल माल वितरण करते रहें ओर कुछ के जिम्मे शरीसश्रम के द्वारा उद्मादन 
करना मात्र हीं रहे, तो क्या समाज श्रेणीहीन हो जायगा ? आप श्रम-विभाजन 
की बात करेंगे | क्‍या वास्तविक श्रेणीहीन समाज का स्वरूप यही रहेगा कि 
कुछ लोग कैवल शरीरअ्रम करें और कुछ छोग दिमागीश्रम करें १ क्‍या प्रकृति 
ने मनुष्य को इसी तरह से विभाजित किया है? उसने तो प्रत्येक व्यक्ति को 
मस्तिष्क और शरीर, दोनों दिये हैं, ताकि वह दोनों का पूर्ण विकास करे और 
अपनी संयुक्त शक्ति ढगाकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समाज की 
सेवा करे | मनुष्य ने प्रकृति के इस नियम का उल्लंघन किया | उसने अपने को 
दो हिस्सों में बाँठ दिया | एक को हेड्स कहा और दूसरे को हैंडस्‌। विनोबाजी 
कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य राहु और कैठ के रूप में दो ठुकड़ों में विभक्त हो 
गया | सानव-समाज का सनातन अनुभव यह है कि प्रकृति के नियम का 
उल्लंघन करने पर वह चुप नहीं बैठती, वह उसका प्रतिशोध लेती है। अतएव 
आज समाज में जो उत्कट वर्गविषमता की सृष्टि हुई है, उसीके कारण प्रकृति' 
अपना प्रतिशोध ले रही है ओर मानव-समाज त्राहिमाम कर रहा है | 


कार्य-विभाजन ओर क्षमता 


प्रायः छोग कहते हैं कि अगर हरणएक आदमी शरीरश्रम और बौद्धिकश्रम, 
दोनों करेगा, तो समाज में योग्यता तथा कर्मकुशलूता का हास होगा और 
दुनिया उन्नति नहीं कर सकेगी | पर ऐसा कहकर वे क्षमता की वेदी पर समता 
का बलिदान करना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे ही विज्ञान 
के नाम से जन्म के आधार पर प्राचीन वर्ण-व्यवस्था का भी विरोध करते हैं [ 


१०२ नयी तालीम 


आखिर यदि क्षमता ही इष्ट है, तो समाज की क्षमता-बुद्धि के लिए पैतृक गुणों 
का राम लेना क्या अधिक वैज्ञानिक नहीं है? लेकिन में आपसे कहना चाहता हूँ 
कि उनकी यह धारणा भी अ्रान्ति-पूर्ण है। मनुष्य की समग्र इन्द्रियों के पूर्ण और 
सन्तुलित विकास से ही क्षमता की प्राप्ति सम्मव है। एकांगी विकास से क्षमता 
के उद्देश्य की भी सिद्धि नहीं होती है। आखिर प्रकृति ने मनुष्य के अन्दर कुछ 
इन्द्रियोँ की सृष्टि की है, तो उसका भी कोई तात्पर्य तो होगा ही ! क्या उसे 
दबाकर समाज की क्षमता बढ़ायी जा सकती है ? वस्तुतः आज मनुष्य-शक्ति 
गल्‍ूत वर्गीकरण कै कारण एक-दूसरे को काटने में ही छुगी हुईं है। फलस्वरूप 
सारी सृष्टि तीत्र गति से ध्वंस की ओर अग्रसर हो रही है। अतएव, अगर 
अहिंसक समाज के उद्देश्य से श्रणीहीन समाज इष्ट है, तो वह पूर्ण विकसित, 
वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक उत्पादकों के एकवर्गीय समाज के रूप में ही 
हो सकेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शरीरश्रम के द्वारा समाज की सेवा करता 
रहेगा | इस सेवा से कोई आर्थिक छाम यानी इसके बदले में किसी प्रकार के 
उपभोग की सामग्री नहीं मिल सकेगी। फिर ऐसी सेवा पारस्परिक होने के 
कारण सामाजिक स्वार्थ-सिद्धि तथा आत्मसन्तोष ही उसका पुरस्कार होगा । 


आत्पमसमपंण की घड़ी 


उपर्युक्त सिद्धान्त के आधार पर नयी तालीम के कार्यकर्ताओं के - लिए 
आज आत्म-परीक्षण की घड़ी उपस्थित हुई है। उन्हें श्रेणीहीन समाज की 
भूमिका में अपने को तौलना होगा। वर्ग-विषमता के निराकरण के लिए दो 
रास्तों में से हमें एक को तो चुनना ही है: वर्ग-परिवर्तन की अहिंसात्मक 
क्रान्ति या श्रेणी-संघर्ष की हिंसात्मक प्रक्रिया | जाहिर है कि हमारा रास्ता वर्ग- 
परिवर्तन का है। तो हमें अपने को जॉचकर देखना होगा कि हम प्रति वर्ष 
किस गति से उत्पादक श्रमिक बनने की ओर बढ़ रहे हैं| क्रान्ति का पुरोहित 
ऋतन्‍्तिकारी ही होगा न ? अगर हम अपने जीवन में क्रान्ति किये बिना ही 
समाज में क्रान्ति करने की बात सोचते हैं, तो निस्सन्देह हमारी चेश निष्फल 
होगी । यदि हमारी आशिक क्रान्ति केन्द्रित उद्योगों को समास्त कर विकेन्द्रित 


नयी तालीम श्क्दे 


स्वावलूम्बी उद्योगों की स्थापना करने की है, तो आग्रह-पूर्वक केन्द्रित उद्योगों के 
बहिष्कार द्वारा हम आम-उद्योगों का संरक्षण यदि नहीं करते हैं, तो हम 
आन्तिकारी कैसे हो सकेंगे ? श्रेणीसमता का पौरोहित्य करते हुए. अगर हम 
प्रतिदिन मजदूरों की सेवा छोड़ते न चलें तथा शरीरश्रम के द्वारा गुजारा करने 
की ओर बढ़ते न चलें, तो हम वास्तविक क्रान्तिकारी न होकर क्रान्ति के नाटक 
के अभिनेता बनकर ही रह जायेँगे ओर चाहे जितना पुकार-पुकारकर क्रान्ति 
का सन्देश सुनाते रहें, दुनिया उसे नहीं मानेगी | 

अतएव, अगर नयी तालीम को चलाना है, तो हमें वास्तविक क्रान्तिकारी 
बनना है। आज तो हम ढोगों ने कुछ त्याग-मात्र किये हैं, अर्थात्‌ कुछ अच्छे 
काम के लिए. थोड़ा आराम भर छोड़ने के तैयार हुए हैं। बस्त॒तः क्रान्ति और 
त्याग एक ही चीज नहीं है। जीवन का तरीका पूर्ववत्‌ रखते हुए रहन-सहन 
के स्तर में थोड़ी कमी करने से हम त्यागी हो सकते हैं। लेकिन क्रान्ति तो जीवन 
का तर्ज बदलने से ही हो सकेगी | यह हो सकता है कि एक बाबू से एक 
मजदूर का जीवन-स्तर ऊँचा हो । छेकिन जीवन का स्तर नीचा होने पर भी 
अनुत्यादक उपभोक्ता के नाते वह बाबृ शोषक-वर्ग का ही रहेगा, जब क्रि 
शरीरअ्रम से उद्मादन करने के कारण ऊँचे जीवन के बावजूद वह मजदूर 
उत्पादक वर्ग का ही रहेगा । अतः नयी तालीम के सेवकों को निरन्तर अपने “ 
को कसौटी पर जाँचते रहना होगा कि उनकी गति किस ओर है। 

शासन-म्ुक्‍्त समाज के लिए 

नयी तालीम के कार्यक्रम में हम एक और महत्त्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं 
देते हैं | वह है, शिक्षा के माध्यम के रूप में सामाजिक वातावरण का इस्तेमाल । 
बुनियादी शालाओं में कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान मनाकर या साभाजिक त्यौहार- 
उत्सव आदि में शामिल होकर ही हम सन्तोष कर छेते हैं। लेकिन इतने मात्र 
से ही हमारा काम नहीं चलेगा । जिस प्रकार मन्नुष्य की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए सारी औद्योगिक प्रक्रियाएँ हमारी शिक्षा की 
माध्यम है, उसी प्रकार समाज-व्यवस्था के सारे कार्यक्रमों को भी 
शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा शेशसिन- 


१०४ | नयी तालीम 


हीन समाज टिक नहीं सकता | आखिर राज्य-निरपेक्ष-समाज का मतलब 
यह तो नहीं है कि समाज में कोई व्यस्था ही न रहे ! व्यवस्था तो रहेगी और 
दाम भी माकूल रहेगा । सवाल यह है कि वह केसे और किसके द्वारा 
॥! 
हे न की प्रकृति में संस्कृति और विकृृति, दोनों का अंश है। आप उसको 
ववाहे जितनी सांस्कृतिक शिक्षा तथा दीक्षा देकर छोड़ दें, धीरे-धीरे विक्ृति 
उसके जीवन में घर करती जायगी । जैसे-जैसे समाज में विकृृति का प्रकोप 
होगा, वैसे-वैसे संचालन, नियत्रण तथा शासन की आवश्यकता बढ़ती जायगी । 
अतएवं समाज-जीवन के अंग-प्रत्यंग के साथ संस्कृति तथा शिक्षा का कार्य- 
क्रम जुड़ रहना आवश्यक है। आप जिस घर. में रहते हैं, उसमें धूछ जमने 
पर झाड़ू देकर उसे साफ करते हैं। अगर घर को एक बार अच्छी तरह से 


_ साफ करके छोड़ दें, तो कुछ दिनों में वह इतना गंदा हो जायगा कि वह 


जा 


रहने छायक भी नहीं रहेगा । इसीलिए आप अपने घरों को प्रतिदिन साफ 
करते हैं| उसी प्रकर अगर शिक्षा का कार्यक्रम अछूग से चत्मकर, मनुष्य को 
एक बार अच्छी तरह से शिक्षित बनाकर समाज में छोड़ दिया जाय, तो 
उसमें धीरे-धीरे विक्ृति का प्रवेश होता रहेगा | इसलिए मनुष्य-समाज के 
जितने कार्यक्रम है, सबको शिक्षा के माध्यम में परिणत करना होगा। यही 
48 है कि गांधीजी ने कहा था कि नयी तालीम का क्षेत्र जन्म से झरूत्यु 
तक है । ीि: 
मनुष्य-समाज का सारा कार्यक्रम तीन विभागों में बैठा हुआ है: ( १ ) 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. उत्पादन, ( २.) समाज की व्यवस्था तथा 
(३) प्रकृति कै साधनों की खोज। इसलिए, नयी तालीम के तीनों माध्यम 
यानी उत्पादन की प्रक्रिया तथा सामाजिक ओर प्राकृतिक वातावरण समान 
रूप से आवश्यक है। अतः इसके अभ्यासक्रम में तीनों का महत्त्वपूर्ण समावेश 


होना चाहिए । हे हे 
विक्रेन्द्रित स्वावलम्बी समाज में औद्योगिक प्रक्रियाएँ तीन प्रकार की 


होंगी : ग्रह-उद्योग, ग्राम-उद्योग तथा राष्ट्र-उद्योग । हमारे अभ्यासक्रम में 


लीन ठद्योगों का वर्गीकरण करना होगा | वह कुछ इस प्रकार का हों सकता 


(3 


नयी तालीम १०५ 


है : बुनियादी-वर्ग में ग्रह-उद्योग, उत्तर बुनियादी के लिए आरभोग्योग और 
उत्तम बुनियादी के लिए, राष्ट्र-उद्योग | कृषि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि 
वह तीनौं वर्गों में चछ सकेगा | 
राष्ट्रीोधोग राज्य के नहीं ! 
में जब विभिन्न प्रान्तों में घूमकर बिकेन्द्रित स्वावरम्बी समाज की बात करता 
हूँ, तो प्रायः छोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर कुछ उद्योग तो केन्द्रित रहेंगे 
ही | अगर राज्य का विघ्रटन किया जाय, तो उन्हें कोन चलायेगा ! छोगों के 
मन में ऐसा प्रश्न इसलिए उठता है कि वे नयी तालीम को अच्छी तरह समझ 
नहीं सके हैं। राष्ट्रड््योगों की जिम्मेबारी न किसी पूँजीपति को लेने 
की जरूरत है और न सरकार को । उसकी पूरी जिम्मेवारी नयी 
तालीम की होगी। सर्वोद्य-समाज में टाठानगर, चित्तरंजन, डालरूमिया 
नगर, बनंपुर आदि ओद्योगिक कैन्द्र न रहकर वे विभिन्न विषयों के उत्तम 
बुनियादी तालीम के केन्द्र बन जायँँगे। उस वक्त वहाँ इंजीनियर और मजदूर नहीं 
रहेंगे, बल्कि शिक्षक ओर छात्र रहेंगे । वे ही सब मिलकर उत्मादकश्रम करेंगे 
तथा आपस में उसकी व्यवस्था भी चलायँगे। उसी तरह समाज की सारी व्यवस्था 
नयी तालीम के माध्यम से होगी । जिस तरह उद्योग के क्षेत्र में तीन तरह के 
उद्योगों की परिकल्पना है, उसी तरह समाज-व्यवस्था में भी कुछ स्तर रहेंगे । 
 मोद्धिक स्तर तो ग्राम-राज्य ही होगा, छेकिन कुछ अनिवार्य आवश्यकता पर 
प्रादेशिक तथा राष्ट्रीय व्यवस्था रहेगी । शिक्षा के माध्यम के रूप में सामाजिक 
वातावरण का इस्तेमाल इन्हीं व्यवस्थाओं के कार्यक्रम का होगा। यह केसे 
होगा, उसका कुछ ब्योरा हम समझ लें। 
तालीम का तरीका 
पुरानी तालीम में घर पर याद करने के लिए, कुछ सबक ( 70776 
].2550775 ) दिये जाते हैं। नयी तालीम में भी घर के लिए काम देना होगा | 
बुनियादी वर्ग में आठ दर्जे होते हैं | साछ के बावन' सप्ताह में से अगर चालीस 
ससाह भी काम के मांने जाये, तो आठ सार में तीन सौ बीस सप्ताह होते हैं। 
प्राम-समाज की समस्याओं का समाधान तथा व्यवस्था का काम बुनियादी शाल्न 


१०६ नयी तालीम 


के छात्रों को बताना ही होगा। छोटे दर्जे के बच्चों को हलके-हलके कामों से 
शुरू करके आठवें दर्जे तक काफी जटिक समस्या तथा व्यवस्था का काम दिया 
जा सकता है| जैसे, पहले ग्रेड के बच्चों से यह कहा जा सकता है कि “तक्हारे 
घर में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, आपस के सम्बन्ध केसे हैं, मकान 
कितना बड़ा है, उसके कितने कमरे हैं, आदि सारी जानकारी प्राप्त कर 
बताओ ।” इस प्रकार से दूसरी भी छोटी-छोटी बातें मालूम करके वे आवें, 
ऐसा अभ्यासक्रम बनाना होगा । फिर उसी माध्यम से उनकी विभिन्न विषयों 
की जानकारी बढ़ानी होगी । इसी तरह ऊपर के दर्जे के बच्चों को गाँव की 
आबादी, गाँव में कितनी जमीन है, पैदावार कितनी है, अगर पेदावार कम है 
तो क्यों, इत्यादि बातों की जानकारी हासिल करने का काम दिया जा सकता 
है। वे भूमि समस्याओं का अध्ययन करके शाला में आ सकते हैं। गाँवों के 
आपसी झगड़े आदि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा समाधान का 
काम भी वे कर सकते हैं ओर इसी प्रकार उन्हें दूसरे गाँवों की व्यवस्थाओं 
का भी काम दिया जा सकता है। इस तरह गाँव की समस्या तथा व्यवस्था के 
काम को विभिन्न वर्गों तथा छात्रों की योग्यता के अनुसार तीन सो ससाह के 
लिए. तीन सो बीस अभ्यासक्रम बनाये जा सकते हैं। ग्रामसमाज के पंचायत के 
सदस्य उस समय आम-संचालक न बनकर ग्राम-व्यवस्था सम्बन्धी शिक्षण के 
शिक्षक होंगे । गांवों की जिन समस्याओं का समाधान तथा व्यवस्थाझों के . 
काम बुनियादी दर्जे के बच्चों की शक्ति के बाहर होंगे, उन्हें उत्तर-बुनियादी 
तालीम के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना होगा । गाँव के स्तर से ऊपरवाली 
व्यवस्थाओं में से भी जहाँ तक संभव होगा, उन्हें उत्तर-बुनियादी तथा उत्तम- 
बुनियादी तालीम के माध्यम के रूप में चलाना होगा । 
विज्ञान का अर्थ 


प्रकृति के साधनों की खोज का काम भी तालीम के माध्यम के रूप में 
होगा । बहुत-से शिक्षित छोग कहते हैं कि विकेन्द्रित समाज में विशान की कोई 


हैसियत नहीं रहेगी | मुझे मय है कि उनको विज्ञान का अर्थ नहीं माल्म है । 
क्ज्ार्न /का अर्थ बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं है। विशान का अर्थ है, प्रकृति के 


नयी तालीम १०७ 


नियर्मों की जानकारी । अणु-शक्ति की जानकारी विज्ञान है, औटम बम नहीं ! 
समाज का उदं श्य जिस ओर होगा, विज्ञान का इस्तेमाछ भी उसी दिशा में 
होगा | आज दुनिया का उह श्य राज्य-वादी संचालन तथा एूँजीवादी उत्पादन 
का संगठन है | उसके नतीजों से जो युद्ध-वि्रह अनिवार्य हो जाता है, उसके 
लिए आज विज्ञान ध्वंसकारी शास्त्रों के बनाने में ढगा हुआ है। जब 
समाज का ध्येय “विकेन्द्रित स्वावरछूग्बी व्यवस्था' तथा 'अ्रमवादी उत्पादन का 
संगठन” होगा, तो वही विज्ञान विकैन्द्रित उत्पादन-शक्ति के आविष्कार में 
तथा उसके साधनों की खोज में जुट जायगा | जब विकेन्द्रित उत्मादन-शक्ति 
की आवश्यकता होगी, तो जिस तरह आज सामान्य व्यक्ति द्वारा सूर्य-किरण 
को केन्द्रित करके खाना बनाने के कूकर का आविष्कार किया जाता है, उसी 

तरह बड़े वेशानिकों द्वारा उसी सूर्य-केरण को अधिक कैन्द्रित करके प्रत्येक 

आँगन में विद्युत-शक्ति. का उत्पादन करना क्या असम्भव होगा १ मनुष्य इस 
प्रकार के आविष्कार में छगा रहे, तो क्‍या कहेंगे कि वह विज्ञान को छोड़ रहा 

है ! बल्कि इस दिशा की सिद्धि के लिए. तो अधिक सूक्ष्म वेशानिक चिन्तन की 

आवश्यकता होंगी । 

समाज-जीवन का ताना-बाना 
अतः भनुष्य-समाज के सारे कार्यक्रम यानी उत्पादन-कार्य, समाज-व्यवस्था 
+ तथाप्राकृतिक साधनों की खोज नयी तालीम के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस 
प्रकार समाज के सारे कार्यक्रमों के ताने में शिक्षण तथा संस्कृत के बाने डालकर 


नव-समाज-निर्मांण करना होगा | ऐसा करने में भनुष्य अन्दर निरन्तर पैदा 
होनेवाली विकृृति की सफाई, साथ-साथ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होती रहेगी 
: और शासन की आवश्यकताओं की सम्भावना जाती रहेगी । 
चिन्मय स्वरूप को परख 

सर्वोदय-समाज का अर्थ है, शिक्षामय समाज | नयी तालीम के इस विश्वरूष 
का दर्शन हमें करना होगा । बुनियादी शाल्मरूपी झृष्मय-मूर्ति को पूजा से सिद्धि 
नहीं मिल सकेगी, बल्कि उस मूर्ति के पीछे जो चिन्मय स्वरूप है, उसकी उपा- 
सना करनी होगी | 


यरिशिष्ट--रे 
एक घंटे की पाठशाला 
[ विनोबा जी के साथ कुछ प्रश्नोत्तर ] 


१, प्रइन +--आपने कहा है कि गाँव में प्रतिदिन चलनेवाली एक घंटे 
की पाठशावू पर्यात है। क्या इतने ही समय में बच्चों को पूरा ज्ञान दिया जा 
सकता है ! जिस तरह शारीरिक दृष्टि से गाँव के लोग अधमूखे (५॥067-7९०) 
हैं, क्या उसी तरह एक घंटे की पढ़ाई से वे मानसिक दृष्टि से भी अधमूखे 
नहीं रह जायेंगे ! 

विनोबा +-- नित्य एक घंटे का बोद्धिक वर्ग बच्चों के शिक्षण के लिए 
पर्याप है । शिक्षक खुद गाँव के दूसरे लोगों की तरह अपने उद्योग से अपना 
भरण-पोषण करनेवाला होगा ; अतः बाकी के समय में भी उसका ओर गाँव- 
वालों का जीवित सम्पर्क रहेगा और बच्चे उससे कुछ-न-कुछ सीखते ही रहेंगे | . 
पर इसे छोड़ दें, तब भी एक घंटे का नियमित 'पाठ' बच्चों के लिए, काफी है। 
मैंने तो एक सिद्धांत ही बनाया है कि जितना समय खाने में, याने शरीर को 
भोजन पहुँचाने में लगता है, उतना ही समय शिक्षा के लिए, यानी बुद्धि और 
मन को खुराक पहुँचाने के लिए काफी है | बाकी समय तो खाये हुए को पचाने 
के काम में रूगता है। दिन भर में हम तीन बार खायें, तो भी मोजन करने में 
कुछ मिलाकर हमें डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं रूगता। तो बुद्धि को भोजन देने में 
भी इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। घंटे भर में अच्छी तरह पढ़ाया 
जाय, तो इतने समय में बच्चों को इतना ज्ञान दिया जा सकता है कि जिसे 
काने श ढिए, यानी जिसका मनन और अभ्यास करने के लिए, उन्हें काफी 


नयी तालीम , १०९ 


समय चाहिए | हमें यह समझ लेना चाहिए कि शिक्षा का मतलब जानकारी 
देना नहीं है, जैसा कि अक्सर आजकल माना जाता है। शिक्षा का मतलब तो 
है, बच्चे में ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति पैदा करना। यह हो जाने पर, यानी 
जशान-पिपासा जाग्रत हो जाने पर बाकी का काम सहज है ओर वह रिक्षार्थी स्वयं 
कर लेगा | अतः एक घंटे का समय इस काम के लिए काफी समझना चाहिए । 
फिर हमें यह भी ध्यान में रखना धवाहिए. कि आज-कल जो पाँच घंटे चलने 
वाले स्कूल हैं, वहाँ साल में पाँच महीने तो छुट्टी रहती है ! इसलिए पाँच के 
ढाई घंटे ही मानने चाहिए । फिर, बीच-बीच में छुट्टी हो जाने से बच्चे को 
ग्रहण करने में समय भी ज्यादा रूगता है। हमारी पाठ्शातू' तो नित्य एक 
घंटे चलेगी | उसके शिक्षक भी आज की प्रायमरी पाठ्शाल्यओं के अध्यापकों 
की अपेक्षा ज्यादा योग्यतावाले होंगे। आज की शिक्षा-प्रणाली में तों उल्या 
चलता है | प्रायमरी स्कूलों में, जहाँ अच्छे-से-अच्छे शिक्षक चाहिए, वहाँ कम-से- 
कम योग्यतावाले रखे जाते हैं। अतः कुल मिलाकर हमारा एक घंटे का 
शिक्षण कम नहीं रहेगा | 
२. प्रज्ञ/--आपने जो कहा, वह सामान्य शिक्षण के लिए तो ठीक है; 
पर क्‍या एक घंदे का शिक्षण उच्च शिक्षा' की तैयारी के लिए भी 
काफी होगा 
,._ >विनोबा+--मेंने तो बच्चों को सीधे उपनिषद्‌ ही सिखाया है। इस 
तरह नित्य एक घण्टे के पाठ से ऊँचे-से-झकँचा ज्ञान दिया जा सकता है। पर 
मैंने एक घंटे की पाठशाला की जो कल्पना रखी है, वह तो बुनियादी 
या प्राथमिक शिक्षण के लिए है। उसकी तुलना आज की चार या पॉच 
घंटे की प्रायमरी शिक्षा से ही की जानी चाहिए | हमें देखना यह है. 
कि जितनी तैयारी आज के स्कूल के द्वारा बच्चों की होती है, उतनी 
हमारी एक घंटे की पाठ्शाल्म से होती है या नहीं। इसके अलावा मेंने 
तो कहा ही है कि गाँव-गाँव में यूनिवर्सिटी! होनी चाहिए,। एक घंटे की 
पाठशाला तो सामान्य व्यापक शिक्षण के लिए है । पर गाँवों में इतने 
से ही हमारा संतोष नहीं होगा | अगर हर गाँव में जन्म से रत्यु"भर्यन्ड 


११० नयी तालीम 


लोग रहते हैं और सारे काम होते हैं, तो हर गाँव में पूरे शिक्षण की 
व्यवस्था होनी ही चाहिए । साधारण शिक्षण गाँव में, उससे ऊँचा जिले में, 
उससे ऊँचा बड़े शहर में और उससे ऊँचा आगे ओर कहीं भी; इस 
तरह की योजना ही गलत है। जब जन्म से मृत्यु तक के सारे काम गाँव- 
गाँव में चलते हैं, तो सब प्रकार के शिक्षण के साधन भी वहाँ मोजूद ही 
हैं। इसलिए में कहता हैँ. और मेरा मानना है कि गाँव-गाँव में विश्वविद्यालय 
के जैसी ऊँची शिक्षा का प्रबन्ध हो सकता है ओर वह होना चाहिए। 


३. प्रइनः--आप जैसा कहते हैं, उसके अनुसार ऊँचे से छँचे तत्त्व- 
ज्ञान या समाजशास्त्र के ज्ञान के लिए तो हर गाँव में व्यवस्था हो सकेगी, 
पर जिसे हम विज्ञान कहते हैं, उसका, यानी उच्च टेकनिकल शिक्षण का 
तथा खोज का प्रबन्ध गाँव-गाँव में केसे संभव है? हर गाँव में उसके 
लिए, साधन कहाँ से आयँगे ! 


विनोबाः--जब में कहता हूँ कि हर गाँव में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो 
मेरा मतलब यह नहीं है कि हर गाँव में हर चीज का पूरा शान प्राप्त करने की 
व्यवस्था होगी । आज यूनिवर्सिटियों में भी यह कहाँ संभव है ! हर यूनिवर्सिटी 
में, हर फेंकल्टी', यानी हर विषय के उच्च शिक्षण ओर खोज की व्यवस्था तो 
नहीं होती | दो जगह में अन्य व्यवस्था समान हो, तब भी शिक्षार्थी उसी .. 
जगह जाते हैं, जहाँ उस विषय का गुरु ज्यादा योग्य होता है। इसी तरह 
शाँबों की यूनिवर्सिटी में होगा। सामान्य तौर पर ऊँचे से ऊँचे शिक्षण की 
व्यवस्था, हर जगह रहेगी, पर जहाँ जंगल अधिक हैं, वहीं “जंगल-शास्त्रं या 
बछुकड़ी-शास्त्र” या ओषधि-विज्ञान' की फेंकसल्टी' रहेगी | वह सब जगह नहीं 
हो सकेगी | यह भी समझ लेना चाहिए कि बहुत-सा उच्च ज्ञान भी सब-का-सब 
भौतिक साधनों पर अवलरूम्बित नहीं रहता । उदाहरण के लिए, ज्योतिष- 
शासत्र के ज्ञान के लिए रोज दूरबीन से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
उससे कभी-कभी देख लेना काफी होता है। तो अगर दूरबीन हर गाँव में 
' तहीं ज्त्नी जा सकती, तब भी ज्योतिष-शासत्र का अध्ययन गाँव-गाँव में हो 


नयी तालीम । *रै 


सकता है| दूरबीन कहीं एक केन्द्रीय स्थान पर रखी जा सकती है ओर जरूरत 
पड़ने पर वहाँ जाकर उसका उपयोग किया जा सकता है | 

खोज ( “२०४९०7८!॥ ) के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं : दार्शनिक 
वृत्ति, हाथों से काम करने का अभ्यास और कुशलता तथा भौतिक 
साधन | गाँवों में दार्शनिक बृत्ति निर्माण होने के मार्ग में कोई रुकावट 
नहीं है, यह तो हमने देखा। काम करने की कुशलता के लिए भी वहाँ 
पर्यात अवकाश है ही, क्योंकि वहाँ हर काम छोग स्यय॑ हाथों से करते हैं। 
भोतिक साधन भी अधिकांश वहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि सारी सृष्टि वहाँ 
खुली पड़ी है। जो साधन सब जगह उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, उनकी 
चर्चा भी हमने ऊपर की है | 

इस प्रकार गाँव-गाँव में सम्पूर्ण, यानी ऊँची-से-ऊँची शिक्षा और खोंज 
का अवकाश है ओर हर गाँव में उसका प्रबन्ध होना चाहिए । इसकी 
शुरुआत ओर तैयारी गाँव-गाँव में 'एक घंटे की पाठशाला! से होनी चाहिए । 
आज तो ज्ञान सीमित है। ज्ञन को व्यापक बनाना हो और सबके लिए उसके 
दरवाजे खोलने हों, तो इसी प्रकार यह सम्भव होगा | 


नयी तालीम साहित्य 


पुस्तक का नाम लेखक मूल्य 
रु,आ 
सच्ची शिक्षा गांधीजी (नवजीवन) २-८ 
शिक्षा को समस्या 0... 88 ३-० 
बुनियादी शिक्षा १9 99 ९-८ 
विद्यार्थियों से ढ्र्ढ 37 ड+० 
शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति 95 4-८ 
नयी तालीम धीरेनभाई ०-८ 
शिक्षण-विचार विनोबा (प्रेस में) -++ 
जीवन और शिक्षण विनोबा २-० 
मूल उद्योग : कातना बिनोबा ०-१२ 
प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य शांता बहन और मार्जरी साइक्स ०-१२ 
बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त १-१० 
जीवन-शिक्षा का उद्देय. शांता बहन १-१४ 
कम्पोस्टवाली सण्डास ०--५ 
आठ साल का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम १---८ 
शिक्षकों की ट्रेनिंग का पाउ्यक्रम १--० 
पूर्व बुनियादी शिक्षकों की ट्रेनिंग का पाञ्यक्रम ०-१० 
पूर्व बुनियादी समिति का पाठ्यक्रम का विवरण ०--४ 
बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा १---८ 
पूर्व बुनियादी तालीम शांता बहन १-० 


सुंदरपुर को पाठशाल्व का पहला घंटा जुगतराम भाई दवे (प्रेस में ) 


अखिल भारत स्च-सेवा-संघ-पकादान 


राजघाट, काशी 


४,,, ज्ये मूल्यों को लाना होगा, नये विचार 
के अनुसार वालीम को चलाना होगा । शिक्षक 
झोर विद्यार्थी मिलकर उत्पादन करेंगे, स्वावलंबन 
. का सादा सबमें होगा, श्रम की पतिष्ठा होगी, 
ज्ञानं-विज्ञान की कमी न होगी। खेती ओर 
उद्योगों के साथ जो ज्ञान-विज्ञान चाहिए, वह 
दिया जायगा। इसलिए परिश्रमनिष्ठ, ज्ञान- 
विज्ञान युक्त साम्ययोग का विचार माननेवाली 
तालीम देनी होगी। तब हर लड़का शोधक 
होगा, सेवक होगा, श्रमिक और तच्त्वज्ञानी 
बनेगा। उससे देश में विचार की ओर अन्न की, 
दोनों की समंद्धि होगी। यह काम हमको फौरन 


करना होगा,” 
-+बिनोबा 


आठ आना 


